भारत के महान साधक 


प्रथम खण्ड 


तृतीय प्रकाशन, आश्विन, १९८२ ई० 


प्रमथनाथ भट्टाचार्य 


नव भारत प्रकाशन, दरभंगा 


महान साधक 


ग्रारव के यहान याधक 


प्रथम खंड 


प्रमथनाथ भ्रट्टाचार्य 


नव भारत प्रकाशन 


बृवीय प्रकाशन 
आश्विन-१६८२ 


अनुवादक : स्व० श्री जगन्नाथ मिश्र 
श्री रामनन्दन मिश्र 
श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन' 
प्रो० डा० रमाकान्त पाठक 
प्रो० देवीदत्त पोह्ार 


प्रकाशक : निर्भय राघव मिश्र 
नव भारत प्रकाशन 
लहेरियास राय, 
दरभंगा (बिहार) 


मुद्रक : पूनम प्रिंटिंग प्रेस, लहेरियासराय 


प्रच्छद पट : श्री सुप्रकाश सेन 


मूल्य--पचीस रुपये 


जिनकी. मह॒ती कृपा से 
'आरत कें महान साधक? 
का प्रकाशन संभव 
हो सका 
उन्ही महापुरुष 
श्री काली पद गुहाराय के कर-कमक्ठों में 
प्रकाशक ब्दारा समर्धित 


मूयिका 


श्रीप्रमथनाथ भट्टाचार्थ ( उपनाम--शंक्ररताथ राय ) के 
“'भारतेर साधक' नाम की पुस्तक बंगला में ख्याति-प्राप्त रचना है । 
इसमें ऐसे लोगों को जीवन-चर्या तथा विश्वासों और उपदेशों की 
चर्चा है जो इस देश की आध्यात्मिक रंगभूमि क्रो समय-समय पर 
सुशोभित करते रहे हैं। इनकों ही साधक कहा गया है। कई 
दृष्टियों से इन साधकों में गम्भीर भेद दिखाई पड़ते हैं। न तो सब 
एक ही उपासना-शैली के अनुगामी थे और न उन सब ने किसी एक्र 
दार्शनिक मत का अनुसरण और प्रतिपादन किया है, परन्तु इन भेद- 
भावों के होते हुए भी कुछ ऐसी बात है जो इत सब की जीवनी में 
अन्तर्भ[ त है। किसी ने कहा है-- 

यत्र-तत्र समये यथा योधसि सोस्यभिधया यया तया। 
वीतरागकलुषश्च चेद्भवान्‌ एक ऐव भगवन्‌ नमोउस्तुते । । 

जो लोग, रागढ् प और मायामोह से परे हैं वह चाहे किसो 
नाम से पुकारे जाते हों, किसी देश और काल में शरीरधारी रहे हों, 
किन्‍हीं शब्दों में अपने उपदेशों को कहा करते हों-वे सपान रूप से 
हमारे पूज्य हैं। उन सब साधकगण के विषय में भी यही बात कही 
जा सकती है। संसार को नि:ःसारिता और राग-द्वेष से ऊपर उठने 
की शिक्षा इन सबके जीवन से हमको मिलती है। इसके आगे प्रत्येक 
मनुष्य अपनी बुद्धि के विकास और रुचि के अनुसार अपना मांग 
स्वयं स्थिर कर सकता है। 

आज भौतिकता ने हमको पथश्रष्ट कर दिया है और उसकी 
चकाचौंध में हम अपने को खोते जा रहे हैं। हमें घम और साधना से 
विरक्ति हो गई है। इन बातों की चर्चा हमको पाखंड-सी प्रतीत 


होती है। मुंह से हम अब भी भारतीय संस्क्रति का ढोल पीटते रहतएओं, 
परन्तु हमारे हृदय में जो उसके मूल तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं 
है। हमको ऐसा लगता है कि उपासना और साधना जैगी बात की 
ओर ध्यान देना उन्नति के पथ से हटकर देश को अबः पतन की 
ओर ले जाना है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। भारत के प्रमुख घर्माचार्य 
जहाँ नि:श्रे यस मोक्ष का सन्देश सुनाते हैं वहाँ वे अम्युद य, सांसारिक 
उन्नति के भी उचित मार्ग का निर्देश करते हैं। हाँ, उनके उपदेशों 
में यह विशेषता अवश्य है कि वे अधिकारों की नहीं, कत्तेव्यों को 
चर्चा करते हैं और इस बात को बारंबार कहते हैं कि दूसरों के हिंतों 
का मर्दन करके अपने हित की सिद्धि नहीं हो सकती। प्राणी मात्र 
एक विराट शरीर के अंग हैं और समष्टि के हित में ही व्यष्टि का 
हित है । 

इन बातों को भुलाकर हम स्वतंत्र होने के बाद भी अपने- 
आपको भूल से गये हैं। श्री प्रभथनाथ भट्टाचार्य की पुस्तक अध्या- 
त्म-मार्ग के पथिक कई प्रमुख साधकों के जीवन को हमारे सामने 
लाती हैं। मुझे बंगला का बहुत थोड़ा ज्ञान है। फिर भी जो देख 
सका उससे लगता है कि पुस्तक उपादेय है। इसके अध्ययन से एक 
तो आजकल के शिक्षित व्यक्ति की बहुत सी आन्तियाँ दूर हो सकती 
हैं और दूसरे उसको अपने जीवन को उचित मार्ग पर ले चलने में 
प्रभूत सहायता मिल सकती है। 

श्री रामनन्दन मिश्र ने इस पुस्तक के हिन्दी संस्करण का 

प्रकाशन हाथ में लिया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस उद्देश्य 
की सिद्धि शृल बंगला पुस्तक से होती है उसी लक्ष्य की प्राप्ति इस 
हिन्दी संस्करण से हो सकेगी। पुस्तक संग्रह करने योग्य होनी 
चाहिए और हिन्द में श्रा जाने से यह बंगठ़ा की अपेक्षा अधिक 
संह्या में लोगों के हाथ में पड़ सकेगी। मैं आशा करता हूँ कि 
इसका यथेष्ट प्रचार होगा । 
जयपुर 


सम्पूर्णानन्द 
फरवरी-४, १६६४ ले 


राज्यपाल, राजस्थान 


ग्राक्क्रथन 


भारतीय संस्कृति विभिन्न दिशाओं में समृद्ध होने पर भी 
मूलतः श्राध्यात्मिक भित्ति के ही ऊपर प्रतिष्ठित है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं। यहाँ के आधिभौतिक तथा आधिदेविक सभी प्रकार 
के विद्वानों की पृष्ठ भूमि में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से अध्यात्म दृष्टि 
का प्रभाव परिलक्षित होता है। प्राचीन काल से ही इस देश में 
और सब विभिन्‍न प्रकार के ज्ञानों की अपेज्ना आत्मज्ञानकी ही 
महिमा विशेष रूप से कीतित हुई है और विभिन्न प्रकार के कर्मों में 
आत्मकर्म का स्थान सर्वोच्च माना गया है। इस देश में अध्यात्म- 
साधना की जो धारा प्रचलित है और नाना शाखा-प्रशाक्षाओं में 
बहती हुई जो समग्र देश को संजीवित रख सकी है, उसका क्रमबद्ध 
इतिहास अभीतक लिखा नहीं गया है । इस अलिखित इतिहास के 
पुष्टि-साधन में प्रत्येक साधक के जीवन तथा साधना की इतिवृत्ति 
का एक महत्वपूर्ण स्थान है। 


अध्यात्म साधना का श्रेणी-विभाग साम्प्रदायिक दृष्टि से और 
व्यक्तिगत रुचि तथा रागमूलक वेशिष्ट्य के आघार पर भी हो 
सकता है। दृष्टान्त-रूप में यदि वैष्णव साधना को लें तो श्री-सम्प्र- 
दाय, हंस-सम्प्रदाय, ब्रह्म-सम्प्रदाय तथा रुद्र-सम्प्रदाय के नाम इस- 
प्रसंग में लिये जा सकते हैं। प्रति सम्प्रदाय में भी अवांतर विभाग 
हैं । प्रति अवांतर विभाग में भी व्यक्तिगत भेद हैं । वेष्णव सम्प्रदाय 
के सदृश ही शव और शाक्त-सम्प्रदायों की बात भी समझनी चाहिए। 
वेष्णवादि सम्प्रदाय उपास्य देवतामूलक सम्प्रदायों के दृष्टांत हैं। 
इसी प्रकार उपासना के प्रकारगत भेद से भी सम्प्रदायों का भेद हो 
सकता है, जैसे भक्त-सम्प्रदाय,ज्ञानी-सम्प्रदाय, योग सम्प्रदाय 


( ख) 


इत्यादि । सम्प्रदायों के अतिरिक्त व्यक्तिगत वेचित्रय के आधार पर 
भी साथकों के विभाग हो सकते हैं । 
ये हुए बहिरंग विभाग | इसी प्रकार अतरंग विभाग भी हैं। 
विभागों की संख्या जितनी भी क्‍यों न हो, उनके मूल में सवेत्र रुचि 
बेचित्रय अथवा योग्यतागत भेद विद्यमान रहते हैं। इसलिए बाहर 
की दृष्टि से पथ या मार्ग भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, फिर भी यह 
मानना पड़ेगा कि सभी का लक्ष्य एक है। 
'तृणामेकों गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इबव ।* 
महिम्त स्तोत्रकार ने स्पष्ट ही कहा है कि पथ नाना होने पर 
भी गम्य एक तथा अभिन्न है। 
आपात दृष्टि से प्रतीत हो सकता है कि गम्य भी अलग-अलग 
है। परन्तु अखण्ड चिदानंद रुपा सत्ता एक से अतिरिक्त हो ही नहीं 
सकती । उसकी शक्ति भी एक और अभिन्न है, परन्तु एक होने पर 
भी उसमें अनन्त प्रकार के वेचित्र्य हैं। एक परासंवित्‌रूपा महा- 
शक्ति ही अनन्त शक्तियों के रूप में आत्म प्रकाश कर रही है। परि- 
छिन्न आत्मा या माया प्रमाता की व्यक्तिगत-प्रकृति या स्वभाव के 
अनुरुप एक ही महालक्ष्य तत्‌ तत प्रकृतियों के अनुकूल खंड-खंड लक्ष्य 
के रूप में स्थूलदर्शी व्यक्ति के निकट प्रकाशित होता है जिसके प्रभाव 
से मालूम पड़ता है कि विभिन्न प्रकृतियों के लोग विभिन्न लक्ष्य की 
ओर आकृष्ट होते हैं। किन्तु वास्तव दृष्टि से यदि देखा जाय तो 
अवश्य कहना पड़ेगा कि सभी का लक्ष्य एक ही है। कोई शीघ्र तो 
कोई बिलंब से, एक ही परम स्थान में जाकर विश्राम लाभ करेगा। 
जवतक उस स्थान की प्राप्तिन हो तबतक किसी में शान्ति नहीं 
आयेगी । 
अतएव अनन्त के पथिक, कोई भी क्‍यों न हों, सभी हमारे 
नमस्य हैं-डीसा योगी वैसा ही भक्त और वेसे ही ज्ञानी तथा कर्मी भी । 
परन्तु इनमें भी प्रकार-बेचित्र्य है जैसे, योग वस्तुतः एक 


(ग)े 
होने पर भी नाना प्रकार का दिखलाई देता है। प्राचीन वैदिक तथा 
उपनिषद-युग में विभिन्न प्रकार की योग प्रणालियाँ प्रचलित थी ।वौद्ध 
तथा जन भी आत्म-साघना के लिए एक ही प्रणाली का अनुसरण 
करते थे, ऐसी बात नहीं है । बौद्ध-सम्प्र दाय में भी प्राचीन समय में 
जिस प्रकार की योग शिक्षा का प्रचार था, परवर्ती समय में योगा- 
चारादि सम्प्रदाय में ठीक उसी का अनुसरण होता था ऐसी बात 
नहीं है | बुद्धघोष का 'विशुद्ध मार्ग! तथा अनिरुद्ध स्थविर का अभि- 
घर्मार्थ संग्रह अच्छे ग्रन्थ हैं। इसमें सन्देह नहीं, परन्तु अश्वधोष, 
नागाजुन, वसुबन्धु, असज्भ, शान्तिदेव, परिभद्र, तिलोपा, नरोपा 
प्रभूतियों के उपदेश भी उनसे कम महत्त्व-संपन्न थे ऐसा नही कहा 
जा सकता। जैन सम्प्रदाय में भी तीर्थद्भधुरों के समय से योग की 
विभिन्न धाराओं का पता चलता है। इसी प्रकार मत्स्येन्द्रनाथ तथा 
गोरक्षनाथ की भी योगधाराएँ एक प्रकार की नहीं हैं। चौरासी 
सिद्धों में जिनका परिचय मिल सका है; उनमें भी विभिन्न प्रकार- 
वेचित्य रहे, ऐसा मालूम होता है। पतञ्जलि और व्यास की योगघा रा 
से पाशुपत योगियों की योगधारा भिन्न है । केवल सिद्धांत में ही नहीं 
मार्ग में भी भेद है । उसी प्रकार सिद्धान्त-शैवों, वीर-शैवों तथा अद्वै त 
शैवों में आग्म मुलक ऐक्य होने पर भी साधन धारागत भेद अवश्य 
हैं । सन्‍्तों में भी ऐसा ही है । उसी प्रकार शाक्त सम्प्रदाय के इतिहास 
में भी भेद लक्षित होते हैं। कोौलों में उत्तर कौल तथा पूंकौल की 
दृष्टि से भेद है। इसके सिवा कुलाचार तथा समयाचार के भेद से 
भी शाक्तों में भेद है । उनमें भी कोई क्रमवादी हैं तो महार्थवादी 
और कोई स्पन्दमार्गी । अच्छी तरह से सोचने पर पता चलता हैं 
कि कोई साघक आणव उपाय का अवलूंबन कर प्ाघना करता हे, 
कोई उच्चतर अधिकारी साधक श्ञाक्त उपाय का अवलम्बन करके 
चलते हैं और अत्यन्त सौभाग्यवान्‌ श्रेष्ठ अधिकारी शञाम्भवी उपाय को 
अपना लेते हैं। यहाँ भी रुचि तथा योग्यता के तारतम्य रो मार्गगत 
श्रेद होता है, परन्तु चरम लक्ष्य सवंश एक ही है इसमें सन्देह नहीं। 


( घ ) 

भक्तिमार्ग में भी इसी प्रकार दीख पड़ता है । वस्तुतः याज्च- 
राज तथा भागवत-सम्प्रदाय पृथक्‌ होने पर भी अपृथक्‌ हैं। इसके 
बाद चतु:सम्प्रदाय में भी असंख्य प्रकार के भेद दृष्टिगत होते हैं । 
द्वत, अद्वत तथा द्वताह॑त की दृष्टि के अनुसार भक्ति का भी 
प्रकारगत भेद है। महायोगी ज्ञानेश्वर में अद्वत भक्ति का परिचय 
मिलता है। प्राचीन काल में उत्पलाचायं की शिवस्तोत्रावली में 
भी अद्वैत भक्ति का निरूपण देखने में आता है। परा-भक्ति तथा 
प्रेमलक्षण-भक्ति के भेद से भक्ति में वैचित्रय है। पुष्टि, प्रवाह तथा 
मर्यादा के आघार पर तथा बैधी और रागमार्गी भेदों के फलस्वरुप 
भी व्यक्ति में वेचित्र्य दृष्ट होता है। रागानुगा-भक्ति में विलास तथा 
४ उछवासगत भेद है | बाउल, दरवेश तथा सहजिया सम्प्रदायों में भी 
मार्ग भेद लक्षित होता है। यही बात भारतीय सूफी-सम्प्रदाय के 

विषय में लागू है। 

इसके अनन्तर भक्ति तथा प्रपक्ति में भी तारतम्यमुरूक 
अवान्तर भेद हैं। किसी की उपेक्षा नहीं हो सकती । जो बात योग 
तथा भक्ति के विषय में कही गयी है वही वात ज्ञान तथा कर्म मार्ग 
में भी समान रूप से प्रयुज्य है । परन्तु इतने भेद तथा वैचित्र्य रहने 
पर भी भारतीय साधकों का चरम लक्ष्य सवेत्र एक ही है, इसमें 
किसी प्रकार का संशय नहीं । 

“ भारत के महान्‌ साधक ” नामक ग्रन्थ में इसलिए विभिन्‍न 
मार्ग के साधकों के प्रति समरूप से श्रद्धाज्जलि अपित की गई है, 
और यह देखकर चित्त में बहुत प्रसन्‍नता होती है, क्योंकि साधकों 
के प्रति श्रद्धापंण के विषय में पथ या मार्ग को प्रधान न मानकर 
लक्ष्य ही को प्रधान मानना चाहिए। कारण, बहिरज्भ-जीवन मुख्य 
नहीं है, आन्तर-उपलब्धि ही साघक्र-जीवन का परम सम्पद्‌ है। 

बंग भाषा में लिखित इस अपू ग्रन्थ के ६ खण्ड कुछ दिनों 
से बंगीय पाठक-समाज को आलोड़ित कर रहे हैं। देश की वत्तंमान 


( डः ) 

परिस्थिति में, इस युग-संधि काल में इस प्रकार के ग्रन्थ के प्रति जन 
साधारण की आनन्‍्तरिक श्रद्धा देखकर चित्त में प्रसन्‍नता होती है। 
भरोसा होता है क्रि घर्मो के प्रति, जीवन के चरम आदर्श के प्रति 
हमारा समाज इस दुददिन में भी सम्पूर्ण रूप से श्रद्धा खो नहीं वैठाहै । 

हमारा देश हमेशा सत्य का आदर करता आया है। सत्य 
के अनुसंघान को ही उसने जीवन का महात्रत मान लिया है और 
सत्य ही को भगवान्‌ का परम स्वरूप माना है। सत्य का आत्म- 
प्रकाश विभिन्‍न उपायों से और विभिन्‍न प्रणालियों से हो सकता है, 
यह हमारा देश जानता है। इसीलिए अन्धकारमय जंजाल में भी 
सत्य की कणिका मात्र देखने पर उस पुजीक्ृत जंजाल को हटाकर 
उस कण मात्र सत्य का वरण कर लेते हैं। इस अनुसंघान-व्यापार 
में जातिगत, देशगत, आचरणगत तथा कालगत वैषम्य उसके प्रति- 
बन्धक नहीं बन सकते । इससे प्रतीत होता है कि सत्यानुसन्धान यदि 
क्षद्र भावनाओं से कर्लद्धित न हो तो उसके प्रति सभी की सक्रिय 
सहानुभूति जागे बिना नहीं रह सकती । 

बुद्ध-वंश, गुरु-परम्परा-चरित तथा भक्तमाल प्रभृति बह ग्रन्थों 
में साधकों के अख्यान वर्णित दीख पड़ते हैं। दक्षिण भारत में शैव 
तथा वेष्णव सन्‍्तों के अलौकिक चरित्र-तत्‌ तत्‌ प्रादेशिक भाषाओं 
में रचित होकर प्रचारित हुए थे यह इतिहास में प्रसिद्ध है। विभिन्‍न 
सम्प्रदायों में प्राय: सर्वत्र ही न्‍्यूनाघिक चरित्र-कथाएँ विद्यमान हैं। 
असाम्प्रदायिक रूप में भी कहीं-कहीं सन्‍्तों के चरित्र की वर्णना 
दिखलाई पड़ती है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता ने बहुत दिनों के परिश्रम से इन सब 
चरित्रों का सद्भुलन किया है। इनके मूल उपजीव्य हैं। विभिन्‍न 
भाषाओं में विरचित आकर-पग्रन्थ तथा विभिन्‍न स्थानों में विक्षिप्त 
तद्विषयक ऐतिह्य । सद्धुलनकर्त्ता ने अपने प्रयोजन के अनुसार तथ्य- 


संग्रह किया है और साधारण पाठक के छिए बोधगम्य प्राज्जल 
भाषा में उनका प्रकाशन किया है। 


( कर) 


यह साधक चरितमाला विभिन्‍न खण्डों में प्रकाशित होगी । 
प्रति खण्ड में मृल ग्रन्थ के चुनाव तथा क्रम का अनुसरण नहीं किया 
गया है । प्रथम खण्ड में वत्तमान युग की साधक मण्डली से सात 
व्यक्तियों के वृत्तान्त प्रकाशित हुए हैं; जिसमें दो हैं काशी के-- 
तैलज्भ स्वामी और इयामाच रण लाहिड़ी; एक हैं गोरखपुर के बाबा 
गंभीरनाथ; और एक हैं वंगदेश के वामाक्षोपा । सभी ख्याति-सम्पन्त 
थे और थे साधत-मार्ग के अत्युच्च शिखर पर आरूढ़ | प्राय: सब 
की सिद्धपुरुष के नाम से प्रसिद्धि भी हुई थी। इनमें तैलज्भ स्वामी, 
इयामाचरण लाहिड़ी तथा गमीरनाथ योगी थे। वामाक्षोपा तांत्रिक 
और भक्त थे, शंकराचार्य जी ज्ञानी थे। ये विभाग लौकिक दृष्टि 
केही अनुसार समझने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हिन्दी- 
भाषी भक्त-पाठक-समाज इस महान्‌ ग्रन्थ से समुचित लाभ उठायेगा। 


वाराणसी, महामहोपाध्याय 
१-२०एड छा0 गोपीनाथ कवचिराज 


प्रकाशक्रोय 


'भारत के महान साधक' के मूल लेखक श्री प्रमथनाथ भट्टा- 
चाय्यें लेखक, साधक तथा अन्वेषक तीनों एक साथ थे। इन्होंने 
लगातार १५ वर्षो का बहुमूल्य समय महापुरुषों की जीवनियों के 
संग्रह में लगाया । 

बंगला भाषा में इस ग्रंथ का अपूर्व स्वागत हुआ हैं। यह 
पुस्तक इस काल की एक महान्‌ कृति मानी जाने लगी है। बंगला 
भाषा में इस ग्रंथ के लेखक श्री प्रमथनाथ भट्टाचाय्य अपने उपनाम 
“शंकरनाथ राय' के नाम से विख्यात हैं । 

सारे देश के सब क्षोत्रों के महानुभावों से हमें हर तरह की 
सहायता मिली है। उनकी इस सहायता के बिना इसका प्रकाशन 
कभी संभव नहीं होता । उनका नाम गिनाकर-दो-चार पंवितयों 
में उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते । 
इस अवसर पर इन महानुभावों के प्रति हम अपनी आंतरिक इतज्ञता 
व्यक्त करते हैं । ह 

हिन्दी के विज्ञ, सत्यान्वेषी एवं धर्मानुरागी पाठकों के समक्ष 
यह ग्रंथ उपस्थित है। इसकी महत्ता और उपयोगिता का निर्णय 
उन्हें ही करना है । 


लहेरियासराय जिर्भय राघव मिश्र 
श्€८र 


ढ 4 #<द ०८ व 20 ०७ 


सूची-पत्र 


श्री तैलंग स्वामों 

योगी इ्यामाचरण लाहिड़ी 
श्री भोलानन्द गिरी 
शंकराचार्य 

भक्त दादू 

योगीवर गम्भी रनाथजी 
वामाद्षेपा 


श्री तेलंग स्वासी 


प्रभात वेला। बालारुण की रश्मियाँ अभी फूट ही रही हैं। 
नाथ मंदिर की मंगल-आरती की शंखघंटा-ध्वनि अभी निःशेष 
नहीं हुई है। 'शिव रम्भो शंकर हर' की ध्वनि ७ वाराणसी के पथ- 
घाट मुखरित हो रहे हैं । 

बेणीमावव धरहरा के सन्निकट पंचगंगा-धाट । पत्थर की बनी 
सोपान पंक्तियाँ नीचे तक चली गई हैं। सामने सूर्थ की किरणों से 
दोप्त जाह्नवी अर्धचंद्राकार फैली हुई है। झुड के झुड वुण्यार्थी स्त्री- 
पुरुष स्नान करके घाट से ऊपर आते हैं, एक विशालकाय नग्न संन्‍्यासी 
के सम्मुख नतमस्तक होते हैं और 'हर हर बम बम' का उद्घोष 
करते हुए परम श्रद्धा के साथ उस संनन्‍्यासी के मध्तक पर गंगाजल एवं 
फूछ-बेलपत्र चढ़ा देते हैं। निविक्रार, ध्यान-गम्भीर योगी ज्यों की 
त्यों समाधि-अवस्था में निमग्न रहते हैं। उन्हें साक्षात्‌ विश्वनाथ 
समझ कर प्रति दिन इसी प्रकार भक्तगण वहाँ उनके दर्शनों के लिए 
आते और उस समाधिमग्न निश्चल छ्ारीर पर श्रद्धा के अर्ध्य अपित 
करके अपने को कृतार्थ समझते । 

काशी के वाल-वुद्ध स्त्री-पुरुषों के निकट यह मानव देह-धारी 

हात्मा तैलंग महाराज के नाम से परिचित थे। प्रायः डेढ़ सौ वर्षों 

से वे इस विश्वन/थपुरी में विराजमान थे। इसीलिए यह योगेश्वर 
महापुरुष हजारों काशोवासियों के लिए एक चिर परिचित स्वजन- 
तुल्य और आपदु-विपद्‌ एवं संकट में उनके आश्रय-स्थल थे। 
गंगा-धाट पर जो पुण्यार्थी भक्त आज उन्हें एकान्त निष्ठा के साथ 
१/१ 


२ भारत के महान साधक 


अपनी श्रद्धा के अर्ध्य अत करके गये हैं, संभव है उनके पिता, 
पितामह एवं प्रपितामह भी इसी प्रकार इस महात्मा का दुर्लभ साश्निध्य 
प्राप्त करके एक दिन धन्य हुए हों । पौने तीन सौ वर्षों के दीघ जीवन 
में कठोर तपछ्चर्या के फलस्वरुप स्वामीजों ने अपरिमेय योगविशभूतियाँ 
प्राप्त की थीं। अपनी इन विभूतियों का उपयोग उन्होंने आत्ते एवं 
मुमुक्षुजनों के कल्याण के लिए उदारता-पूर्वक किया । 

योगैरवर्य के देदीप्यमान सूर्य के रुप में काशी में प्रतिष्ठित होने 
पर भी स्वामीजी के निगूढ़ अध्यात्म-जीवन की गहनता में कभी कोई 
प्रवेश नहीं कर सका । करुणामय इस 'सचल विश्वनाथ' का दिव्य 
स्पर्श पाकर न मालूम कितने जीबों ने शिवत्व प्राप्त किया। वाराणसी- 
तीर्थकेन्द्र में समागत योगियों एवं भक्त साधकों की संख्या कम नहीं 
थी । डेढ़ सौ वर्षों तक उनमें से अनेक ने इस महायोगी के उपदेज्ञों एवं 
आशीर्वाद से अपने साधनामय जीवन को उज्ज्वलतर बनाया था। 

पद्रहवीं शताब्दी का अंतिम चरण । दक्षिण भारत के आंध्र 
प्रदेश के भिजियाना ग्रामांचल में होडिया नामक एक बस्ती थी। 
धर्मनिष्ठ भूस्वामी नरसिंह राव वहां कई पीढ़ियों से वास कर रहे 
थे। अपनी पतिकब्रता पत्नी विद्यावतो के साय वे देत्रता एवं ब्राह्मणों 
की सेवा तथा धर्माचरण. में निरत रहते थे। बहुत दिन बीत जाने 
पर भी इस दम्पति को कोई सन्तान नहीं हुई। वंशरक्षा के लिए 
नरसिंह राव बहुत उद्विग्न रहा करते थे। बाध्य होकर उन्होंने 
दूसरा विवाह किया । 

उनके गृह-देवालय में एक वृहत्‌ शिवलिंग प्रतिष्ठित था। 
धर्मप्राणा विद्यावती दिन-रात उस शिवलिंग के समीप अवस्थान 
करती और उनकी एकनिष्ठ सेवा-पूजा में समय व्यतीत करती । 
अन्त में एक दिन देवता की कृपा उसके ऊपर हुई। विद्यावतों ने 
एक पुत्र-सन्तान को जन्म दिया। निःसन्‍्तान नरसिंह का घर- 
आँगन आनंद-कलरव से गज उठा। भगवान शिव की कपा से 


श्री तैलंग स्वामी इे 


बालक का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम शिवराम रखा 
गया। यह शिवराम ही बाद में चल कर भारत के अध्यात्म-गगन 
में महायोगी तैलंग स्वामी के रूप में आविभूत हुए। कुछ समय के 
वाद नरसिंह राव की दूसरी पत्नी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्त हुआ 
जिसका नाम श्रीधर था। 

शिशु शिवराम को मंदिर-द्वार के समीप रख कर विद्यावती 
एक दिन शिव की आराधना में मग्त थी। पूजा समाप्त होने पर 
उसने एक अलौकिक दृश्य देखा और स्तम्भित-सी रह गई । 
शिव की मूत्ति से एक ज्योतिपुज निर्गत होकर गर्भ मंदिर को 
आलोकित करता हुआ क्षण भर वाद ही उस भूमि पर लेटे हुए 
शिशु के शरीर में विलीन हो गया। एक अज्ञात आशंका से विद्या- 
वती काँप उठी । अस्त-व्यस्त भाव से बच्चे को गोद में लेकर उसने 
घर के अन्दर प्रवेश किया । 

नरसिंह को जब यह घटना सुनाई गई तो उन्होंने अपनी 
स्ईंधर्मिणी को सांत्वना दिलाते हुए कहा, “तुम डरो मत। शिव की 
कृपा से यह सन्‍्तान तुम्हें मिली है। यह तुम्हारी दी्घ आराघना 
का फल है-स्वयं महेश्वर ने आज तुम्हें यह इंगित किया है।”* 

शिशु शिवराम में एक विलक्षण वात देखी जाने लगी। खेलकूद 
में एकदम मन नहीं लगता था। आँगन में जब और बच्चे खेलकूद 
में मस्त रहते शिवराम को उनसे विमुख देखा जाता। वयस बढ़ने 
पर किशोरावस्था और युवावस्था में भी उसी प्रकार की निःस्पृहता 
एवं उदासीनता । शिवराम के सहज वेराग्य एवं विषय-विरक्ति को 
मानो साधिका जननी की कल्याणछाया में अपने निर्दिष्ट पथ का 
संधान मिलने लगा। साध्वी विद्यावती ने इतने दिनों तक ज्िव की 
आराधना करके अपने जीवन में जो कुछ साधनसंपद प्राप्त की थी, उसे 
मुक्तहस्त होकर अपने प्राणोपमपुत्र को वह दान करने लगी। शिवराम 
का यह अनुपम सौभाग्य था कि उसके अध्यात्म--जीवन के आरम्भ में 


है भारत के महान साधक 


सर्वप्रथम उसकी जननी ही उनकी शिक्षिका बनी। माता के पथ- 
निर्देशन में ही शिवराम अपने भागवत जीवन में अग्रसर होने लगे । 

सांसारिक विषयों में पुत्र के वैराग्य को देखकर नरसिंह राव 
चिन्तित हुए बिना नहीं रहे। शिवराम अब युवक और पिता के 
ज्येष्ठ पुत्र थे। पिताकों स्वभावतः पुत्र के विवाह को चिन्ता हुई। 
किन्तु विवाह किसका होगा ? तरुण पुत्र के मन पर तो इस समय 
से ही संसार की अनित्यता प्रभाव जमाने लगो थी। चिर कुमार 
रहकर वे निविष्न अध्यात्म-जीवन व्यतीत करना चाहते थे। पिता 
ने जब विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा, उन्होंने दृढ़टा के साथ 
अपनी असम्मति प्रकट की । 

सबसे वढ़ कर आइचर्य की बात तो यह कि माता विद्यावती ने 
भी पुत्र के विचार का समर्थन किया। अपने पतिदेव से उन्होंने 

कहा, “शिवराम संसारी बनता नहीं चाहता। वह अविवाहित रह 

कर साधन-भजन करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा-यही संकल्प 
उसने ग्रहण किया है।” 

महीयसी जननी की इस त्यागदीप्त वाणी को सुन कर उस दिन 
सव लोग मुग्ध हो गये थे। नरसिह ने अब पुत्र की विवाह-समस्या 
को लेकर माथापच्ची करना छोड़ दिया। इस श्रकार शिवराम के 
साधन-जीवन की प्रथम बाधा दूर हो गई। 


शिवराम जब चालीस वर्ष के हुए, उनके वृद्ध पिता का देहावसान 
हो गया। इसके लगभग वारह वर्षों के बाद एक दिन विद्यावती भी 
अपने नहवर शरीर का त्याग करके साधनोचित धाम की पथिक वन 
गई। पिता की मृत्यु के वाद शिवराम का जो लौकिक बन्धन शिथिल 
हो चला था वह अब जननी के चिर वियोग से एकवारगी विच्छिन्न 
हो गया । 

अइमशान में एक कुटी बनाकर शिवराम अध्यात्म जीवन में 
निग्मन रहने लगे। अनुज श्रीधर के साथुनेत्र, स्वजन एवं बंधु- 


श्री तैलंग स्वामी भू 


बांबवों के अनुनथ्-वित्त्र, कुछ भी उन्हें अपने संकल्प से च्युत नड्ठीं 
कर सका । पैयूक बन-संपत्ति जो कुछ थी सब छोटे भाई श्रीधर को 
प्रदान करके उन्होंने समस्त सांसारिक बधनों से अपने को विच्छिन्त 
कर लिया । 

साधन-कुटी की एक दिशा में चिताभस्मपूर्ण इमशान और दूसरी 
दिशा में एक कल्लोलिनी सरिता थी। जीवन-मरण की इस पटभूमि 
पर दुर्जेय महासत्य का आविष्कार करने के लिए शिवराम आत्म- 
समाहित चित्त से ध्यानभग्न हुए। पूरे बीस वर्षों की लंबी अवधि में 
एक ही स्थान पर बैठ कर वे साधना करते रहे । 

इतने दिनों के त्याग. तितिझ्ञा, एवं कृच्छु साधना का अंततः फल 
प्राप्त हुआ | किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से एक दिन अकस्मात्‌ उस 
इमशान-क्षेत्र की कुटिया में स्वामी भगीरथानंद सरस्वती उपस्थित 
हुए। पंजाब के एक गाँव में इन झक्तिमान साधक का आदिवास था। 
ये ही साधक शिवराम के ईदवर-निर्दिष्ट पथ-प्रदशंक और उनके 
योगी-गुरु थे। 

शिवराम ने भगी रथ स्वामी के साथ सदा के लिए होलिया ग्राम 
का परित्याग कर दिया। नाना देशों का पर्यटन करते हुए दोनों 
प्रसिद्ध पुरुष पुष्कर तीर्थ में उपस्थित हुए । यहीं लगभग अठह॒त्तर वर्ष 
की अवस्था में शिवराम ने भगीरथ स्वामी से संन्यास की दोक्षा ली 
उनका नूतन नाम-क्रण हुआ-ग्रणपति सरस्वती। तैलंग देश से 
आये हुए संन्‍्यासी को काशी के लोग तैलंग स्वामी के नाम से 


अभिहित करने लगे। 
दीक्षा ग्रहण करने के वाद शिवराम गंभीर साधना में निमग्त हो 


गये। भगीरथ स्वामी ने पृष्कर तीर्थ में ही शरीर त्याग किया। इस 


पवित्र क्षेत्र में लगभग दस वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद 
तैलंग स्वामी भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा करने के ७ए 
निकले। उस समय उनकी अवस्था लगभग अठासी वर्ष की हो चली 


दै भारत के महान साधक 


थीं। इस वयस में भो उनके सुग ठत शरीर में बुढ़ापे का कोई लक्षण 
न देख कर लोग विस्मित हुए बिना नहीं रहते । 
इसके कई वर्ष वाद की घटना है। तैलंग स्वामी तीर्थाटन के क्रम 
में सेतुदंघ रामेहवर धाम पहुँचे। उस समय वहाँ एक बहुत बड़ा मेला 
लगा हुआ था। एक दरिद्व एवं रोगी ब्राह्मण-पुत्र को उस तीथे में 
अचानक मृत्यु हो गई। मृतक के संस्कार का आयोजन होने लगा। 
उसके स्वृजनों के बिलाप एवं हाहाकार ने वहाँ एक करुण दृश्य 
उपस्थित कर दिया। प्रशांत-वदन विशालकाय एक संनन्‍्यासी दंड- 
कमंडल हाथ में लिए हुए उस स्थान से होकर जा रहे थे। 
मृत व्यक्ति के साथियों के करण विकलाप को सुनकर उनका अंतरु 
विचलित हो उठा। करुणा से विगलित होकर उन्होंने कमंडल से जल 
अपने हाथ में लिया और अस्फुट स्वर में मंत्रोच्चारण करने लगे। 
मृतक के शरीर पर जल छिड़कते ही एक अलौकित घटना घटित 
हुईं। हजारों मनुष्य ने आइचर्य के साथ देखा कि मृत ब्राह्मण की 
आंखें धीरे -घीरे खुल रही हैं और वह होश में आ रहा है। उसी समय 
जनता की भीड़ से बचने क॑ लिए सन्‍्यासी न मालूम कहां अदृश्य हो 
गये। झला में जो सिद्ध महापुरुष आये हुए थे उनसे इस शक्तिमान 
संन्‍्यासी का परिचय छिपा नहीं रहा । वे जान गये कि ये ही योगी- 
गुरु भगीरथ स्वामी के विख्यात शिष्य, गणपति स्वामी--तैलंग 
हाराज हैं । 
इसी बीच और कितने ही वर्ष बीत गये। स्वामीजी महाराज 
अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक समय नेपाल आ पहुँचे । यहाँ 
के एक सघन वन-प्रदेश में उन्होंने कुछ समय तक कठोर तपस्या की । _ 
इसी समय एक दिन नेपाल के राणा ने शिकार खेलने के उद्दश्य 
| गहन वन में प्रवेश किया । एक बाघ का पता चला जिस पर वार- 
बार उन्होंने निशाना किया कितु, हर बार निशाना चूक जाता था। 
अपने साथी शिकारियों और अनुचरों को पीछे छोड़कर राणा हे 


श्री तैलंग स्वामी ७ 


द्रूतवेग से शिकार का पीछा किया। कुछ क्षणों के वाद उन्होंने जो 
कुछ देखा उससे उनके विस्मय की सीमा नहीं रही । उन्होंने देखा 
कि पास ही एक योगी ध्यानमग्त अवस्था में वृक्ष के नीचे बेठे हुए हैं। 
और भागता हुआ तथा गर्जन करता हुआ वह बाघ योगी के आसन, 
के सामने आकर जमीन पर लेट गया। योगी ने नेत्र खोले और 
शरण में आये हुए उस वाघ की पीठ को धीरे-धीरे अपने हाथ से 
सहलाने लगे, मानो वह पालतू बिल्ली हो । 

इसके बाद योगी ने हाथ के इशारे से विस्मय-विमृढ़ राणा को 
अभय प्रदान किया और अपने पास बुलाया | राणा उनके चरणों में 
नतमस्तक होकर उनके सामने खड़े हो गये। योगी उन्हें स्नेहपूर्वक 
कहने लगे, “देखो वत्स, इससे भय करने का कोई कारण नहीं है । अपने 
मन से हिसा-भाव हटा दो, यह बाघ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं 
सकेगा। सब जीव एक ही भगवान की यृष्टि हैं। उनसे प्रेम करो, 
वे भी तुमसे प्रेम करेंगे। इस वात को ठीक से याद रखना । 

विस्मय-विह्लल राणा उसी दिन काठमांडू लौट आये और 
उन्होंने नेपाल-नरेश से उस अद्भुतकर्मा महायोगी की कहानी कह 
सुनाई। नेपाल-नरेश श्रद्धाध्ये के रूप में बहुत से द्रव्य साथ लेकर 
स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त 
किया। इसके वाद योगिराज की अलौकिक शक्ति के चमत्कारों की 
चर्चा जनसमाज में क्रमशः फैलने लगी और बहुत वड़ी सख्या में 
लोग उनके दरशशनों के लिए आने लगे। लोक-समागम से बचने के 
लिए स्वामी जी ने उस वनांचल का परित्याग कर दिया। 

स्वामीजी की यौगिक शक्ति इस समय तक नाना स्थानों में प्रकट 
हो चुकी थी । उनकी इस शक्ति से संबंधित जो सव घटनाएँ घटित हुई 
थीं। उनमें प्रत्येक रोम, शोक एवं ताप-पीड़ित मनुष्य के कष्ट- 
निवारण की एक करुणा-लीला थी। आर्त्त होकर जिसने भी इस 
आत्मभोला संन्‍्यासी के हृदय तक अपना निवेदन पहुँचाया, वह 
उनकी कृपा-वारि से सिक्त हुए बिना नहीं रद । 


द भारत के महान साधक 


नेपाल छोड़ने के वाद तिव्वत एवं मानप्तरोवर की यात्रा समाप्त 
करके स्वामीजी नीचे समतल भूमि में उतर रहे थे। उस समय की 
एक घटना से उनको कृपा का एक अपूर्व निदशन प्राप्त होता है। 
पहाड़ पर से होकर नीचे उतरते समय स्वामीजी ने सहसा देखा कि 
मार्ग के वीच में एक स्थान पर ग्रामवासियों की भीड़ लगी हुई है । 
एक विधवा स्त्री सात वर्य के एक बालक को गांद में लिए हुए जोर- 
जोर से रो रही है। यह व।लक ही उप्तके जीवन का एकमात्र सहारा 
'था। उप्तके साथ जो लोग आये हुए थे वे शव के अग्नि-संस्कार की 
तैयारी कर रहे थे। इसी समय स्वामीजी धीरे-धीरे चलते हुए वहाँ 
आ पहुँचे । 
तेज:पुजकल्ेवर यह कौन संन्यासी है? इसके दर्शन मात्र से 
पुत्र-शोकातुरा माता का दुःख भी कुछ समय के लिए शांत हो 
गया। उसे ऐश लगा कि उसके विपत्ति-निवारण के लिए--उसके 
बच्चे की प्राणरक्षा के हेतु ही-यह महापुरुष यहाँ आविशूत हुए हैं। 
शोकाकुल। माता ने उसी क्षण मृत बालक को अपनी गोद से उतार 
कर स्वामीजी के चरणों में लेटा दिया । 
उस स्त्री को रोती-कलपती देखकर योगो की दोनों आँखों से 
करुणा की अश्वुवारा प्रवाहित होने लगी | मृत वालक की ओर वे घीर्‌ 
पद से अग्रसर हुए । उनके दिव्य कर-स्पर्श से मृत देह्‌ में धीरे-धोरे 
शाण-संचार होने लगा। इधर हर्पोत्फुल्ल जननी और आनंदचकित 
जनसमूह की दृष्टि बचाकर कब मनमौजी संन्‍्यासी किस गिरिकन्दरा 
में अदृश्य हो गये यह किसी ने नहीं जाना । 
मानसरोवर और उत्तराखण्ड से नीचे उतर कर तैलंग स्वामीजी 
नमंदा तट पर आ पहुँचे। इस पृण्यमय्री नदी के तट पर ही पुराण- 
प्रसिद्ध माफ डेय ऋषि का आश्रम है। उस समय कई विशिष्ट साथ्ु 
महात्मा उपर पवित्र स्थल में तपस्या कर रहे थे। आश्रम के एक कोने 
में आसन लगाकर तैलंग महाराज ध्यानमग्न हो गये । 


श्रों तैलंग स्वामी रह 


खाडीवाबा नामक एक महापुरुष वहाँ बहुत दिनों से वास कर 
रहे थे। आस-पास में उनकी योगसिद्धि की ख्याति फैलो हुई थी। 
शुक दिन रात्रि के अतिम प्रहर में खाकीवावा नमंदा के तट पर बैठ 
कर साधना में निरत हो रहे थे। उसी समय अवानक जलधारा की 
ओर उनकी दृष्टि गईं। समीप में ही उन्होंने एक अदुभत दृश्य 
देखा। नमंदा का जलख्रोत एकाएक रेत दुग्धधारा में रूपान्तरित 
होकर कलकल ध्वनि से प्रवाहित होने लगा। ख्रोत के वीच खड़े 
होकर तैलंग सवा ) परम श्रद्धा के साथ उस दुग्धधारा को अंजुली मे 
मभर-भर कर पान कर रहे हैं। महापुरुष खाकीबाबा को यह समझने में 
देर नहीं लगी कि नवागत संन्‍्यासी तैलंग स्वामी के योग-वल से ही 
यह आइचर्य जनक घटना घटित हुई है ॥ नमंदा माता की स्तन्य- 
श्वारा पान करने के लिए इस महायोगी के हृदय में किस क्षण 
अभिलापा जाग उठी थी यह कौन बता सकता है? संभव है कि 


उनकी अमांघ इच्छा के कारण ही उस जल्धारा ने पीयूषधारा का 
रूप धारण कर लिया हो । 


नमंदा की दुग्धधारा को पान करने के लिए खाकीवबाबा भी 
उत्पुक हो उठे। ब्रिन्तु उनके स्पर्श करते ही नद्दी का जल पहले की 
तरह हो गया । विस्मय-विह्‌वल अवस्था में वह निश्वल भाव से 
नदी-तट पर खड़े रहे। माकक॑डेय-आश्रम के जितने साधु थे सब 
स्वामीजी की श्रद्धा करते थे और उनसे प्रेम करते थे। महात्मा 
खाकीबाबा के मुख से योगी के चमत्कार की कहानी सुन कर सबन 
यही समझा कि यह्‌ नवागत संन्‍्याप्ती साधना के चरम शिखर पर 
पहुंवे हुए हैं; उनकी यौगिक शक्ति का अनुमान करना कल्पना से परे 
है। नमंदा-तठ के आश्रम में आठ वर्षों तक वास करने के बाद 
स्वामीजी १७३३ ई० में प्रयाग आये । _ 


एक दिन स्वामीजी त्रिवेणी-संगम-घाट पर बैठे हुये थे । आकाश 
में घनघटा छायी हुई थी। बीच-बीच में मेघपुज को चीर कर 
२/१ 


१० भारत के महान साधक 


बिजली कौंध उठती थी । शीत्र ही जोरों को वर्षा होने वाली है, यह 
देखकर लोग वहाँ से चले गये थे। रामतारण भट्टाचार्य नामक एक 
ब्राह्मण स्वामीजी की बड़ी भक्ति करते थे। उनकी दृष्टि स्वामोजी के 
ऊपर पड़ी । झड़ीवर्षा में इस महापुरुष को बड़ा कष्ट होगा, ऐसा सोच 
कर वे स्वामीजी के लिए चिंतित हो उठे | समीप में पहुँउकर वोले, 
“बावा, जोरों की वर्षा होने वाली है। आवब नदी-तठ पर बैठकर 
व्यर्थ क्यों कष्ट उठा रहे हैं? पास के ही किसों घर में चल 
कर वेठिये ॥ 
| स्वामीजी ने प्रशांत कंठ से उत्तर दिया, “मेरे लिए फिक्र मत 


| करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी । लेकिन उस नाव के यात्रियों 
की रक्षा तो करनी होगी ।” 


स्वामीजी के इशारा करने पर रामतारण वाबू ने देखा कि नदी 
की बीच धारा में एक नौका बार-वार लहरों के वेग में पड़ कर जोरों 


से हिल-डोल रही है। उस पर कुछ यात्री सवार थे और वह नदो 
पार करके संगमधाट की ओर बढ़ती चलो आ रही थी। प्रचण्ड 


लहर की चपेट में पड़कर नौका एकाएक मन्नधार में डूब गई। 
यह दृश्य देखकर रामतारण आरत्तस्वर से रन करने लगे। 


जब रामतारण ने नजर दौड़ायी, तो वे एकवारगी हवका-बत्का हो गये । 
देखा कि डूबी हुई नौका फिर म,नो किसी जादू के बल से जल के 
ऊपर तैरने लगी है। 

आरोहियों के साथ जब नौका घाट पर लगी, भट्टाचार्य महान्य 
उस समय और भी विमृढ़ वन गये । उन्होंने देखा कि तैलग स्वामी भो 
अन्य आरोहियों के साथ नौका से घाट पर उतर रहे हैं। कहाँ से 
और कव संनन्‍्यासी उस नौका पर सवार हो गये इसका पता न 
तो आरोहियों को था और न नौका वाले मांझियों को । 


श्री तैलंग स्वामी ११ 


उम्र समय तक भी आँधी-पानी का वेग शांत नहीं हुआ था । 
स्तानवाट सुनसान जेसा था। रामतारण बाबू ने तैलंग स्वामी को 
साख्टांग प्रणाम क्रिया और इस अलौकिक योगविभूति का रहस्य उनसे 
जानता चाहा। स्थान त्याग करते हुए स्वामीजी ने मंद मुस्क/न के 


साथ कहा -“रामतारण, इसमें अश्चर्यचकित होने की कोई बात 
नहीं है। सब्र मनुष्यों में ऐसी शक्तो सुश्रुप्त रहती है। उस्ते जाग्रत ' 
करने पर सव कुछ संभव हों सकता है। इरामें अस्वाभाविकता कुछ 
भी नहीं है । अपने प्रकृत स्वभाव से च्युत होकर ही मनुष्य अस्वाभाविक 
वन गया है । यही कारण है कि जो उसकी अति स्वाभाविक शक्ति है 
उस्ते अलौकिक एवं अस्वाभाविक समझ कर वह विस्मित होता है । 

इसके वाद तैलंग स्वामी वाराणसी चले आये । १७३७ ई० का 


माघ महीना । उस समय कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। एक दिन 
तड़के असीघाट पर इस विशालक्राय नग्न संन्‍्यासी को अचानक देखा 
गया। उनके आगमन से काशी के जन-जीवन में एक तहलका-सा 
४ मच गया । इसके बाद डेढ़ सौ वर्षों तक काशी में इस महापुरुष के 
योगैद्वर्य की एक-न-एक लीला प्रकट होती ही रही। विश्वनाथपुरी 
काशी में वे सचल विश्वनाथ के नाम से विख्यात हुए और इस देश 
के साधकों में उन्होंने अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त की । 
भारत के कोने-कोने से प्रतिवर्ष असंख्य पुण्यकामी यात्री काशी 
आया करते थे और इस समय भी आते हैं । किस्तु उस समय जितने 
यात्री आते थे, वे विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, दशाइवमेध, मणिकर्णिका 
आदि के दशन करने के बाद इस महायोगी का भी दर्शन अवश्य 


करते थे । हि 
आरम्भ में स्वामीजी असीघाट पर तुलसीदास के बगीचे में रहा 


करते थे। एक दिन यहाँ से वे लोलारक कुण्ड पर चले आये। एक 
कुष्ट-रोगी और जन्म से ही बत्िर व्यक्ति बधिर व रास्ते के किनारे बैठ कर 
पीड़ा से कराह रहा था। उसका नाम ब्रह्मसिह था और वह अजमेर 


१३ भारत के महान साधक 


का निवासी था। इस विकटदशैन रोगी के व्याकुल चीत्कार को 
सुनकर स्वामीजी कहणाद हो उठे। धीरे-धीरे चल कर उस रोगी के 
सम्मुख उपस्थित हुए । 
इस महापुरुष के दर्शन मात्र से ब्रह्म॑सिह अपनी दुःखन्ीड़ा भूल 
गया और आकुल भाव से उसके कंठ से शिवाराधना के स्तोत्र उच्चरित 
हे लगे। उसकी स्तुति-बंदना सुन कर महायोगी का मुख-मंडल 
प्रसन्‍न हँसी से दीप्त हो उठा। एक बेलपत्र उन्होंने ब्रह्मसिह के सामने 
रख दिया और कहा, “चिन्ता मत करो, लोलाके कुण्ड में स्तान करके 
यह वेलपत्र मस्तक पर धारण करो, शीत्र ही रोग से छुटकारा पा 
जाओगे । ब्रह्मसिह शीघ्र ही इस विकट व्याधि से मुक्त हो गया और 
उसकी गणना स्वामीजी के एकनिष्ठ सेवक के रूप में होने लगी । 
इसके वाद स्वामीजी वेदव्यास-आश्रम में रहने लगे। एक दिन 
गंगा-घाट पर उपस्थित होकर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण 
मृतप्राय अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ 
लगी हुई है। उसका नाम था सीतानाथ वंद्योपाध्याय । कई वर्षों से 
वह यक्ष्मा रोग से पीड़ित था और कंकाल-तुल्य वन गया था। आज 
वह गंगा-स्नान के लिये आया था और पीड़ा से बेहोश हो गया था । 
स्नान करने के लिए और जो लोग आये हुए थे, उनमें कोई-कोई उसकी 
सेवा-शुश्रपा कर रहे थे। कुछ लोग यह दुःखद दृश्य देख कर हाय-हाय 
कर रहे थे। तैलंग स्वामी गंगा जाते समय सहसा वहाँ रुक गये । 


उस मरणासन्‍्न रोगी ने न मालूम क्‍यों उस दिन महायोगी के मन 
को चंचल कर दिया ! 


तैलंग महाराज ने रोगी के सामने आकर अपनी अँगुली से उसके 
वक्ष को स्पर्श किया। सीतानाथ की वेहोशी धीरे-धीरे दूर होने लगी । 
उन्हें ऐसा लगा कि आज वे पुनजर्वीन प्राप्त कर रहे हैं। आँख खोल- 
कर देखा कि विशालकाय योगिवर उनके सामने खड़े हैं । 


ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर दुःख के साथ अपने असाध्य रोग की 


श्री तैलंग स्वामी श्३ 


कहानी स्वामीजी को कह सुनाई। क्ृपागय तेरूंग महाराज ने उन्हें 
अभय प्रदान करते हुए ओऔषध के रूप में गणा की कृत मिट्टी दी 3 रूप में गया की कूड मिट्टी दी और 
कहा कि गंगास्तान के वाद प्रति दिन इसका रुवेन करद्ा। सींतानाथ 
दुःछ समय के बाद ही सम्पूर्ण रोगमुक्त हो गये । 

स्वामीजी जिस. समय हनुमान-घा।ट पर वास कर रहे थे उस 
सूमय भी एक विचित्र घटना घटित हुई। उस महल्‍्ले की एक कुलीन _ 
महाराष्ट्रीय महिला प्रतिदिन विश्वनाथ को पूजा करने जाया करती 
थी। पूजा की सामग्री लेकर एक दिन वह मंदिर की ओर जा रही थी । 
एक-एक उसने देखा कि चौड़े रास्ते को वंद जैसा करके एक नग्न, 
विशाल-काय संन्‍्यात्ञी विपरीत दिशा से आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। 
भय एवं संकोच से महिला हट कर एक किनारे हो गई। उसने स्वामीजी 
के प्रति कटु वाक्‍्यों का प्रयोग किया--संन्‍्यासी होकर यदि नग्न रहना 
है, तो फिर जंगल में क्‍यों नहीं चले जाते ? इस जनवहुल तीर्थ-स्थान 
में पड़े रहने से क्या लाभ ? व्यंग्यपूर्ण तिरस्कार एवं धिक्‍कार के 
चचन-वाणों द्वारा वह महात्मा को बिद्ध करने लगी । किन्तु स्वामीजी 
पर इन सवका कोई असर नहीं पड़ा | वे निविकार बने रहे। प्रशांत- 
चित्त हिलते-डुलते वे सामने से होकर चले गये । 

महिला यथारीति विश्वनाथजी की पूजा करके स्वगृह लौट गई। 
उसी रात उसने एक विचित्र स्वप्त देखा। विश्वनाथ स्वयं उसके सामने 
उपस्थित होकर सक्रोध उसका तिरस्कार करते हुए उसे कह रहे हैं, 
“तुम जिस संकल्प को लेकर प्रतिदिन मेरी पूजा कर रही हो वह 
संकल्प मेरे द्वारा सिद्ध नहीं होगा । जिम्त नग्न योगिराज का गे 
आज मार्ग में अपमान किया है, केवल उनकी हपा से ही तुम्हारी 
मनोकामना पूर्ण होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है।” 

उक्त महिला के पति के पेट में एक सांघातिक घाव हो गया था 
जिससे वे मरणासन्‍्न हो गये थे। पति की रोगमुक्ति का संकल्प लेकर 
ही बह अबतक नियमित रूप से विश्वनाथ की पूजा करती आ रही 


श्ड भारत के महान साधक 


थी। आज यह स्वप्न देख क. वह भय से काँप उठी । संत्यासी को 
अपमानित करने का तीक्र पदचात्ताप उत्के मन में होने लगा। अब 
क्या वह महापुरुष मुझे क्षमा कर देंगे? क्‍या उसको मनोकामना 
सिद्ध होगी ? फिर वह सोचने लगी, उस निरविकार योगी ने तो उसके 
कटु वचनों को सुना ही नहीं-अउने भाव में तन्‍्मय होकर दे चुप- 
चाप चले गये । अवदय ही उनकी कृयरा मिलेगी । 
व्याकुलचित्त वह महाराष्ट्रीय नारी इसके दूसरे ही दिन स्कामीजी 
के समी। उपस्थित होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर 
प्राथंना करने लगी। उसने स्वामीजों से अपने पति की रोगमुक्ति की 
याचना की । उसे वरदान शीघ्र ही मिल गया। स्वामीजी द्वारा प्रदत्त 
किचित भस्म का शरीर में लेपन करके उसके पति रोग से छुटकारा 
पा गये। जाओ 
१६१५ ६० की घटना है। एक देशी नरेश् सपत्नीक तीर्थ यात्रा 
करने काशी आये थे । निश्चित पुण्य मुहूर्त में वे दशाइवमेघ-घाट पर 
अपनी राती तथा अन्य स्वजनों के साथ स्नान करेंगे । उनका राज- 
प्रासाद इस घाट के समीप हो था । रानी तथा राजा के अतःपुर में रहने 
वाली अन्य रमणियों के स्नान के लिए एक कनात तैयार की गई थी 
जो महल से लेकर घाट तक फैली हुई थी । 
राजा और रानी जिस समय स्नान करने के लिए उस घेरे के 
अंदर से होकर नीचे उतरे, उस समय एक अदभत कांड हो गया । 
सिपाहियों का बड़ा पहरा होते हुए भी न मालूम है किघर से एक नग्न 
संन्यासी उनके सामने आ उपस्थित हुये । रानी डरकर एक बगल में 
हो गई। राजा के आवाज देने पर उसके अनुच (गण उस संन्‍्यासी 
को घेर कर खड़े हो गये। क्रोधांध राजा उस संन्यासी को दंड दिये 


विना नहीं छोड़ सकते थे । संन्यासी को लिपाहियों के पहरा में महल 
में ले जाया गया। 


दशास्वमेध-घाट को जनता इस संन्यासी से भलीभांति परिचित 


श्री तैलंग स्वामी १५ 


थीं। उसी समय यह वात फेल्न गईं कि तैलंग स्व्रामी को पकड़ कर 
महल में ले जाया जा रहा है। कतिपय विशिष्ट जन, जो स्वामीजी के 
भक्त थे, राजा के पास गये और संन्यासी का वास्तविक परिचय 
दिया। तैलंग स्वामी को छोड़ दिया गया अवश्य, किन्तु राजा के 
कतिपय अनुचरों ने उस दिन उनका बहुत अपमान किया। 

उसो दिन रात में राजा बहादुर एक आतंकजनक स्वप्न देखकर 
भय से चिल्ला उठे। उन्होंने देखा, जटाजूटबारी, व्याप्नचर्म का परि- 
धान धारण क्रिये हुए एक पुरुष सक्राध त्रिशुल हिला रहा है। उसने 
राजा को बुलाकर कहा, * तुम्हारी इदनी हिमाकत ! तुम्हें तैलंग स्वामी 
का परिचय प्राप्त हुआ, फिर भी तुम्हारे अनुचरों ने उन्हें अपमानित 
किया। तुम्हारे समान दुराचारी शिवपुरी काशी में रहने के उपयुक्त 
नहीं है। तुम शीघ्र यहाँ से दूर हो जाओ ।'' भयभोत राजा के चीत्कार 
को सुनंकर महल के सथ लोग ज्ञाग पड़े। किसो अज्ञात विपत्ति की 
आशंका से व्याकुल होकर सब्र लोगों ने रात वितायो। दूसरे दिन 
सवेरे ही राजा तैलंग स्वामी के सन्निकट गये और उनके चरणों पर 
गिर पड़े। परम कृपालु आनंदमुत्ति महायोगी ने राजा को उसी क्षण 
क्षमा प्रदान कर दी । 

स्वामीजी एक शक्तिधर योगी हैं, इस बात का लोगों में प्रचार 
होने में देर नहीं लगी । जभी वह रास्ते पर निकलते थे आधि-व्याधि- 
पीड़ित दल-के-दल लोग उनका पीछा करते थे। इनसे बचने के लिए 
योगिराज का प्रधान आश्रय था, उनकी गंगा माता | स्वामीजी घाट 
पर आकर बैठ जाते थे और ध्यानाविष्ट हो जाते थे। और जब वहाँ 
बहुत भीड़ होने लगती थी, दोनों हाथ फैलाकर गंगा में कद पड़ते थे । 
इस तरह वे घंटों अपने विशाल शरीर को लेकर सहज ही जल में 
स्वेच्छा पूर्वक विहार करते रहते थे, और लोग अपलक् दृष्टि से यह्‌ 
दृश्य देखते रहते थे । 

गंगा के प्रत्ति स्वामीजी का प्रबल अंनुराग और उसकी धारा में 


श्६्‌ भारत के महान साधक 


उनका स्वच्छंद विचरण देखकर कुछ लोग कहा करते थे--ऐसा लगता 
है कि गंगापुत्र भीष्म का एक वार पुनः इस धराधाम पर अवतार हुआ 
है। तेंलंग स्वामी के एक शिष्य उमापद पुखोवाध्याय ने उनके गंगा- 
विहार का एक सुन्दर विवरण दिया है :-- 

“हम दोनों स्तान करने के छिए जल में उतरे। वे बिना हिले-इले 
कुछ क्षणों तक जल के ऊपर चित्त होकर वहने लगे। इसके वाद किसी 
अंग का संचालन किये थिना, धारा की विपरोत दिल्षा में प्रवाहि 
होने लगे। _इस तरह कुछ दूर जाकर फिर जल में कहाँ अद फिर जल में कहाँ अदृश्य हो गये 
। कोई देख नहीं सक्ा। फिर दो घंटों के वाद मेरे निकट आकर 
जल के ऊरर बहने लगे । फिर जल से निकलकर सीढ़ियों के ऊपर वठ 
गये। मैंने उनके शरीर का जल पोंछ दिया और हम दोनों आश्रम के 
[जिद चल पड़े ।” 


गंगा की धारा में बहते समय स्वामोजी एक वाहक 
की तरह नाना भाँति के आचरण किया करते थे। दिगम्बर आत्म- 
भोला इस ब्रह्मत़ानी महापुष्ष के नदी-विहार से काशी का कोई भी 
नागरिक अपरिचित नहीं था। 

एक वार उज्जैन के राजा काशी आये। व्यास-काशी और राम- 
नगर का परिद्शन करके वे नौका से इस पार लोट रहे थे। सहसा 
उन्होंने देखा कि एक विद्ञालकाय पुरुष गंगा की धारा में वह रहे हैं। 
नौका पर जो लोग सवार थे उनमें कोई-कोई स्वामीजी को पहचानते 
थे। उन्होंने राजा को इस महायोगी का परिचय दिया। कुछ ही 
समय के वाद देखा गया कि तेलंग स्वामी तैरते हुए उस नौका की 
और वढ़ रहे हैं। निकट आने पर सव लोगों नें उन्हें जलधारा से 
निकाल कर नाव पर बैठा दिया । 

अपने दरवारियों के साथ राजा बहादुर ने स्वामीजी को प्रणाम 
किया। मौजी योगिराज के चारो ओर लोग कौतृहलवश बैठे हुये हैं । 
ऐपे समय में ही स्वामीजी एक मौजी बच्चे की तरह आचरण कर 


बैठे । राजा की कमर से लटकती हुई तलवार की ओर उनका ध्यान 


श्री तैलंग स्वामी १्छ 


गया। उन्होंने राजा से माँग कर तलवार ले ली और कुछ क्षणों तक 
उते अपने हाथ से घुप्ताते-फिराते रहे । फिर क्‍या समझ कर उन्होंने 
उसे गंगा में फेंक दिया। सव लोग संत्रस्त हो रहे थे कि क्या होगा 
बौर उधर स्वामोजी एक वालक की तरह हँस रहे थे -मानों यह कोई 
मजा का ख्ैल हों । राजा को यह तलवार अंगरेज सरकार से खिलअत 
के रूप में मिली थी । इस मूल्यवान वस्तु को खोकर उनके क्षोभ एवं 
क्रोध की सोमा नहों रही। उन्मत्त संन्‍्यासी को कठोर दंड देने की 
वह धमकी देने लगे । 

राजा के साथ में जो लोग थे उनमें दो-एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी 
थे। ये तैज्ञग स्वामी का बड़ो श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। क़ुद्ध राजा 
को वे वार-वार आइवासन दे रहे थे कि गोताबोरों की सहायता से 
तलवार को निकालने की चेष्टा की जायगो । 

नौका क्रमशः घाट पर आकर लगी। ऋ्ध राजा किसी प्रकार भी 
उप संन्‍्यासी को छोड़ देने के लिए तंथार नहीं थे । वे उन्हें दंड देकर 
ही छोड़ना चाहते थे । 

अब तक स्वामीजी सव कुछ मौन होकर सुन रहे थे। इस बार 
उन्होंने हँसते हुए गंगा की धारा के भीतर अपना हाथ रखा । और 
यह क्या आइचर्य ! सब लोगों ने तिस्मय से अभिभूत होकर देखा कि 
गंगा के तलभाग से दो चमकती हुई तलवारें निकल कर स्वामीजी के 
हाथ में हैं। राज। की जिस तलवार को स्वामीजी ने गंगा में फेंक दिया 
था, ये दो तलवारें ठीक उसके अनुरूप थीं। योगिराज ने राजा से कहा 
कि दोनों में कौन तुम्हारी है पहचान कर ले लो। राजा हतबुद्धि 
होकर स्वामीजी की ओर ताक रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि 
कौन-सी तलवार ग्रहण करें। दोनों हू-ब-हू एक समान थीं । 

तैलंग महाराज ने अब अपना मौन भंग किया । राजा को तिर- 
स्क्ृत करते हुए उन्होंने कहा,- “मूर्ख, तुम जिप्त वस्तु को अपना समझ 
रहे थे उसे पहचान तक नहीं सके । मैं देख रहा हूँ..कि तुम मोह, दंभ ' 


१/३ 


१ भारत के महान साधक 
पद 


एवं अभिमान से भरे हुए हो । इहकाल और. परकाल में मनुष्य का जो 
जित्य संगी है वही तो उसकी अपनी वस्तु है। मृत्यु के वाद यह तल- 
वार निदचय ही तुम्हारे साथ नहीं जायगी। जो साथ नहीं हे पक 
जिसे इस पार ही छोड़कर चला जाना होगा वह वस्तु तुम्हारों किस 
प्रकार हो सकती है ? जो चीज अपनी नहीं है उसके लिए या इतना 
क्षोभ, इतना क्रोध करना उचित है ?” हि 
भीत, विस्मित राजा के सम्मुख उसको जो तलवार थी उसे रख- 
; कर दूसरी तलवार को उन्होंने गंगा में फेंक दिया। अब राजा का 
अपनी मूढ़ता समझ में आने लगी थी। स्व।मीजी के चरणों में गिर कर 
: वै क्षमायाचना करने लगे। योगिराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और 
। इसके बाद वे पुन: गंगा की धारा में बहने लगे । हि 
असोघाट के सामने से होकर एक दिन स्वामीजी गंगा में उतर 
रहे थे। इसी समय उन्होंने एक हृदय-विदारक दृश्य देखा। एक 
सद्यः विधवा स्त्री अपने भृत पति के शरोर से लिपटी हुई उन्मादिनी 
की तरह रो-चिल्ला रही थी। गत रात्रि में उसके पति की मृत्यु साँप 
के काटने से हुई थी। साँप के काटने से मरे हुए मनुष्य के शव को 
जलाया नहीं जाता । प्रचलित प्रथ्रा के अनुसार उसे पानी में भसा दिया 
; जाता है। मृत व्यक्ति के आत्मीय जन उसके शव को गंगा में विसर्जन 
कर देने के लिए आये हुए थे। कितु उस युवती विधवा के उन्मत्त 
| आचरण एवं आरत्तंनाद के कारण सभी हतबुद्धि जैसे हो रहे थे। 
|. स्वामीजी ने जब यह दृश्य देखा, उनके हृदय में करुणा का संचार 
हो आया। पति-वियोग-विधुरा रमणी के असहाय ऋंदन को सुन- 
कर वे द्रवित हो उठे। उन्होंने तत्काल गंगा की रेती से कुछ मिट्टी <ठा 
कर क्षतस्थान पर उसका लेपन कर दिया। इसके बाद न मालूम वे 
कब गंगा की धारा में अदृश्य हो गये । कुछ ही समय के बाद मृत 
व्यक्ति ने धीरे-धीरे अपनी आखें खोलीं। जब उसे होश आया, अपने 
को इस दशा में पाकर वह आशचर्यचकित हो गया। उसके साथ जो 


श्री तेलंग स्वामी श् 


लोग आये हुए थे, वे अबतक अवाक़ होकर स्वामीजी के कार्य को 
देख रहे थरे। अब यृत व्यक्ति में प्राणों का संचार देखकर वे अपने- 
आप में आये । अद्भुत-कर्मा तैलंग स्वामी की खोज घाट-घाट पर होने 
लगी. किन्तु उनका कहीं पता नहीं चला। योगिराज उसी क्षण 
अदृशप हो गये । नि 

वारागसी में कतियय अंगरेज सरकारी कर्मचारी रहा करते थे। 
वीच-बीच में अन्य साहथ, मेम भी पर्यटक के रूप में वहाँ आ जाया 
करते थे। योगिवर तैजंग स्वामी प्राय: अपनी मर्जी के अनुसार यत्र- 
तत्र नग्न अवस्था में घूमा करते थे। गूरोपियनों को यह बहुत बुरा 
लगता था। खास कर उनकी वीवियाँ इस नग्न संन्यासी को देखकर 
अत्यंत संकुचित हो जाती थीं। काशी के तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट _ 
ने संन्यासी के इस घिनौने आचरण के विरुद्ध काररवाई करने का 
विचार किया। 

स्वामीजी नग्त होकर गंगा-घाट पर वेठे हुए थे। सहसा एक। 
पुलिस-कमचारी वहाँ आया और उसने उन्हें थाना चलने के लिए * 
कहा। उस ध्यानाविष्ट योगी के कानों में पुलिस-कर्मचारी का एक 
शब्द भी नहीं गया। पुलिस-कर्मचारी अपने को अपमानित समझ 
कर संन्यासी को मारने पर उतारू हो गया। किन्तु भक्तों के प्रतिवाद 
करने पर वह रुक गया। इसके बाद वह थाना पर गया और अन्य 
कई सिपराहियों को साथ ले आया। मौनी स्वामीजी को एक डोला पर | 
चढ़ाकर वे मजिस्ट्रेट के सामने ले गये । 

साहब ने स्वामीजों को हुक्म दिया कि वे अब नग्न न रहें और 
न यत्र-तत्र इस तरह घूमा करें। कितु स्वामीजी ने इधर बिलकुल 
ध्यान नहीं दिया , वे पहले की तरह मौन बने रहे। मजिस्ट्रेट क्रोध से 
जल उठे। हुक्म दिया, अभी इस नग्न संन्यासी को हथकड़ी लगा कर | 
हाजत में ले जाओ । 

क्षण भर में वहाँ एक अलौकिक कांड हो गया। पहरा से घिरे हुए 


२० भारत के महान साधक 


कमरे से मजिस्ट्रेट और समवेत जनसमूह के सामने ही संब्या: 
एकाएक गायब हो गये। अभी-अभी वे साहब के सामने हो तो खड़े 
थे। इजलास के भीतर-बाहर उन्हें सव जगह खोजा गया, मगर कहीं 
पता नहीं चला। पुलिस-कर्मंचारी जिस समय अत्यंत उद्विग्न हो 
रहे थे, उसी समय सहसा देखा गया कि तैलग स्वामी अपने पूर्व स्थान 
पर चुपचाप खड़े हैं। नग्न संन्यासी के मुख-मंडल पर वाल-वुलभ 
हँसी विराज रही थी । 

मजिस्ट्रेट हतवुद्धिसा हो रहे थे। अब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि 
यह संन्यासी साधारण मनुष्य नहीं है। इस बीच स्वामीजी के कति- 
पय भक्त एक वकील साथ लेकर अदालत में उपस्थित हुए। अंगरेज 
मजिस्ट्रेट को इन लोगों ने बताया कि यह एक विख्यात साधु हैं; 
समस्त सांसारिक लोभ-मोह से परे हैं। इनकी दृष्टि में चंदन एवं 
विष्ठा एक समान हैं। शरीर पर वस्त्रधारण की आवश्यकता कुछ भी 
नहीं समझते । एक बंगाली डिप्टी मजिस्ट्रेट भी इस कथन का समर्थन 
करते हुए मजिस्ट्रेट को समझाने लगे। 

मजिस्ट्रेठ न कहा--“बहुत अच्छा। यदि इस व्यक्ति को सब 
वस्तुओं में समज्ञान है. तो इसे यहाँ मेरे सामने ही मेरा भोजन ग्रहण 
करना होगा | 


4 


निषिद्ध मांसयुक्त खाना यह संन्‍्यासी किस प्रकार खायगा, यही 
मजिस्ट्रंट देखना चाहते थे। तैलंग महाराज से पूछा गया कि उन्हें 
साहव का खाना खाने में कोई आपत्ति तो नहीं है। स्वामीजी जो 
अवतक मौन थे, प्रशांत ऊंठ से कहने लगे -' साहव तुम्हारा खाना मैं 
खा सकता हूँ, लेकिन इसके पहले तुमको मेरा खाना खाना होगा ।' 

मजिस्ट्रंट राजी हो गये। उन्होंने सोचा, यह कौन बड़ी बात है ? 
हिन्दू संन्‍्यासी तो प्रधानतः फलाहार ही करते है। फलाहार ग्रहण 
करने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है ? किन्तु संन्‍्यासी को तो 
निषिद्ध मांस भक्षण के लिए बाध्य किया जा सकता है। 


श्री तैलंग स्वामी २१ 


जनसमृह से भरे हुए इजलातस में उस समय स्वामीजी ने एक 
अद्भू त कांड कर डाला। अपने हाथ के ऊपर मल्त्याग करके माहब 


की ओर उसे फंलाते हुए उन्होंने कहा, “साहव, यही मेरा आज का 


खाना है ।” 
ब्रह्मज्ञानी महायोगी चंदन एवं विष्ठा में समवुद्धि रखने वाले थे। 


इस विचित्र भोजन को वे निविकार चित्त से निगल गये। असाधारण 
योग शक्ति के प्रभाव से विष्ठा जेसी घृणित वस्तु एक स्वादिष्ट भोजन 
के रूप में परिणत हो गई थी। अदालत के कमरे में सत्र उसकी 
सुगंध फैल गई थी। साहब को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस 
संन्यासी की तप शक्ति अपरिमेय है, और इसके क्रिया-कलाप साधारण 
मनुष्य से सर्वथा भिन्‍न हैं। तुरंत उन्होंने आदेश दिया, 'तैलंग स्वामी 
नग्त रहकर चाहे जहाँ विचरण कर सकते हैं, इसमें उन्हें कभी किसी 
प्रकार की बाधा नहीं दी जायगी ।” 

इसके बाद ज्ञीघत्र ही जिला मजिस्ट्रेट की बदली दूसरी जगह हो 
गई। उनके स्थान_पर जो नया साहब आया, वह मिजाज का बहुत _ 
कड़ा था । स्वामीजी एक दिन, जैसी उनकी आदत थी दशाइवमेध- 
घाट पर बहुत से लोगों के बोच नग्न घूम रहे थे। इस दृश्य को देखकर 
नया मजिस्ट्रेट आग वबूला हो उठा । फौरन ही संन्यासी को पकड़ कर 
हाजत में बंद कर दिया गया। रवामीजी के भक्तों एवं विशिष्ट नाग- 
रिक्रों की अनुनय-विनय पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया । 

दूसरे दिन साहव इस नथे कैदी को हाजत में देखने गया। वहाँ 
पहुँचते ही वह आश्चर्यचकित हो गया। देखा कि संन्‍्यासी परम 
निश्चित मन से हाजत के बरामदा_ पर टहल रहे हैं। किस प्रकार 
तालाबंद हाजत से वह बाहर निव.ल आये, कोई बता नहीं सकता। 
मजिरट्रेंट कुद्ध हुआ और उसने पहरा देनेवालों को बुलाया। तैलंग 
स्वामी को जिस कमरे में बंद किया गया था, उसका दरवाजा पहले की 
तरह बंद था। साहब ने अपने अतुचरों के साथ लोहे का दरवाजा, 
ताला, कु जी, कमरे की दीवाल सब कुछ की अच्छी तरह जाँच-पड़- 


श्र भारत के महान साधकः 


ताल की । वंद कैदी हाजत से वाहर निकल सकता है, ऐसा कोई भी 
उपाय समझ में नहीं आया । 

मजिस्ट्रेट ने गम्भीर भाव से तैलंग स्वामो से प्रइन किया --“साधु, 
ठीक-ठीक वताओ,, तुम किस तरह हाजत से बाहर निकल आये ? 

स्वामीजी ने सहज भावसे कहा, “प्रभात में बाहर आने की मेरी 
इच्छा हुई, और इच्छा होते ही क्षण भर में मैं बा,र निकल आया, 
इसमें कोई बाधा नहीं हुई ।” 

हाजत का कमरा जलमय हो गया था। इस ओर जब उनका 
ध्यान खींचा गया, उन्होंने अविचलित भाव से कहा, “रात में मुझ 
जोर से पेशाब लगा, देखा कमरा वंद था। उस समय कमरे से बाहर 
निकलने की इच्छा नहीं हुईं, इसलिए शयनावस्था में ही किचित मूत्र- 
त्याग क्रिया। फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में अंधकारपुर्ण कमरा अच्छा 
नहीं लगा, इसलिए वहाँ से निकल कर बरामदे पर टहल रहा हूँ।” 

स्वामोजी के इस कथन को सुनकर मजिस्ट्रट और भी करुद्ध हो 
उठा। वंदी को फिर हाजद मे रखंकर और अपने हाथ से दोहरा ताला 
लगाकर मजिस्ट्रेट वहाँ से कोर्ट चला गया। कुछ ही क्षणों के बाद 
फिर एक अदुभुत दृश्य देखा गया। सहहब ने देखा हाजत की बात 
तो दूर रहा, इस वार उसके इजलास के कभरे के एक कोने में ही नग्न 
संन्‍्यासी खड़े हैं। उनके मुख-मंडल पर कौतुक-चपयल मृदु हास्य का 


छंटा बिराज रहो है। इस असभव घटना को देखकर मजिस्ट्रेट की 
अञल गुम हो गई । 


योगिराज तेलंग स्व्रामी धीरे-बीरे चल कर साहब के सम्मुख 
उपस्थित हुए। प्रशांत कंठ से कहने लगे, “साहव, तुम दूसरे लोग को 
तरह केवल जड़शक्ति में ही विश्वास करते हो। इस जड़ जगत में हो 
एक महा चैतन्य लोक ओतम-प्रोत है, जो तुम्हारे लिए अज्ञात है। उस 
चेतन्य लोक के साथ जिसका सम्पर्क स्थापित हो गया है, कोई बंधन, 
कोई बाधा, उसके स्वेच्छा-विचरण को रोक नहीं सकती। भारतीय 


श्री तैलंग स्वामी र्३ 


योगियों के लिए संसार का कोई भी काय्ये कभी असाध्य नहीं हो 
सकता। बोलो तो, मेरे जेसे साधु-संन्यासी को परेश्ञान करके तुम्हें 
चया मिलेगा ? इसके सिवा तुम में यह शक्ति ही कितनी है ?? 

जव साहब होश में आये। उन्होंने आदेश दिया, “तैलंग 
स्वामीजी चाहे जहाँ नग्न अवस्था में घूम सकते हैं, इसमें कोई रोक- 
टोक नहीं की जायगी।” इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस प्रकार का 
एक विशेष आदेश भो जारी किया कि भविष्य में इस संन्यासी को 
कोई किसी प्रकार का नष्ट न दे । 

अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तेलग महाराज अधिकतर पंचगं- 
गाघाट पर ही रहने लगे ये। पाप्त में ही उनके एक भक्त महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण मंगल भट्ट रहा करते थे । लगभग सात वर्षो की साधना के बाद 
पड किक गाय तब मा ता सो महायोगी को अपने घर ले जाने में समर्थ हुए। अब स्वामीजी का 
एक निश्चित आवास हुआ अवृश्य, किन्तु स्वेच्छाचारी योगी महापुरुष | 
एक स्थान पर निश्चित होकर भला कवतक रह सकते थे ? स्वामीजी 
अपने मन की तरंग के अनुसार कभी दशाइवमेथ-घाट पर और कभी 
मणिकर्णिका की इमशान भूमि में विचरण करते घे। जब कभी इच्छा 
होती, गंगा की तीव्र धारा में चुपचाप लेटे सानंद विहार करते रहते। 
अवतक उन्होंने प्राय. मौनो रहकर भी बोलना एकदम बंद नहीं नहीं 
किया था। मंगल भट्ट के घर पर आने के बाद से वहाँ जनसमागम 
चढ़ गया था । व्याधि पोड़ित स्त्री-पुरष एव अध्यात्म-जिज्ञासु साधकों 
का आना-जाना लगा हो रहता, जिससे स्वामीजी उद्विग्न हो उठे थे। 
इससे बचने के लिए उन्होंने अधिकतर मौनावलंबन कर लिया। 
अत्यावश्यक होने पर ही वे दो-चार झब्द वोला करते थे, अन्यथा मौन 
रहकर ही साधना में रत रहते थे । 

गंगा में जल-विहार तथा इधर-उधर स्वेच्छा-भ्रमण के बाद वे 
लौटकर मंगल भट्ट के आश्रम में आ जाते थे। उस समय जो लोग 
उनके दर्शनों के लिये जाते थे उनके साथ, और अपने शिष्यों के साथ 


र् भारत के महान साधक 


भी, वे मौन रहकर इशारे से ही बातचीत किया करते थे। इस समय 
उनके एक्रनिष्ठ भक्त सेवक मंगल भट्ट उनके सहायक के रूप में कार्य 
करते थे। मंगल भट्ट की कुटिया के आँगन में मुक्त आकाश के नीचे 
प्रस्तर की एक उच्च वेदी पर स्वामीजी सोवा करते थे। उसके नीचे 
दोवाल पर शास्त्र-प्रन्‍्यों के बहुत से इलोक एवं नीतिवाक्य लिखे हुए 
थे। कोई साधकया मुमुक्षु यदि कोई प्रइन पूछता तो उत्तर में केवल 
वे अँगुली से इश।रा कर देते, और मंगल भट्ट उस इलोक की व्याख्या 
करके प्रइनकर्त्ता की जिज्ञासा को शान्त कर देते थे । 

स्वामीजी के आवास के एक प्रान्त में एक और प्रस्तर-निर्मित 
शिवमूर्ति ओर नरमुण्डमालिनी महाकालों की एक पाषाण प्रतित्रा थी। 
तैलंग महाराज के साधन जीवन के ये ही दो मुख्य प्रतीक थे। शिव 
एवं शक्ति, योग एवं तंत्र को साधना के समाहार के बीच से होकर 


ही कठोर तयस्‍्त्री महायोग। तैलंग स्वामी का विराट्‌ अध्यात्म-जीवन 
गठित हुआ या। 


नेक मर 


एकवार काशी में रामक्ृष्ण परमहंस्त के साथ तैलंग स्वामो का 
(साक्षात्कार हुआ। स्थ, मांजो के दर्शनों के बाद ठाकुर बोले, “देखो, 
| विश्वनाथ उनके शरीर का आश्रय ग्रहण कर प्रकट हो रहे हैं । 
वे उच्च ज्ञानावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। शरीर का कोई ज्ञान नहीं । 
धूप में वालू इस प्रऋ।र तपी हुईं है कि कोई उस पर पाँव तक नहीं रख 
तकता था और उस वालू के ऊपर हो स्वामीजो मजे में सोये हुए हैं। ' 
4८६८ को वात है ॥ मथुर व. बू के साथ रामकृष्ण परमहंस काशी 
को तीर्थग् त्रा करने आये हैं । विश्वनाथ-दर्शन के वाद वे 'सचलशिव' 
तलंग स्वामी के दर्शन के लिए च& पड़े। उस समय स्वामीजी का 
अधिकांश समय मणिकर्शिका-घाट पर व्यतीत होता था। 
भगिना हृदय को स थ लेकर परमपहंस देव वहां उपस्थित हुए। 


अपने 


इमणा- 
नचारी सचज़शिव' का सामाजिक शिष्टाचार-वोध उस समय तक 


सर्वत्रा लुप्त नहीं हुआ था। उनके सम्मुख खड़े थे दक्षिणेश्वर के महा- 


श्री तैलंग 
ग तैलंग स्वामी २५ 


सावक रामकृष्ण देव। आसन्‍्न अध्यात्मलीला के वे एक भावी नायक 
जो ठहरे | तभी तो तैलंग महाराज ने उस दिन मुस्कुराते हुए ठाकुर के 
सामने नसदानी वढ़ा दी। मानो इनके द्वारा एक साथ ही उनकी 
अभ्यर्थना एवं स्वीकृति की गई। परमहंस देव ने भी प्रथम दर्शन में 
ही स्वामीजी के शरीर में योगी के जो सब चिह्न थे उन्हें ध्यान-पुर्वक 
देख लिया। इसके बाद घर लौठते समय मार्ग में सेवक हृदय से कहा:- 
“अरे समझा इनमें यथार्थ परमहंस के सब लक्षण विद्यमान हैं। ये तो 
साक्षात्‌ विश्वेश्वर हैं। ' 
लगातार कई दिनों तक रामकृष्ण परमहंस परम श्रद्धा-भाव से 
_ तैलंग स्वामी के निकट आते रहे। इन दोनों महापुरुषों के अन्तर्लोक 
में उस समय जो आदान-अदान चल रहा था उसका पता किसे लग 
सकता था ? कथा-प्रसंग में ठाकुर ने अपने पाषंदों को बाद में चलकर 
सामान्य तौर से दो-एक बातें कही थीं। उन्होंने कहा था “उस समय 
वे 'तैलंग स्वामी” मौनी थे। इशारे से पूछा था, ईश्वर एक या अनेक ? 
इशारे से ही समझा दिया--समाधिस्थ हो कर देखो तो एक; ऐसा नहीं 
होने पर जबतक मैं, तुम, जीव, जगतू, इत्यादि का ज्ञान है तबतक 


अनेक ।/! 

इस समय परमहंस देव के मन में यह तीत्र इच्छा उत्पन्न हुई कि 
स्वामीजी को पायस भोजन करायें। मथुर बाबू को कह कर उनके लिए 
आध मन पायस तैयार कराया गया। परमहंस देव ने अपने हाथ से 
उन्हें खिलाकर परम संतोष लाभ किया। हे 

तैलंग स्वामी दीघकाल तक बिना कुछ खाये-पीये रह जाते थे। 
आहार के सम्बन्ध में वे सम्पूर्ण उदासीन थे। भोज्य वस्तु का संग्रह 
करने की कभी कोई चेष्टा नहीं करते थे; इसी प्रकार भोजन की मात्रा 
की ओर भी उनका ध्यान नहीं था। स्वामीजी को कभी अपने हाथ से 
किसी प्रकार का आहार ग्रहण करते नहीं देखा गया। उनके सामने जो 
४/१ 


२६ भारत के महान साधक 


भी खाद्य पदार्थ, चाहे जिस मात्रा में रख दिया जाता था, ये महायोगी 
सहज ही उसे मुख में डाल लेते थे। 


खाद्याखाद्य के सम्बन्ध में समभाव धारण करनेवाले इन महायोगी 

के विरुद्ध एक बार कुछ जघन्यचरित्र व्यक्तियों ने षड्यंत्र किया । उन्होंने 

| एक बालटी में चूना-मिश्रित जल भर कर उन्हें पिलाना शुरू किया। 

इनकी दुरभि-संधि को समझने में स्वामीजी को देर नहीं लगी। किन्तु, 

वे तो इन्द्रातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, उन्हें इन बातों की ओर 

| ध्यान देने का अवसर ही कहाँ था। वे समस्त चूना-मिश्रित जल पी गये, 
प्रशांत मुख-मंडल पर किंचित्‌ भी विकार नहीं देखा गया । 


परम गम्भीर योगिराज के निविकार भाव को देखकर न मालूम 
क्यों इन दुष्टों के मन में पद्चात्ताप हुआ। वें वार-वार उनके चरणों 
में गिरकर उनसे क्ृपा-याचना करने लगे। कुछ समय के वाद तैलंग 
महाराज को जव वाह्ज्ञान हुआ, उन्होंने सब छोगों के सामने सहज 
तो मृत्र-द्वार से सम परिमाण में चूना-मिश्रित जल बाहर निकाल 
। 


। धनवान तीथ॑यात्री प्रायः काशी आया करते थे। उनमें कोई-कोई 
श्रद्धाभाव से तैलंग स्वामी को स्वर्णालैंकारों से विभूषित करके प्रणाम 
| निवेदन करते थे। उनके चले जाने पर कुछ दुवृत्त लोग वहाँ दौड़कर 
। आते और उनके शरीर से आभूषण उतार कद चंपत हो जाते । समज्ञानी 
एवं समदर्शी महायोगी इससे अणुमात्र भी विचलित नहीं होते और न 
चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ देखा जाता। परम प्रशांत एवं निलिप्त 
भाव से वे इन अपराधियों की ओर केवल देखते रह जाते। 


एकवार स्वामीजी भिजियाना ग्राम के महाराज के महल के दरवाजे 


। 
॥ 
के पास से होकर कहीं जा रहे थे। महाराजा को जब यह खबर 


श्री तैलंग स्वामी २७ 


मिली, वे दौड़कर वाहर आये और उन्हें सादर महल के अन्दर ले गये । 
सव ने मिलकर उन्हें रेशमी वस्त्र तथा स्वर्णालंकारों से भूषित कर दिया। 


स्वामीजी धूवंवत्‌ निविकार बने रहे । राज-प्रासाद के बाहर 
निकलकर जव वे कुछ दूर आगे बढ़े, कई दुवृं त्त वहाँ पहुँच गये और 
उनके शरीर पर से गहने उतारकर चलते बने । मौनी स्वामीजी तब 
तक वहाँ स्थित भाव से खड़े रहे, जब तक उन दुर्वृत्तों ने सब गहने 
उतार नहीं लिये । किन्तु इसी समय राज-प्रासाद के पहरेदारों को इसकी 
खबर लग गई और उन्होंने उन गुण्डों को पकड़ लिया। 


चारों ओर हो-हल्ला मच गया। गुण्डों को बाँध कर स्वामीजी के 


समक्ष लाया गया ताकि वे जैसा कहें उसके अनुसार उन्हें दंड दिया 
जाय । स्वयं महाराजा भी वहाँ उपस्थित थे। किन्तु इस कोलाहल के 
बीच भी तैलंग महाराज मौन निशचल बने रहे । महाराजा ने जब प्रइन 
किया तव इशारे से अपने शरीर की ओर दिखाते हुए इन्होंने जो भाव 
व्यक्त किया उसका मर्म था-यगुडों ने मेरे शरीर पर से गहने उतार 
लिये तो इससे किसकी - क्या क्षति हुई। मैं तो जैसा पहले था वैसा ही 
अव भी हूँ। मुझ में क्या किसी प्रकार का परिवत्तेन हुआ है ? ये ज्ञान - 
शून्य हैं, इन्हें छोड़ दो । ऐसो अवस्था में उपाय ही क्या था ? सब लोगों 
ने बाध्य होकर उन गुडों को छोड़ दिया। 


अभुपाद विजयक्ृष्ण गोस्वामी पर योगी का कृपा-वाणि निरंतर 
बरसता रहता था। गोस्वामी के रूपान्तर-साधन में इस महापुरुष की 
अध्यात्म-शक्ति का कम हाथ नहीं था । तैलंग स्वामीजी के साथ जब 
उनका मिलन हुआ था उस समय वे ब्रह्मसमाज के अनुयायी थे। 
किन्तु उनमें मोक्षसाधन की लालसा इतनी तीत्र थी कि वे इसके लिए 


रद भारत के महान साधक 


निरंतर पर्यटन करते रहते थे। अन्तर की इस तीत्र आकुलता को लेकर 
ही एक वार वे काशी आये और स्वामीजो के समक्ष उपस्थित हुए । 


गोस्वामीजी ने इस साक्षात्कार का स्वयं एक मनोंज्ञ विवरण दिया 
है। तैलंग स्वामी गंगा की धारा में एक घाट से दूसरे घाट पर बहते 
हुए विचरण कर रहे थे और गोस्वामीजी तट से होकर उनके साथ- 
साथ दौड़ रहे थे । वह एक अपूर्व दृष्य था। स्वामीजी जब स्थिर 
होकर एक स्थान पर बैठ गये तो उन्हें गोस्वामीजी के भोजन की चिन्ता 
हुई भक्तमण उनके लिए सब खाद्य पदार्थ लाये थे। उन्हें ग्रहण करने 
के लिए वे गोस्वामीजी से आग्रह करने लगे। शुद्धात्मा मुपुक्षु साधक के 
प्रति ब्रह्मज्ञानी योगी का यह व्यवहार उनके गम्भीर स्नेह का द्योतक 
था। 


विजयक्ृष्ण गोस्वामीजी के वर्णन में महायोगी तैलग महाराज का 
उस समय का एक अपूर्व चित्र उद्भाषित हो उठा है। वे लिक्षते हैं-- 
“किसी समय तो स्व्रामीजी गंगा की धारा में जल के ऊपर तिरते रहते 
और किसी रुमय डुबकी लगाकर मणिकाणिका घाट पर जल की सतह के 


ऊपर चले आते । उस समय मैं गंगा तट होकर दौड़ता हुआ वहाँ 
तक जाता। एक दिन स्वामीजी एक मन्दिर में गये। वहाँ उन्होंने 
मूत्र त्याग किया और मूत्र को काली के अज्भ पर छिड़कने लगे। 
मैंने पूछा, “ यह क्‍या कर रहे हैं ? ”? मूत्र को मूल के ऊपर क्‍यों 
डाल रहे हैं ? उन्होंने जमीन पर लिख दिया, “ गंगोदकम ” । 


मैंने पूछा; “ काली की मूत्ति पर क्‍यों छिड़क दिया ?” उन्होंने 
सहज भाव से उत्तर दिया, “पूजा,”?।” 


जिस समय यह घटना घटित हुई थी देवालय में कोई नहीं था । 


श्री तैलंग स्वामी २& 


कुछ क्षणों के वाद जब मदिर का पुजारी लौटकर आया, गोस्वामी 
विजयक्ृष्ण ने तैलंग स्वामी के इस अद्भुत आचरण के सम्बन्ध में 
कहा। मंदिर के पुजारी तथा दूसरे लोगों ने कहा--“ये साक्षात्‌ 
विश्वेश्वर जो हैं। इनके सम्बन्ध में कोई कुछ नहीं कह सकता । इनका 
मूत्र तो ठीक ही गंगाजल है” । स्वामीजी के श्रति काशीवासियों की 
प्रगाढ़ भक्ति देखकर विजयक्ृष्ण गोस्वामी के आश्चर्य को सीमा 


नहीं रही । 


कुछ समय के बाद एक दिन सहसा तेलंग स्वामी ने विजयक्ृष्ण 
गोस्वामी को सूचित किया कि वे उन्हें दीक्षा प्रदान करेंगे। गोस्वामीजी 
यह सुनकर अवाक्‌ रह गये । इस ब्रीच इस महापुरुष का सान्निध्य एवं 
अंतरंगता प्राप्त करके वे कुछ ढीठ हो चले थे। उन्होंने कुछ मान करने 
के सुर में स्वामीजी से कहा--“मैं आप से दीक्षा क्‍यों लूंगा ? आपने 
देवता की मूत्ति के ऊपर मूत्र छिड़क दिया और बोले--यह गंगोदक है। 
मैं इस प्रकार के अनाचारी व्यक्ति से कभी दीक्षा ग्रहण नहीं करूगा। 
इसके सिवा, मैं तो ब्राह्मण हूँ आप मुझे किस तरह दीक्षा देंगे ?” 


तेलंग महाराज ने हँसते हुए उत्तर दिया--“बेटा, तुमको दीक्षा 
देने के विषय में एक गूढ़ कारण है। किन्तु प्रकृत दीक्षा मैं तुम्हें नहीं 
दे रहा हूँ। किसी को गुरु बनाए बिना शरीर शुद्ध नहीं होता । इसलिए 
गुरुकरण आवश्यक है। किन्तु तुम्हारा असल गुरु मैं नहीं हूँ ।” 


प्रभुभाद विजयक्ृण्ण ने लिखा है, “इसके वाद उन्होंने मुझे त्रिविध 
मंत्र प्रदान करते हुए कहा-'अब जाओ। मुझे भगवान्‌ का जो आदेश 
मिला था उसका मैं पालन कर चुका । 


बाद में चलकर संनन्‍्यासी एवं योग साधना ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
विजयक्ृष्ण गोस्वामी एक वार पुनः काशी आये । महायोगी के साथ उस 


३० भारत के महान साधक 


समय उनका साक्षात्कार हुआ । उन्होंने उस पुरानी घटना की ओर संकेत 
करते हुए पूछा--“क्या तुम्हें याद है ?” गोस्वामीजी ने हाथ जोड़कर 
भक्ति गदुगद्‌ कंठ से उसी क्षण उत्तर दिया, “हाँ, महाराज” 


योगी श्यामाचरण लाहिड़ी एक बार तैलंग स्वामीजी के चरण 
में उपस्थित हुए। उन्हें दूर से ही आते देखकर स्वामीजी ने सस्नेह 
उनका स्वागत किया । उनके आसपास जो भक्त बैठे हुए थे वे उस 
दिन के दृश्य को देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रहे । इनके पूछने पर 
स्वामीजी ने कहा--““बोग मार्ग की जिस उच्चावस्था के लिए तपस्वियों 
को लंगोट तक का परित्याग करना पड़ता है, उस अवस्था को घोती+ 
कुर्ता पहने हुए इस शक्तिमान साधक ने सहज ही प्राप्त कर लिया है ।” 
तैलंग स्वामी ने योगी इ्यामाचरण का उस दिन जिस रूप में स्वागत 
किया उससे काशी के साधक-समाज को सहज ही इस नवीन साधक 
का परिचय प्राप्त हो गया। काशी में योगी ग्रुरु के रूप में लाहिड़ी 
महाशय को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई उसमें तैलंग स्वामी द्वारा उनकी 
स्नेह स्वीकृति भी एक बहुत बड़ा कारण था। 


अपने जीवन के अंतिम दिनों में तैलंग स्वामी पचगंगा घाट पर 
मंगल भट्ट के आश्रम में रहते लगे थे। कुल मिलाकर प्राय: अस्सी 
वर्षों तक वे इस स्थान पर रदे। किन्तु कोई मठ, आश्रम या कोई 
[ सम्प्रदाय स्थापित करने की इच्छा उनके मन में कभी नहीं हुई। केवल 
गंगा गर्भ में ही नहीं सच्चिदानन्द सागर के उदार वक्ष में भी स्वेच्छा- 
विहारी मीन की तरह वे विचरण करते रहे और इस रूप में ही एकांत 
निःसंगता के साथ अध्यात्मलीला का उद्यापन करते हुए ब्रह्मलीन हुए। 


तिरोधान का निर्दिष्ट मुह॒र्त समागत है। महायोगी के लौकिक 
जीवन पर अब यवनिकापात होनेवाला है। एक दिन पूर्व उन्होंने भक्त- 
गण को उनकी प्रर्थना के अतुसार साधन के सम्बन्ध में कुछ उपदेश 


श्रो तैलंग स्वामी ३१ 


अदान किये । उनके निर्देशानुसार चन्दन की लकड़ी का एक बहुत बड़ा 
अक्स तैयार कराया गया । शव को उस में रखकर गंगा गर्भ में एक 
निदिष्ट स्थान में समाहित कर दिया जायगा, यह आदेश भी उन्होंने 
पहले से ही दे रखा था। 


१२६४ ( फसली ) साल का पौष मास । शुक्ला एकादशी के पुण्य 
क्षण में ब्रह्मरंध्र के मार्ग से महायोगी की अमर आत्मा ने शरीर त्याग 
किया। काठ के संदूक में उनके नह्वर शरीर को रखकर पचगंगा घाट 
पर एक नाव में रखा गया । इस समय तक उनके तिरोधान का समा 5 
चार सम्पूर्ण काशी में फल चुका था । सवंजनपूजित योगिराज की गंगा- 
समाधि के इस अपूर्व दृश्य को देखने के लिए उस दिन समस्त गंगा तट 
पर नर-मुड ही नर-मु ड दिखायी पड़ते थे । असी घाट से वरुणा तक 
तैलंग स्वामी के शरीर वाही उस सन्दृक को नौका पर घुमाया गया 
ओर फिर गंगा गर्भ में निमज्जित कर दिया गया । शिव-धाम वाराणसी 
में शिव तुल्य महायोगी डेढ़ सौ वर्षो तक अपनो लीला का अभिनय कर 
गये हैं। हजारों मनुष्यों के नेत्रों के सामने इस लीला के दृश्य पट एक- 
एक कर उन्मोचित होते रहे । और उस दिन संध्या काल में सब लोगों 
ने लीला संवरण का यह अंतिम दृश्य पट भी देखा । 


योगी श्यामाचरण लाहिड़ी 


१८५१ ई० को घटना है। हिमालय के रानीखेत इलाके में एक 
सैन्यनिवास के निर्माण का आयोजन चल रहा है । सामरिक ई जीनिय- 
रिंग विभाग के एक तरुण बंगाली कर्मचारी दानापुर से स्थानांतरित 
होकर इस कार्य के लिए यहाँ आये हैं । उन्हें जो कुछ काम करना होता 
है उसे तंबू में बेठकर प्रातःकाल ही पूरा कर लेते हैं। इसके वाद सारा 
दिन अवक,श रहता है। अवकाश का समय निम्न कर्मचारियों और 
पहाड़ी कुलियों के साथ गप-हप में बीत जाता है । 

सामने में नगाधिराज हिमालय । इसकी गुहाओं में न मालूम 
कितने योगी और साधु-संन्‍्यासी तपस्या में रत रहते हैं ॥  जन्म- 

न्मांतर के पुण्य-फल से ही किसी-किसी भाग्यवान को इनके दर्शन 
होते हैं, देवात्मा हिमालय का स्वरूप उनके माध्यम से प्रकट होता है । 
इंजीनियरिंग विभाग के इस कर्मचारी ने स्थानीय लोगों के मुंह से 
कितनी ही अलौकिक कहानियाँ, कितनी ही किम्वरदंतियां सुन रखी हैं ओर 
उन्होंने यह भी ६ुन रखा है कि समीपस्थ यह द्वरोणगिरि तपस्वियों की 
विचरण-शभूमि है । इसलिए स्वभावतः उनके मन में कोतृहल उत्पन्न हुआ 
और एक दिन वे पहाड़ को अच्छी तरह देख आने के लिए निकल पड़े । 
रानीखेत से द्रोणगगिरि की दूरी लगभग पंद्रह मील है। देवदारु और 
चीड़ के वृक्षों से समस्त मार्ग आच्छन्न है। दुर्गम पर्वंत-श्र णी को पार 
करना पड़ता है। टेढ़ी-मेढ़ी पगर्ड डी होकर वन में चलते-चलते संध्या हो 
आयी थी । सामने नंदा देवी के पर्वत-शिखर पर अस्ताचल- 
गामी सूर्य की लालिमा धीरे-धीरे अंधकारमें विलीन होती 
२१ 


झ्ड भारत के महान साधक 


जा रही थी दूर क्षितिज में चिरतुषारमंडित पर्वत-शिखर की तरंग- 
माला उस वर्णच्छटा से उद्भाषित हो रही थी | वह ऐसा लग रहा था 
मानो देवाधिदेव महादेव के ताम्रवर्ण जटा-जाल में दिगन्त ढक गया 
हो । आत्मविस्मृत बनकर तर्ण कर्मचारी इस महिमामय दृश्य को 
अपलक दृष्टि से देख रहे हैं । 
अकस्मात्‌ निर्जन पहाड़ी प्रदेश को कम्पित करती हुई ध्वनि हुई- 
“इयामाचरण ! इ्यामाचरण लाहिड़ी !” इस जनशून्य पहाड़ी इलाके में 
कौन उनका नाम लेकर पुकार रहा है ? इ्यामाचरण को सरकारी तार 
मिला और वे एकाएक दानापुर से पाँच सो मील दूर रानीखेत चले 
आये हैं। इस इलाके के किसी भी व्यक्ति से वे परिचित नहीं हैं। उनके 
मन में किचित्‌ भय हुआ साथ ही कौतृहल भी। जिधर से आवाज 
आई थी उसी ओर कुछ दूर आगे चलकर उन्होंने देखा कि पहाड़ बी 
एक गुहा के द्वार पर तेजोदीप्तकलेवर जटाजूटधारी एक योगी उड़े हैं। 
ऐसा लगा कि वे श्यामाचरण की ही प्रतीक्षा में थे । उनकी सस्नेह्‌ दृष्टि 
से मानो अमृत धारा बरस रही थी। प्रसन्‍त मधुर कंठ से कहने लगे-- 
"इ्यामाचरण, अब तुम भा गये। बेठ जाओ, विश्राम कर लो। मैं ही 
तुमको पुकार रहा था ।" शंका एवं सन्देह मन में घारण किये हुए 
इयामाचरण योगी को प्रणाम करके एक बगल में खड़े हो गये । 
संन्यासी ने तो आग्रह के साथ उन्हें वुलाया था, किन्तु श्यामा- 
चरण इस समय भी संशय में पड़े हुए थे । वे मन-ही-मन सोच रहे थे, 
साधु को मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ ! हो सकता है कि किसी 


चपरासी या पहरेदार से मालूम कर लिया है। किन्तु और भी अधिक 
आइचर्य तो तब हुआ जब कि मन में यह ख्याल उठते ही योगी ने 


इयामाचरण के पिता-पितामह का नाम, धाम, परिचय सब कुछ बता 
दिया । केवल इतना ही नहीं, घनिष्ठ चिर-परिचित की तरह उनकी 
ओर देखते हुए वे मधुर मंद मुस्करा रहे थे। 


योगी कहने लगे, “बेटा, तुम व्यर्थ अपने मत में संदेह कर 


योगी श्यामाचरण लाहिड़ी इ्श्‌ 


रहे हो । मैं तुम्हारा अपना आदमी हूँ। तुम्हारी ही प्रतीक्षा में इस 
दुर्गम गिरिशिखर पर अवतक बैठा था। एक बार अच्छी तरह विचार 
कर तो देखो कि तुम और कभी इस पहाड़ पर आये थे या नहीं ।” 

विस्मय-विमूढ़ इयामाच रण को वे उस गुहा के अभ्यंवर में ले गये । 
उप्तके एक कोने में एक संन्‍्यासी के व्याप्नचमे, धुनी, दंड, कमण्डलु 
आदि परित्यक्त अतस्था में पड़े हुए थे। रहस्यमय योगी ने श्यामाचरण 
से पूछा, “देखो तो, इन सब चीजों को तुम पहचानते हो या नहीं ? ये 
सब तुम्हारे ही द्वारा परित्यक्त वस्तुएँ हैं, क्या इनमें एक का भी स्मरण 
नहीं हो आता ?” 

वार-वार स्मृति-मन्‍्थन करने पर भी इ्यामाच एण कुछ समझ नहीं 
सके । मन में कोई धारणा ही नहीं हो रही है। मुस्क्राते हुए आगे बढ़- 
कर योगी ने इयामाच रण की पीठ पर हाथ रखकर मेरुदंड को स्पर्श 
किया । यह कौन सा इन्द्रजाल था ! क्षणभर में ही श्यामाच रण के मन 
पर पड़ा हुआ पर्दा मानो हट गया | उनका सम्पूर्ण शरीर बार-बार इस 
तरह काँपने लगा जैसे बिजली का तार छू गया हो ! 

पूर्व जन्म के अध्यात्म जीवन का चित्र-पट श्यामाच रण के नेत्र के 
सामने सहसा उद्घाटित हो उठा । जन्म-जन्मांतर का व्यवधान शक्ति- 
धर योगी के पुण्य कर-स्पर्श से क्षण में ही दूर हो गया। उन्हें बोध 
हुआ-यह दण्ड, कमण्डलु, व्याप्नचर्भ और पवित्र धुनी सव कुछ उन्हीं के 
पूर्वजन्म की व्यवहृत वस्तुएं हैं। सामने जो योगी खड़े हैं वे ही उनके 
पूर्वजन्म के गुरु हैं - ये ही उनके इहलोक-परलोक के पराश्रय हैं । 

साष्टांग प्रणाम करके श्यामाचरण हाथ जोड़े हुए खड़े रहे । योगी 
ने मुस्कराते हुए कहा--“ये सब वस्तुएँ पूर्व जन्म की व्यवहृत है। उस 
समय तुम मेरे शिष्य थे । जिस समय तुम साधना के उच्च मार्ग पर 
अवस्थित थे तुम्हारा शरीरांत हो गया। इस जन्म में ईइवर-निर्दिष्ट 
कार्य सम्पादन करने के लिए ही तुम्हें पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ा है. । 


३्द्द भारत के महान साधक 


तुम्हारी साधन-सम्पद को एक घरोहर वस्तु के रूप में ही रक्षा करते 
हुए मैं अब तक तुम्हारी अपेक्षा कर रहा था | तुम्हें दीक्षा देने के लिए 
ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है ।” 
श्यामाचरण को योगी से और भी बहुत सी बातें मालूम हुई। सब 
कुछ सुनकर वे अ।इचये- चकित हो गये । योगी ने कहा --“ तुम्हें दानापुर 
से यहाँ आने के लिए जो तार भेजा गया था, वह ऊपर वाले अफसर की 
भूल के कारण ही । एक स्थान के नाम पर उसने दूसरे स्थान का उल्लेख 
कर दिया था। मैंने ही उससे यह भूल करादी थी । जान, रखो, फिर सात 
दिनों के बाद तुम्हें आदेश मिलेगा - तुम्हें दानापुर लौट जाना होगा। 
इतने दिनों में मेरा काम भी पूरा हो जायगा।?” 
एक साधारण संसारी जीव इयामाचरण के जीवन में यह कितना 
बड़ा आाइचय था ! यह अलौकिक योग-विभूति-सम्पन्न महापुरुष उनका 
गुरु किस प्रकार हो सकते हैं ? और उन्हीं की प्रतीक्षा में अबतक वे दिन 
ग्रिन रहे थे। अस्त-राग-रंजित द्रोणगिरि के मध्य इस गुहाद्वार के 
सामने खड़े रहकर उन्होंने अपने मन में विचार किया, जन्म-जन्मांतर 
के इस गुरु की अपेक्षा घनिष्ठतर परम आत्मीय जन उनका और कोई 
नहीं हैं। आत्मीय, वन्धु-वान्धव, घर-गृहस्थी सब कुछ की मोह-ममता 
उनके अंदर से मानो मिट गयी। कातर कंठ से रोते हुए उन्होंने कहा, 
“बाबा, अव मुझे फिर संसार में लौट जाने के लिए नहीं कहिये। मैं 
आपकी चरण-सेवा में रहकर जीवन बिता देना चाहता हूँ। जिस संपद 
को मैं खो चुका था उसे फिर से प्राप्त करने के सिवा मेरे जीवन में और 
कोई महत्तर कामना नहीं हैं।' 
योगी ने उनके संसार-त्याग के अनुरोध को किसी प्रकार भी 
स्वीकार नहीं किया। श्यामाचरण को समझाकर बोले, जिस ईश्वरीय 
विधान के अनुसार उन्हें खोयी हुई अध्यात्म-संपद पुनः प्राप्त हो रही 
है उसके निर्देशानुसार उन्हें संसार में रहकर कर्म करना होगा। योग- 
साधन के प्रचार के लिए वे एक विशिष्ट आचार्य हैं । परम गोपनीय 


योगी श्यामाचरण लाहिड़ी ३७ 


इस योग-साधन को उन्हें उपग्रुक्त पात्रों के बीच वितरण करने का 
दायित्व ग्रहण करना होगा । 

योगी ने और भी जता दिया, “इयामाचरण, याद रखो आफिस 
तुम्हारे लिए ही आज रानीखेत आया है, तुम आफिस के लिए यहाँ 
नहीं आये हो । ईश्वर-निर्दिष्ट कार्य के लिए तुम्हारा यहाँ आगमन 
हुआ है। इसलिए जबतक तुम यहाँ रहो, नित्य मुझसे मिलते रहना ।” 

इ्यामाचरण के जीवन में उस दिन एक्र नया पट-परिवत्तेन हुआ। 
अवश्य ही यह एक नाटकीय एवं चप्त्कारपूर्ण घटता थी। नदिया 
जिले के एक अख्यात गाँव में उतका जन्म हुआ था। जीवन के टेढ़े- 
मेढ़े रास्ते पर अबतक वे साधारण मनुष्यों को तरह ही आगे बढ़ते 
आ रहे थे। इसके बाद कार्यवश रानीखेत आये और वहाँ उन्हें महा- 
योगी का आश्रय प्राप्त हुआ। यह अप्रत्याशित कृपा उनके जीवन में 
एक नूतन सौभाग्योदय की सूचक थी। 

इयामाच रण के पिता गौरमोहन लाहिड़ी ने कृष्णनगर के समी- 
पस्थ घूर्णी ग्राम के एक श्रतिष्ठित ब्राह्मण-वंश में जन्म ग्रहण किया 
था। गौरमोहन धर्मनिष्ठ एवं योगमार्गी साधक थे। अपने गाँव में 
उन्होंने धूमधाम के साथ एक शिवमंदिर की स्थापना की थी। काल- 
क्रम से उनका यह मंदिर नदी-गर्भ में विलीन हो गया। बाद में शिव 
के आदेश से विग्रह का नदी-गर्भ से उद्धार किया गया और एक नया 
मंदिर निरमित हुआ। आज भी वह स्थान घूर्णी में शिवतला नाम से 
प्रसिद्ध है। शिव-आराधना में गौरमोहन की पत्नी मुक्तकेशी देवी का 
अत्यंत अनुराग था। इस धर्मनिष्ठ दम्पति के गृह को ही आलोकित 
करते हुए श्यामाचरण ने १८२५८ ई० में जन्म ग्रहण किया था। बचपन 
में ही इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे पिता बालक को साथ 
लेकर काशी चले आये और वहीं स्थायी रूप से *हने लग गये । 

निष्ठावान ब्राह्मण- वंश की संस्क्ृत-धारा श्यामाचरण के जीवन 
में प्रवाहित थी। पुण्य क्षेत्र काशी में बास करने के फलस्वरूप उसे 


और भी विकसित होने का सुयोग मिला। असंख्य मंदिर एवं 


८ भारत के महान साधक 


साधन-भजन का परिवेश, साधु महात्माओं का सान्तिव्य इन सव के 
कारण वालक की धर्म संस्कृति की चेतना को सहज ही जाग्रत होने 
का अवसर मिला । 

पिता गौरमोहन शास्त्रपाठ एवं धर्म-साधना में विश्वासी थे। 
निष्ठा के साथ वे प्रति दिन ऋगू्‌ वेद का पाठ किया करते थे। काशी 
में उस समय नागभट्ट नामक एक वेदज्ञ महाराष्ट्री ब्र'ह्मण की बड़ी 
प्रतिष्ठा थी। इन्हीं के शिक्षकत्व में इ्यामाचरण ने कुछ समय तक 
वेद-पाठ का अभ्यास किया। गौरमोहन यद्यपि प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के समर्थक थे तथापि अपने पुत्र की शिक्षा-व्ययस्था में 
उन्होंने आधुनिकता को भी स्थान दिया। द्यामाचरण को हिन्दी 
और उदू की शिक्षा दो गयी । स्कूल और संस्कृत कालेज में शिक्षा 
प्राप्त करके संस्कृत, फारसों और अंगरेजी भाषाओं पर उनका अच्छा 
अधिकार हो गया था। अपने सहपाठियों के बीच एक मेथावी 
नवयुवक के रूप में उनकी विशेष प्रतिष्ठा थी । 

अठारह वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया। नववधू 
काशोमणि उस समय आठ वर्ष की थी। पंडित-वश की यह कन्या 
अपने सुदीर्घ दाम्पत्य जीवन में पति की प्रकृत सहधर्मिणी बनी रही। 


परवर्त्ती जीवन में योगाचाय के रूप में श्यामाचरण की जो ख्याति हुई 
उसमें काशीमणि देवी ने भी कम सहायता नहीं पहुँचायी थी । 


लगभग २३ वर्ष की अवस्था में सरकारों इजीनियरिंग कार्यालय 
में एक कमंचारी के रूप में शयामाचरण का कर्म-जीवन आरम्भ हुआ। 
इसके दो वर्ष के बाद उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब 
गृहस्थी का सारा भार उनके ऊपर आ पड़ा। बाद में चलकर जब 
उनका योगी-जीवन आरम्भ हुआ उस समय भी उन्हें इसी प्रकार का 
दायित्व ग्रहण करते देखा गया। ये योगविभूति-संपन्‍त महापुरुष परम 
निलिप्तता के साथ गृस्थाश्रम के समस्त दायित्वों का पालन करते 
रहे। कर्म कोलाहलमय जगत्‌ के ह्ष-विषाद के बीच भी योगी- 


योगी श्यामाचरण लाहिड़ी है ३६ 


जीवन की प्रशांति को सहज भाव से धारण करते रहते में उन्हें कोई 
वाधा नहीं हुई । 

इंजीनियरिंग विभाग में उत्तर भारत के विभिन्‍न स्थानों में कार्य 
करते हुए श्यामाचरण की बदली दानापुर हुई। उस समय उनकी 
अवस्था तेंतीस वर्ष की थी। इसी समय उन्हें सरकारी काम से 
रानीखेत आना पड़ा जहाँ उनके जीवन में अध्यात्म का रस-स्रोत उन्मुक्त 
होकर प्रवाहित होने लगा । भगवत्कृपा का अमृत-घट लेकर उनके 
पूर्व॑जन्म के गुरुदेव उनके सम्मुख आकस्मिक रूप में आविभूत हुए। 

लाहिड़ी महाशय अपने योगी गुरुजी को बाबाजी कहा करते थे। 
अपरिमेय साधन-शक्ति एवं योग-विभूति के अधिकारी रूप में इन 
जीवन्मुक्त महापुरुष की ख्याति थी। कुछ साधकगण इन्हें 'तौम्बक 
वावा' कुछ 'शिव वाबा' कहकर सम्बोधन किया करते थे। इने 
महायोगी को लेकर हिमालय अंचल और समग्र उत्तर भारत में 
बहुत-सी अलौकिक कहानियाँ प्रचलित थीं। कहते हैं कि कई सौ 
वर्ष की वयस हो जाने पर भी वे चिरयुवा जैसे प्रतीत होते थे। एक 
योगेश्वर महापुरुष के रूप में साधक-समाज में उनकी असाधारण 
प्रतिष्ठा थी । 

लाहिड़ी महाशय को जो गुरु कृपा प्राप्त हुई थी उसके पीछे उनके 
पूर्व-जन्म का संचित फल ही वर्त्तमान नहीं था, इस जीवन की वंशा- 
नुक्रमिक धारा भी काम कर रही थी, जिससे उच्चतर योग-साधना 
का बीज अंकुरित हो उठा। उनकी इस निगूढ़ साधन घारा को 
उद्वुद्ध करके ही उनके गुद्द ने उतसे कहा था--“श्यामाचरण यहो 
तो तुम्हारी अपनी चीज है।” 

प्रथम साक्षात्‌ के दूसरे ही दिन लाहिड़ी महाशय ने गुरुदेव के 
पहाड़ के निकट डेरा डाला। आफिस का जो थोड़ा-बहुत काम होता 
उसे यहाँ से ही निबटाकर वे प्रतिदिन योगी की गुहा में उपस्थित 
होते। सारा दिन गुरु द्वारा निदिष्ट आहार करते । 

दीक्षादान का दिन निश्चित हुआ। इससे एक दिन पहले लाहिड़ी 


है] भारत के महान साधक 


महाशय ने देखा कि गुहा के एक कोने में एक मिट्टी के बर्तत में कोई 
वस्तु ढाँक कर रखी हुई है। गुरु ने लाहिड़ी महाशय को उसे ग्रहण 
करने के लिए कहा। वतन को जब खोलकर देख। गया तो उसमें तेल 
जेसी जो कोई चोज भरी हुईथी। लाहिड़ी महाशय ने सोचा, 
हो सकता है कि खाने की चीज के बदले भूल से इसमें तेल रख 
दिया गया हो। उसे ग्रहण करने में उन्हें आगा-पीछा करते देखकर 
बावाजी ने आदेश दिया, “क्या देखते हो, सत्र णी डालो।” इसके 
_ बाद जाह़िड़ी महाशत्र ने बिता कित्नो हिचकिचाहट के साराका 

सारा पी डाला । 

इसके वाद उन्हें आदेश हुआ कि वे पास को गगास नदो को 
रेत पर लेटे रहें। उन्होंने यथावत्‌ आदेश का पालन किया। लगातार 
कं-दनत होने के कारण लाहिड़ी महाशय अत्यंत शक्तिहीन हो गये । 
कंकड़ और बालू से भरे हुए नदी तट पर एक्रांत सोये रहने में भो 
सुविधा नहीं थो। पहाड़ी नदी में एकाएक बाढ़ आ गई और उन्हें वहा- 
कर कुछ दूर ले गई। नदी को प्रखर धारा के विहद्ध लगातार जूझते 
रहने से उस दिन उनको अवस्था मरण[सन्‍्न जैसो हा गयी थो । 

दूसरे दिन प्रभात में बावाजो के दर्शन हुए । उन्होंने बड़े उत्साह 
से लाहिड़ी महाशप्र को पुकारते हुए कहा, 'श्यामाचरण, बहुत अच्छा 
हुआ, पेट में जो कुछ मल पदार्थ था सब दूर हो गया।” फिर उन्हें 
अधिक मात्रा में पूरी-हलुआ भोजन कराया गया। भोजन कर लेने 
पर वाबाजी महाराज ने उन्हें सूचित किया, “इय।माचरण, आज 
संध्या में पत्रित्र एवं शुभ क्षण है। आज हो मैं तुम्हें दोक्षा दूं गा ।” 

यथासमय दीक्षादान संबन्‍त हुआ। एक ओर उपयुक्त अधिकारी 
शिष्य, दूसरी ओर कया की वर्षा करनेवाले शक्तिधर सद्गुरु- 
दोनों का मणिकांचन संयोग। लाहिड़ी महाशय ने आश्चर्यजनक 
शोप्रता के साथ योग-साधना की पद्धतियों को आयत्त कर लिया । 
गुरु की शक्ति से उद्दीपित साधक अतींद्रिय जगत्‌ की अनेक दुर्लभ 
अनुभूतियों का आस्वादन करने में सक्षम हो गये । 


योगी इ्यामाचरण लाहिड़ी अप 


बाबाजी महाराज ने एक दिन शिष्य का स्नेह आलिंगन करते 
हुए कहा,-“इ्यामाचरण, तुम्हें और कुछ समय संसारी बनकर 
रहना होगा । मानव-कल्याण के लिए योग-साधना का प्रचार आव- 
इयक है। एक विशिष्ट आचार्य के रूप में, इस कार्य में, तुम्हारी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी । अब तुम्हें रानी खेत से अपने पहले के 
कर्मस्थल को लौट जाना होगा ।” आसन्‍्न वियोग की आसंका से 
लाहिड़ी महाशय की आँखों से अश्रूपात होने लगा । गुरु महाराज 
ने आश्वासन देते हुए कहा, “श्यामाचरण, तुम दुःख मत करो। 
जभी तुम मेरा स्मरण करोगे तभी मेरे साथ तुम्हारा साक्षात्‌ हो 
जायगा, इसे जात रखो । 

लाहिड़ी महाशय ने इस समय बाबाजी से एक निवेदन किया । 
हाथ जोड़कर बोले, “वाबा, आप से मेरा एकांत अनुरोध है कि 
त्रितापसंतप्त अल्पायु मानव-समाज के लिए आप इस दुर्लभ योग- 
साधना को क्ृपा-पृर्वंक सुलभ कर दें । अपने दिव्य करुणास्रोत को | 
उन्मुक्त कर दें।' प्रिय शिष्य की इस आंतरिक प्रार्थना को बाबाजी | 
ठुकरा न सक्रे। बोले, “तथास्तु” बाद में चलकर योगी श्यामाचरण 
के द्वारा सचमुच वावाजी मद्दाराज की यह कृपाधारा अजस्त्र धाराओं 
में प्रवाहित होने लगी । 

बावाजी महाराज ने एक दिन श्यामाचरण को बुलाकर कहा; 
“यामाचरण, अब अधिक दिन तुम्हारा यहाँ रहना नहीं होगा । 
एक सप्ताह के अन्दर ही बदली का आदेश आ रहा है । तुम्हें अब 
रानीखेत अंचल को छोड़कर चला जाना है । श्यामाचरण के दोनों 


नेत्र सजल हो गये । जिस गुरु के चरणों में उन्होंने स्व॑स्वापंण कर 
दिया, उन्हें छोड़कर किर तरह जाय॑गे ? इसके सिवा साधन-सम्पदु 
भी तो अभी तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकी है ?। मात्र सात दिन 
अब बाकी रह गये हैं । इतने अल्प समय में ही नये जीवन-पथ का 
सम्बल संग्रह कर लेना चाहिये। गुरु महाराज ने अपनी योगसिद्धि 
के कितने ही ऐव्वर्यों का मुक्तहस्त होकर उस दिन दान किया था, 
और शिष्य ने भी उसी प्रकार अपूर्व निष्ठा के साथ उन्हें ग्रहण 
किया था। 

| 


डर भारत के महान साधक 


प्रतिदिन की साधना समाप्त होने पर लाहिड़ी महाशय बाप्रा के 
चरणों में उपस्थित होते और उनसे योग के नाना साधन-रहस्य श्रवण 
करते। योगी जीवन की नाना विचित्र कहानियों को सुनकर वे 
विस्मय से अभिभूत हो जाते । सिद्ध पुरुषों एवं योगियों की लीलाभूमि 
यह हिमालय है। इसके शिखर पर, गुहा-गरुहा में अध्यात्म-लोक के 
कितने वैभव छिपे हुए हैं, यह कौन बता सकता है ? बाबाजी महाराज ने 
नाना अलौकिक कहानियों के साथ-साथ इस समय इ्याम।चरण को 
स्थानीय महायोगी की बात भी सुनायी थी । 
द्रोणगिरी की निर्जन गुहा से प्रायः पाँच मील दूर एक प्राचीन 
जीर्ण देवालय देखा जाता था । यह स्थान एक देवोपम सिद्ध महापुरुष 
का विचरणक्षेत्र था। साधु-संन्यासियों का.विश्वास था, इन महापुरुष 
की आयु का कोई हिसाब नहीं है। स्थानीय जन इन्हें द्रोणगगिरि का 
अभिभावकरूपी महात्मा समझते थे । कुछ लोग इन्हें पौराणिक युग का 
“अस्वत्थामा' मानते थे। काठ की खड़ाऊँ पहने हुए यह योगी खट-खट 
शब्द करते हुए आधी रात में उस देवालय में प्रवेश करते थें-उनकी 
शरीर-ज्योति से दिशाएँ आलोकित हो उठतीं। योग साधन-पथ के 
पथिक लाहिड़ोी महाशय को भी उनके गुरुदेव ने आधो रात में दूर से 
इस दिव्य पुरुष की ज्योति के दर्शन करा दिये | बाव।जी महाराज कहा 
करते थे, “कुछ लोग असाध्य मृतक-तुल्य रोगियों को इस महात्मा की 
कृपा के ऊपर भरोसा करके पहाड़ में छोड़नचर चले जाते हैं । आलु 
रहस्यमय पुरुष की दृष्टि पड़ने से वे रोगमुक्त हो जाते हैं।” लाहिड़ 
महाशय को स्वयं भी महात्मा के इस चमत्कार का एक दिन 
परिचिय मिला । 
एक दिन दो-तीन साधुओं के साथ वे भ्रमण के लिए बाहर 
निकले। उनमें किसो एक ने जंगली फल को खा लिया, जिससे वह 
अत्यन्त पीड़ित हो गया, कै-दस्त होने लगे। इधर रात्रि का अंधकार 
क्रमशः घनीभूत हो रहा था। उनके साथी इस आकस्मिक वियद्‌ से 
घबड़,कर किकत्तं5-विमूढ़ बन गये । सामने ही 'अश्वत्थामा' के भग्न 


योगी इथामाच रण लाहिड़ी ३ 


देवालय का शिखर दिखाई पड़ रहा था। दूसरा कोई उपाय न 
देखकर सत्र लोगों ने द्रोणगिरि के रहस्यमय महात्मा की शरण 
में ही उक्त रोगी को छोड़ देने का निश्चय किया। मृत्युपथ के उस 
यात्री को उन लोगों ने देवालय के समीप लाकर रख दिया। 
दूसरे दिन वह पूर्ण स्वस्थ होकर वापस लौटा। उससे उक्त 
दिव्य पुरुष की कहानी और उनकी कृपा की वात सुनकर लाहिड़ी 
महाशय के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मरणासन्न रोगी अपने 
जीवन के सम्बन्ध में एकबारगी हताश हो गया था। इसी समय 
दिव्य महापुछष उसके पास आये और गरजते हुए बोले, “यहाँ तू 
कौन है रे ?” इसके साथ ही पदाघात ! रोगी लुढ़कते-लुढ़कते पास 
के निम्न भूमि में गिर गया । कुछ समय के बाद ही उसके शरीर में नव 
बल का सचार हो आया। आइचये की बात तो यह की वह पाँव- 
पेदल ही नीचे चला आया । 
द्रोगगिरि अंचल के इन सब सिद्ध योगियों का सान्निध्य 
और उनके चमत्कार की कहानियों को सुनकर लाहिड़ी महाशय बहुत 
प्रभावित हुए। अतीन्द्रियजगत को नाना अलौकिक वार्त्ताओं को 
सुनकर वे साधना के मार्ग में उद्बुद्ध हो उठे। इस समय चमत्कारपूर्ण 
योग विशूतियों का प्रदर्शन करके उनके कतिपय गुरुभाइयों ने भी उन्हें 
चकित कर दिया था। 
एक दिन लाहिड़ी महाशय अपने एक गुरुभाई और अन्य कई 
साधुओं के साथ पहाड़ी नदी गगास के उस पार शौचादि से निवत 
होने के लिए गये हुए थे। लौटने में काफी देर हो गयी। तब तक 
पहाड़ी नदी में वाढ़ आ जाने से उसके दोनों तटों तक पानी लबालब 
भर गया। अब नदी को पार करना उनके लिए असंभव-सा हो गया । 
साथ में जो गरुरुभाई थे -वे एक्र अष्टसिद्धि-प्राप्त योगी थे। अपने 
सिर से पगड़ी खोलकर उन्होंने उसी क्षण एक अलौकिक कार्य कर 
डाला। पगड़ी को जल में फेंक कर उन्होंने सब लोगों को उसके सहारे 
फौरन पार हो जाने के लिए कहां। वाक्ति-संचारित इस बहते हुए 
वस्त्रखण्ड को पक्रड़कर ही सब लोग नदी को पार कर गये। 


भारत के महान साधक 


बाद में लाहिड़ी महाशाय उस दिन की घटना का वर्णन 
कितनें ही लोगों को सुनाया करते थे । अपने गुरु से भी इस रहस्य के 
सम्बन्ध में उन्होंने प्रशनन किया था। बाबाजी ने उत्तर दिया, अष्ट- 
सिद्ध प्राप्त होने के कारण ही उनके उक्त शिष्य ने यह योगशक्ति 
प्राप्त की है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्दिष्ट साधन मार्ग का 
अनुसरण करने से लाहिड़ी महाशय भी शीघ्र इस प्रकार की सिद्धियाँ 
प्राप्त कर लेंगे। लाहिड़ी महाशाय को यह समझने में देर नहीं लगी 
कि उस दिन गुरुभाई के इस आइचर्गजनक योगशक्ति के प्रदर्शन के 
द्वारा स्वयं उनके गुरुदेव ने उनके अंतर में उद्दीपता का संचार किया था। 
गुरुभाइयों के समीप बेठकर लाहिड़ी महाशय बाबाजी महाराज 
की योग-विभूति की अनेक कहानियाँ सुना करते थे। द्रोणगिरि में 
उन्हें स्वयं भी इसका कुछ कुछ परिचय मिला था। 
एक दिन रानीखेत के समीयस्थ इलाके के एक घनी व्यवसायी ने 
वावाजी महाराज तथा कई दूसरे साधुओं को अपने यहाँ भोजन के 
लिए निमंत्रित किया। यह सेठ बावाजी का स्नेहपात्र था, किन्तु उसे 
अपने घन का बहुत बड़ा अभिमान था। बाबाजों महाराज ने उस 
दिन उसका अभिमान चूर्ण कर देने का निश्चय किया था। उन्होंने 
बता दिया कि अपने नये शिष्य लाहिड़ी महाशय को साथ लेकर वे 
आयेँगे। यह भी तय पाया कि अन्यान्य अतिथियों के आगमन के 
पूर्व ही वे सशिष्य उपस्थित होंगे, और पहुंचते ही उन्हें भोजन करा 
दिया जायगा। इसमें बिलम्ब नहीं होना चाहिये | 
यथासमय गुरु और दिष्य सेठ के घर पहुँचे। भोजन के लिए 
आसन ग्रहण करने पर लाहिड़ी महाशय ने जो दृश्य देखा उससे वे 
अवाक्‌ रह गये। मिताहारी गुरुदेव में आज मानों सर्वग्रासी क्षुधा 
जाग पड़ी थी। थालों में भर-भरकर पूड़ियाँ, हलुआ; मालपुआ आते 
थे और बावाजी उन्हें चट कर जाते थे और साथ ही पूछ बैठते थे, 
“और कुछ ?” इधर सेठजी के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। 
इस बीच तिमंत्रित साधु-संत वहाँ पहुंच चुके थे। अब उनकी सेवा 


योगी श्यामाचरण लाहिड़ी है. 


किस प्रकार होगी ? भोज्य पदार्थे पर्याप्त परिमाण में प्रस्तुत किये 
गये थे, कितु अब बहुत थोड़े बच गये थे। 

सेठजी कातर भाव से बावाजी के शरणापन्न हुए। लाहिड़ी महा- 
शय भी कहने लगे, “गुरुजी, आप, क्‍या इस व्यक्ति का सर्वनाश 
करने पर उतारू हो गये हैं ? अब दया करके शीघ्र उठ जाये ।" 
आसन पर से उठते हुए वावाजी बोले, “सामथ्य॑ इतना कम-फिर भी 
इस व्यक्ति का गवं तो देखो ! कहाँ तक वह भोज्य पदार्थ जुटा सकता 
है, यही देखने की आज मेरी इच्छा थी।” 

अपने आश्वित शिष्यों की शिक्षा एवं अनुशासन के विषय में 
वाबाजी महाशय अत्यन्त सतक रहा करते थे। सदा कठोर भाव से 
उनके साधन-जीवन पर नियन्त्रण रखते थे। भूल-चूक होने तर अपने 
शिष्यों को धुनी की जलती लकड़ी से प्रहार करने में भी आगा-पीछा 
नहीं करते थे । लाहिड़ी महाशय ने अपनी भाँखों से यह सब देखा था। 

एक सप्ताह बीत गया । इस बीच लाहिड़ी महाशय को सामरिक 
इंजीनियरिंग विभाग से संवाद मिल गया है। अधिकारियों को भूल से 

उन्हें बदली का तार मिला था अब इ्यामाचरण लाहिड़ी को रानी खेत 

में रहने की आवद्यकता नहीं - शीघ्र ही उन्हें दानापुर कार्यालय में 
लौट जाना होगा। ग्रुर की चरणवन्दना करके नवदीक्षित शिष्य ने 
सजल नेत्र द्रोणगिरि से प्रस्थान किया । 

वापसी यात्रा में लाहिड़ी महाशय मुरादाबाद शहर में दो-तीन 
दिन ठहर गये । इस समय एक विचित्र घटना घटित हुई। वे अपने कई 
बंगाली मित्रों के साथ विभिन्‍न विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे थे । 
उनमें एक ने वार्तालाप के प्रसग में कहा-“आधुनिक काल में पहले की 
तरह अलौकिक योग-विभूतिसंपन्‍्त महात्माओं के दर्शन नहीं होते ।” 

इयामाचरण ने दृढ़ता के साथ कहा, "ऐसी वात नहीं है। ऐसे 
महात्माओं के दर्शन आज भी असंभव नहीं हैं । आप यदि चाहें तो 


डद्‌ भारत के महान साधक 


मैं ध्यान वल से आकर्षण करके आप को यहीं दिल्ला सकता हूँ |” 
मित्रों को यह सुनकर वड़ा आइचय एवं कौतुहल हुआ । उन्होंने 
लाहिड़ी महाशग्र से सभ्रह अनुरोध किया, जिसे वे टाल नहीं सके ५ 
इसके सिवा, उन्होंने स्वयं अपने गुरदेव के योगवल एवं उनकी 
कह€णा को चर्चा बात-चीत के सिलसिले में को थी । इसलिए यहाँ 
उस महापुरुष को मर्यादा रक्षा का भी प्रइन था। 

वे बोले, “अच्छा तुम लोग मुझे एक एकांत कमरा दो। उसके 
सव दरवाजे और खिड़कियाँ बाहर से बंद रहेंगी। मेरे ध्यान करने 
पर श्रीगुरुदेव अवश्य आविभूत होंगे ।” 

द्रोणगिरि के वाव'जी के निकट श्यामाचरण बहुत दिन नहीं रह 
सके | गुरु का वियोग असह्य होगा ऐसा सोचकर वे विह्वल हो उठ थे । 
उस समय बावाजी ने उन्हें आइवासन देते हुए कहा था, “ बेटा, तुम मेरे 
विय्ोग से दु:खी मत होओ | जान रखो, तुम जभी मेर। ध्यान करोगे, 
मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊँगा। ” 

गुरुती का यह वचन ही इंम्न माचरण के लिए एक मात्र भरोसा 
था। आज इसीलिए एकांत कक्ष में बेठकर वे सद्गुरु का ध्यान 
करने लगे। 

ध्यानयोग से आक्ृष्ट होकर वावाजों महाराज की सुक्ष्मसत्ता 
शीघ्र ही उस कक्ष में मूत्त हो उठी । पास के आसन पर बैठकर महा- 
योगी ने धीर-गम्भीर स्वर में कहा, “श्यामाचरण, तुम्हारे आह्वान 
पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कितु साधारण वार्तालाप के प्रसंग में, साधु 
दिखाने के उत्साह में, तुम इतनी दूर से मुझे आह्वान करके ले आये। 
तमाशा दिखाने के लिए ही कया मैंने तुममें शक्ति संचारित की है, 
तुम्हें योगविभूति का अधिकारी बताया है ?ै ” 

लाहिड़ी महाशय गुरुदेव के चरणों में साष्ट/ज्भज दण्डवत्‌ करते 
हुए वहाँ बैठ गये। गुरु ने जो उनका तोब्र तिरस्कार किया था, इससे 
उनके मुह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था । सिर झुकाये हुए 
वे चुगवाप वैठे थे । मन में सोच रहे थे, महायोगी द्वारा प्रदत्त 


योगी श्यामाचरण लाहिड़ी ड 


शक्ति का दुरुपयोग करके मैंने एक अक्षम्य अपराध किया है। अवश्य 
ही उनके द्वारा यह अति निन्दनीय काय हुआ है। सद्गुरु की जाग्रत 
दृष्टि को धोखा देने की शक्ति ही उनमें कहाँ हैं ? 

बाबाजी महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, “सुनो, श्यामाचरण, अपने 
चचन और तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ 
हुँ। कितु, भविष्य में तुम स्वयं स्मरण करके मेरा साक्षात्‌ नहीं पा 
सकोगे मैं हो जब आवश्यक समझू गा, स्वेच्छा से प्रकट हो जाऊँगा ।” 

गुरुदेव के चरणों में गिरकर इयामाचरण बार-बार क्षमा याचना 
करने लगे। वस्तुतः अविश्वासियों के मन में विश्वास उत्पन्न कराने के 
लिए ही उन्होंने यह काम किया था। इसलिए बाबाजी महाराज से 
उन्होंने सविनय निवेदन किया, /'गुरुदेव, यदि कृपा करके यहा आ गये, 
तो सब लोगों को एक बार दर्शन देकर कृताथे करें।” 

बाबाजी महाराज के इशारे पर कमरा के द्वार खोल दिये गये । 
लाहिड़ी महाशय के मित्रगण बाहर में अपेक्षा कर रहे थे, महायोगी 
के आविर्भाव का दर्शन करके उनके आइचर्य की सीमा नहीं रही । 
सबने साष्टाज् प्रणाम किया | यह न तो कोई इन्द्रजाल है, और न माया- 
मय शरीर का आविर्भाव, यह भी सबने अनुभव किया। इसके बाद 
पूड़ी-हलुआ तैयार कर के श्यामाचरण ने गुह महाराज को भोग लगाया 
और सब लोगों ने मिलकर सानन्द उनका प्रसाद ग्रहण किया। 

लाहिड़ी महाशय दानापुर लौटकर आफिस में कार्य करने लगे। 
बावाजी द्वारा प्रदत्त योग साधना ही इस समय उनके जीवन का प्रधान 
अवलम्ब था। महायोगी की कृपा का स्पर्श पाकर आज उनके जीवन 
का रूपान्तर हो गया था। एक नया आनन्द एक नृतन आलोक । 
अध्यात्म-जीवन का झतदल एक-एक कर प्रस्फुटित होने लगा था। 
आफिस के नित्य के कार्य को समाप्त करके वे दिनान्त में मौन भाव 
से एकान्त में योगसाधना में निमग्न रहते। उनके जो सहकर्मी थे 
उन्हें भी उस समय उस महासाधक का वास्तविक परिचय मिलना 
कठिन था। आत्मभोला सदा तन्मय लाहिड़ी महाशय के इस रूपा- 


है 3 भारत के महान साधक 


न्तर का यथार्थ स्वरूप यद्यपि वे समझ नहीं रहे थे, फिर भी कुछ: 
लोगों को उनका रंग ढंग अस्वाभाविक जैसा प्रतीत होता था। 
आफिस के ऊपरवाले साहब अपने इस उदासीन कर्मचारी को 
“पगला बाबू” कहकर पुकारते थे । 

एकबार की घटना से श्यामाचरण की अलौकिक योगविभूति कुछ 
प्रकट जैसी हो गई। आफिस के साहब कई दिनों से बहुत उदास देखे 
जा रहे थे। ब्यामाचरण ने उनसे इस उदासी का कारण पूछा | सुना, 
इगलेंड में उनकी मेम कठिन रोग से पीड़ित हैं और उनका बचना 
कठिन है। कुछ दिनों से उनका कोई समाचार भी नहीं मिला है. 
इसलिए बहुत चिन्ताग्रस्त थे। लाहिड़ी महाशय का हृदय करुणा से 
भर गया। उन्होंने साहव को आइवासन दिया, मैं आज ही मम 
साहब का कुशल समाचार मेगा देता हूँ । अपने अधीनस्थ कर्मचारी 
के इस कथन पर साहब को सहज ही विद्वास नहीं हुआ। फिर भी 
श्यामाचरण ने साहब के प्रति जो समवेदना प्रकट की थी, उसका 
प्रभाव उनपर अवश्य पड़ा। उदास दृष्टि से लाहिड़ी महाशय की ओर 
देखते हुए वे चुप रहे । 

समीप के एक एकांत कक्ष में जाकर वे ध्यानाविष्ट हो गये । उसके 
बाद वहाँ से बाहर निकल कर साहब को सूचित किया, आपकी स्त्री 
चंगी हो गई हैं और वह शीघ्र ही अपने हाथ से आपको पत्र लिखेंगी। 
इतना ही नहीं, उन्होंने उस पत्र की भाषा ओर विषयवस्तु भी ह-बहू 
बतला दी । 

साहब ने भारतीय योगियों की कितनी ही अलौकिक विशभूतियों 
की कथाएँ सुन रखी थी। किन्तु, उनके आफिस का 'पगला बाबू, 
शक्ति के अधिकारी हैं इस पर विश्वास करने का उनका जी नहीं 
करता था। फिर भी श्यामाचरण के कथन से उनके मन की उद्‌वि- 
ग्नता उस दिन दूर हो गई। इसके कई दिनों के बाद ही मेम साहब 
का पत्र आ गया | लाहिड़ी महाशय ने पत्र की जो भाषा वतायी थी 
उसके साथ इसकी आइचर्य जनक मेल देखकर साहब स्तंभित हो गये । 


योगी इ्यामाचरण लाहिड़ो डह 


कई महीनों के बाद साहब को स्त्री इंगलेंड से भारत आकर 
दानापुर में अपने पति से मिली। सहसा एक दिन लाहिड़ी महाशय 
को देखकर उत्तके आश्चर्य की सीमा नहीं रही । साहब को वह दृढ़ 
स्वर में कहने लगीं, “इन महात्मा को ही इगलेंड रहते समय मैंने 
देखा था, मेरो रोगशय्या की बगल में ये खड़े थे। जीने को जब कोई 
आश!ः नहीं रह गई थो, तब इन्हीं की कृपा से अलौकिक रूप से मैं 
रोगमुक्त हुई थी-मुझे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है ।” पगज़ा बाबू की इस 
अपूर्व योग-विभूति की वात सुनकर साहब को असीम आश्चर्य हुआ। 

योग-साधना के एक-एक स्तर को पार करते हुए लाहिड़ी महाशय 
आगे बढ़ रहे थे। योगी सदूगुरु की कृत से उन्हें नाना अध्यात्म- 
अनुभूति एवं यौगिक विभूतियाँ प्राप्त हो रही थीं। ग्रुरुकी योगशक्ति 
से शक्तिमान होकर वे अपने जीवन के पूर्णतर रूपांतर पथ पर अग्र- 
सर हो रहे थे। कुछ दिनों के बाद शीघ्र ही एक बार बाबाजी महाराज 
अपने प्रिय शिष्य की आवश्यकता समझ कर स्वेच्छा से वहाँ 
आविभू त हुए। 

एक दिन लाहिड़ी महाशय अपने घर के निक्नट टहल रहे थे। 
उन्होंने देखा कुछ ही दूर पर एक वटवृक्ष के नीचे एक साधु गाँजे का 
दम छगा रहे हैं। उनके चेहरे में कोई भी आकर्षण नहीं था। शरीर 
पर जो वस्त्र था वह फटा-चिटा और गंदा था। देखने से उनके प्रति 
किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं होती थी बल्कि मन में नाना सन्देह 
होने लगते थे। पहले जब लाहिड़ी महाशय इस प्रकार के किसी साधु 
को देखते थे, तो उन्हें वे ठप या चोर, बदमास समझ लेते थे । 

कितु यह कैसा आइचय ! वे स्वप्त तो नहीं देख रहे हैं? साधु 
के समीप पहुँचने पर उन्होंने देखा, उनके पृज्यपाद गुरुदेव एकांत 
निष्ठा के साथ उस गंजेड़ी साधु का लोटा माँज रहे हैं । 

बावाजी महाराज यहां ? दानापुर आप कब आये और किस 
उददंइय से ? और आपकी यह सोचनीय अवस्था क्यों ? निकट पहुँच 
कर साष्टांग प्रणाम किया। खेद के साथ बाबाजी से प्रश्न किया, 
७१ 


ग्रूण भारत के सहान साधक 


“बाबा यह क्या; आप यह हीन काम क्‍यों कर रहे हैं? यह 
गँजेड़ो साधु कौन है ?” 
हाथ के लोटा को माँजते हुए गुरुजी ने प्रशांत कंठ से उत्तर दिया, 
“इयामाचरण; मैं साधु सेवा जो कर रहा हूँ। सब घटों में मेरे तारा- 
यण विराजमान हैं। तुम भगवान के इस सर्वव्यापी चेतन्यमय रूप 
की उपलब्धि करने की चेप्टा क्यों नहीं करते ?” 
लाहिड़ी महाशय को यह समझने में देर नहीं लगी कि सब जीवों 
और सब भूतों में परिव्याप्त परमात्मा के अस्तित्व को उनकी चेतना 
में जाग्रत करने के उद्दंश्य से ही उनके सद्गुरु ने यह अपूर्व लीला की 
है। योगी शिष्य को वे महा प्रेमिक के रूप में रूपांतरित करना 
चाहते हैं। श्यामाचरण के चेतन एवं अवचेतन मन में जो भेद-ज्ञान 
आज भी सूक्ष्म रूप से वत्त मान था, वाबाजी महाराज उसका मूलो- 
च्छेद करने के लिए कटिवद्ध थे! लाहिड़ी महाशय के चैतन्य में उस 
दिन एक विराट्‌ आलोड़न जाग उठा । 
बाबाजी महाराज को अपने घर ले जाकर उन्होने उनका आदर, 
सत्कार ऐवं सेवा की। योग-साधना के संबंध में आवश्यक निर्देश 
प्रदान करके गुरुदेव वहाँ से विदा हुए। 
इसके वाद से लाहिड़ी महाशय के मनोभाव में एकबारगी परिवत्तंन 
हो गया। अब वह सब्र जीवों में नारायण के दर्शन करने लगे। दुष्ट 
एवं पापीजनों को भी ईइवर समझ कर वे मन ही मन प्रणाम करने 
से नहीं चूकते। दर्शनार्थी एवं भक्तजनों के प्रणाम करने पर वे भी 
प्रत्याभिवादन करते। 
दानापुर में रहते हुए वे धीरे-धीरे योगाचार्य के रूप में अपने को 
प्रकट करने लगे। दो-चार जिज्ञासु मोक्षकामी भक्त भी उनके समीप 
क्रमश: उपस्थित होने लगे । वृन्दाभगत नामक एक सिपाही 
उनका परम दीक्षित शिष्य था। योग साधना द्वारा लाहिड़ी महाशय 
के उस निरक्षर शिष्य ने जो सफलता प्राप्त कर ली थी, वह्‌ आइचये- 


जनक थी । 


योगी इयामाचरण लाहिड़ी 


एक बार वाकीपुर के जमींदार के यहाँ विशिष्ट-आास्तज्ञ: पंडितों 
के बीच धर्म-तत्त्व विषय को लेकर श्ास्त्रार्थ चल रहा था । वृन्दा 
भगत भी उस दिन अपने कई साथियों के साथ श्रोतारूप में उपस्थित 
था। पंडितों की कतिपय श्रमपूर्ण उक्तियों का श्रतिवाद करते हुए 
उसने एकाएक धर्म के मूल तत्त्व की व्याख्या आरम्भ कर दी। 
उसकी यह व्याख्या साधन लब्ध. अनुभूति से पूर्ण और अनुभूत 
सत्य की दीप्ति से उज्वल थी। उस निरक्षर सिपाही के उस दिन के 
भाषण ने पंडित मंडलो को चकित कर दिया । लाहिड़ी महाशय के 
आश्रय में रहकर वृन्दा भगत बाद में चलकर एक सार्थक योगी के 
रूप में प्रसिद्ध हो गया । लाहिड़ी महाशय उस समय अपने इस 
शिष्य के सम्बन्ध में सस्‍्नेह कहा करते थे, “बृन्दा सच्चिदानन्दसागर में 
उतरा रहा है।” 

रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के बाद लाहिड़ी महाशय लगभग 
पचोस वर्ष नौकरी में रहे। आफिस के कार्य से जब जहाँ वे रहते 


दो-चार प्रकृत अधिकारी पुरुषों को निगृढ़ योगसाधन की शिक्षा 
प्रदान करते । इस समय बिहार के मुगेर औद भागलपुर तथा 


बगाल के विष्णुपु र, बाँकुड़ा और क्ृष्णनगर से योगसाधन की शिक्षा 
प्राप्त करने के उद्य शय से एक शिष्य-दल उनकी सेवा में उपस्थित हुए। 

१८८५ ई० में लाहिड़ी महाशय सेवा-निवृत हुए। इन महासाधक 
के चरणों में इस समय से ही दल-के-दल साधक मुमुक्ष जन एकत्र होने 
लगे। सिद्ध योगी के आचाये-जीवन की वृहत्तर भूमिका इस समय 
से ही आरम्भ हुई । 

लाहिड़ी महाशय अपनी गुरु-प्रदत्त योगसाधना की शिक्षा-दीक्षा 
प्रधानतः गृहस्थाश्रम के साधक जनों को ही दिया करते थे। बाबाजी 
महाराज ने उन्हें आदेश किया था, “इ्यमाचरण, तुम संसार में 
लौट जाओ। वहाँ रहकर योग-युक्त साधु गृहस्थ-समाज को प्रतिष्ठा 
करो, प्राचीन योगसाधन की निगूढ़ धारा को पुनरुज्जीवित करो ।” 
इसीलिए लाहिड़ी महाशय चाहते थे कि उनके शिष्यगण आध्यात्मिक 


त के मह कक 
भ््र भारत के महान साध' 


मार्ग में उस्तति करके गुहस्थाश्रम में ही रहें। साधनेच्छु जवों को 
संन्यास ग्रहण करने से वे मना करते थे । उनको सावधान करते 
हुए कहा करते थे, “संन्यास-जीवन बड़ा कठिन और दायित्वूर्ण है। 
जान रखो गृहस्थाश्रमी की भूल-चूक के लिए कुछ क्षमा हो सकती 


है, किन्तु संन्यासी की भूल-चूक के लिए कोई क्षमा नहीं।' क्रिन्तु 
वस्तुत: इन सब गृहस्थ भक्तों एवं शिष्यों के अतिरिक्त उनके कितने 
ही स्वत्यागी. ब्रह्मचारी एवं दण्डी संन्‍्यासी शिष्य भी थे । 

'काशी का बाबा' या 'योगीराज' के रूप में अब वे जतस,धारण 
में अभिहित होने लगे थे। ऊँच-नीच, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सत्र 
सम्प्रदायों के मुमुक्षु जनों के लिए योगिराज का क्ृपा-हार निरन्तर 
खुला रहता था । निरक्षर सिपाही वृन्दा भगत जिस प्रकार उनके 
आश्रय में रहकर एक योगसिद्ध महापुरुष बन गया उसी प्रकार 
अब्दुल गफूर खाँ नाम का एक गरीब मुसलमान भक्त भी उनसे 
योगसाघन की शिक्षा प्राप्त करके योग की उन्‍नतावस्था को प्राप्त 
हुआ। दरिद्र काशीवासी से लेकर काशी-नरेश ईइवरी नारायण 
सिंह जैसे प्रभावशालो व्यक्ति दीक्षा लाभ के लिए योगिराज के 
शरणागत होते देखे जाते थे । गृहस्थ भक्तों के साथ-साथ विशिष्ट 


संन्यासी साधकों का भी :नके समीप आना-जाना लगा रहता था। 
संन्‍्यासी साधकों में जो लोग उनके समीप आया-जाया करते थे, 


उनमें देवघर के श्री बालानन्द ब्रह्मचारी एवं काशी के श्री भास्करानन्द 
सरस्वती के नाम उल्लेखनीय है । 


समाज के विभिन्‍न वर्गों के बहुसंझ्यक शिष्यों से घिरे रहकर 
लाहिड़ी महाशय अब काशी में बास करने लगे थे । उनके सिद्ध 
जीवन के अन्तिम दस वर्ष आश्चर्यजनक योग-विभूतियों एवं करुणा 
के अनुपम माधुर्य से परिपूर्ण ये । काशोपुरी जैसे भारत के श्रेष्ठ 
अध्यात्म-केन्द्र में रहते हुए योगिराज की अलौकिक लीलाएँ एक-एक 


कर प्रकट होने लगीं। उन लोलाओं की अद्भुत कहानियाँ आज 
भी लोगों के मुख से सुनी जाती हैं। 


योगी श्यामाचरण लाहिड़ी श्र 


लाहिड़ी महाशय उस समय काशी के गएछड़ेश्वर मुहल्ला में रहा 
करते थे। उनके अन्तरज्भ शिष्य युक्तइवर प्रायः नित्य गुरु के दर्शन 
के लिए जाया करते थे। राम उनके एक घनिष्ठ मित्र थे, जो प्रायः 
उनके साथ हो लिया करते थे। योगिराण का सत्संग-लाभ और उनके 
उपदेशों को सुनकर दोनों के दिन बड़े आनंद से व्यतीत हो रहे थे। 
अचानक एक दिन राम हैजा रोग से आक्रांत हुआ। रोग भयातक 
था। युक्त इवर घबराये हुए दौड़कर गुरुदेव के निकट पहुँवे । लाहिड़ी 
भहाशय ने रोग की चिकित्सा के लिए कुशल डाकटरों को बुलाने की 
सलाह दी। ऐसा ही किया गया । 

शहर के दो प्रसिद्ध अनुभवी डाक्टर रोगों की शय्या के पास 
तत्पर थे, फिर भी चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हो रहा था। डाबटरों 
ने हताश होकर युक्तेश्वर को बता दिया कि रोगी अधिक-से-अधिक 
दो घंटे तक जीवित रह सकता है। युक्त इवर फिर दौड़कर गुरुदेव के 
यास गये और रोगो की गंभीर अवस्था से उन्हें परिचित कराया। 
आसन पर बैठे हुए योगी के चेहरे पर किसी प्रकार का उद्व ग॒ नहीं 
देखा गया। उन्होंने युक्त श्बर से केवल इतना ही कहा; “जाओ, भय 
मत करो । डाक्टर तो देख ही रहे हैं !” 

लौटकर आने पर युक्तेश्वर को मालूम हुआ कि रोगी के बचने 
की कोई आशा नहीं है। यह कह कर दोनों डाक्टर चले गये हैं। मृत्यु के 
यूवे क्षण राम एक बार क्षोण स्वर में बोला, “भाई गुरुदेव से जाकर 
कहो, मैं अब चला । एक बात और, अंत्येष्ठि क्रिया के पूर्व मेरे इस 
शरीर को वे आशीर्वाद दें।” राम के निष्प्राण झ्वरीर को घर में 
रखकर युक्तेइवर उसी समय दौड़कर गुरु के समीप गये । लाहिड़ी 
महाशय ने पूछा “क्यों, राम का क्या हाल है ?” शोकातुर युक्त इ्वर 
रोपड़ा। रोते हुए उत्तर दिया “गुष्देव. स्वयं चलकर देख लें, वह 
कैसा है। उसके मृत शरीर को इमझान लेजाने का उद्योग हो 
रहा है।' 
“शांत होओ।” इतना कहकर या।गिवर ने आँखें मूंद ली। उनकी 
घ्यानाविष्ट मृत्ति कुछ समय तक नीरव एवं निशचन रही । इसके वाद 


भ्र्ड भारत के महान साधक 
जब बाह्मज्ञान लौट आया, उन्होंने सामने जलते हुए दीप से थोड़ा सा, 
रेड़ी का तेल निकाल, उसे युक्तशवर के हाथ में देते हुए कहा, जाओ 


इसे तुरत राम को पिला दो ।” 

युक्त भवर को बड़ा आइचय हुआ। किप्तको पिलाया जायगा ? 
राम की मृत्यु तो उसकी आँखों के सामने ही हो चुको थी। और 
गुरुदेव को भी तो यह मालूम ही है, उनसे तो कभी कोई धूल नहीं 
हो सकती । 

फिर भी आदेश्ानुसार उसे कार्य करना ही होगा। इसलिए वह 
शीघ्र लौट कर घर आ गया। उस समय तक राम का गरीर एकदम 
शीतल हो गया था, जीवन का कोई लक्षण नहीं । किसी प्रकार मुह 
के अंदर कई बूंद तेल डाल दिया गया। इसके बाद जो अलौकिक 
घटना देखी गई, उससे जितने लोग वहां उपस्थित थे विस्मय-विमृढ़ हुए 
बिना नहीं रहे । 

सब लोगों के समक्ष ही राम के निःस्पंद शरीर में धीरे-धीरे प्राण 
संचार होने लगा और वह होस में जाने लगे। स्वस्थ होने पर 
उन्होंने उस दिन की विचित्र अभिज्ञता का इस प्रकार वर्णन किया- 
मुझे दिखाई पड़ा कि एक ज्मोतिभय पुरुष के रूप में लाहिड़ी महाशय 
मेरे सिरहाने खड़े हैं। मुख्॒भण्डल पर मधुर हंसी विखेरते हुए शांत 
स्वर में योगिराज कह रहे हैं, “राम और कितना सोओगे ? जाग 
पड़ो, और तब शीघ्र मेंरे समीप आ जाओ |” युक्त इवर कहा करते 
थे, इसके बाद में जो घटना घटित हुई उसे यदि मैं अपनी आँखों से 
नहीं देखता, तो सब मुझे एक गप जैसा श्रतीत होता। उन्होंने 
आदइचर्य के साथ देखा कि सचमुच राम कपड़ा पहनकर अपने गुरु 
देव के समीप जाने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद दोनों मित्र 
एक साथ गाड़ी पर सवार होकर 39 अद॒शत के पास पहुँचे । 

रहस्यपर्ण भाव से हँसते हुए योगिराज बोले, “युक्तेशवर, आगे से 
किसो मृत शरीर को देखते ही फौरन एक बोतल र का तेल जुटा- 
कर रखना। प्रत्यक्ष देखा तो इस तेल की कई बूँदों ने यम को भी 
परास्त कर दिया ।* 


लाहिडी महाशय की पेंह परिहास सुनकर जितने लोग वहाँ 


योगी इ्यामाच रण लाहिड़ी श््श्‌ 


उपस्थित थे, सब हँसने लगे । कितु युक्त रवर को असल वात उसी 
समय समझ में आ गई। योगिराज लौकिक रीति के अनुसार वैज्ञानिक 
चिकित्सा में ब्याघात उत्पन्त करना नहीं चाहते थे, इसलिए डाक्टरों 
को मौका दिया गया। और यह्‌ रेड़ी का तेल बस्तुतः कोई महत्त्वपूर्ण 
वस्तु नहीं था वह तो उपलक्ष्य मात्र था। युक्‍तेह्वर के मन में यह 
छिपी हुई आक़रांक्षा थी कि एक रोगनाशक औषधि दी जाय । इसलिए 
उसके संतोषार्थ उस दिन गुरुदेव ने तेल प्रदान किया था । यही 
चीज उस समय वहाँ सुलभ थी, इसलिए गुरुदेव ने सहज ही उसका 
व्यवहार किया था। मृत देह में प्राण-संचार तो उतके योगव्रल से 
ही हुआ था, इसमें जरा संदेह नहीं । 

योगिराज इ्यामाचरण अपने आश्रित शिष्यों के योग-क्षेम के 
संबंध में सदा सतक रहा करते थे । अभया नाम की उनकी एक श्रिय 
श्षिष्या थी। उसके पति कलकत्ते में एक वामी वकीछ थे। इस दरम्पति 
की आठ संतानें थीं, जिनमें एक-एक कर सभी क्रूर काल द्वार कवलित 


हो चुकी थीं। इसलिए जब अभया संतानसंभवा हुई, उसने गुरुदेव के 
चरणों को पकड़ कर अपनी नवीं सन्‍्तान की प्राण-रक्षा के लिए विनती 


की और कहा कि आपको इतनी क्या करती होगी। आश्वित-वत्सल 
लाहिड़ी महाशय ने कहा, “अच्छा,अच्छा ऐसा ही होगा ! इस बार 
तुमको एक कन्या होगी और वह अच्छी तरह जीवित रहेगी । कितु 
मेरा एक विशेष आदेश है, जिसके पालन में तुम से त्रूटि नहीं होनी 
चाहिये ! शिशु का जन्म रात्रि में होगा । उस समय से लेकर सूर्योदय 
तक घर में एक तेल का दीप जलते रहना चाहिये। किंतु सावधान | 
प्रसूतिगृह में जो लोग हों, वे सो न जायें और दीप कभी बूझे नहीं । 
अभया के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। आदेशानुसार घर 
में दीप जलाये रखने की व्यवस्था की गयी। किंतु रात के अंतिम 
पहर में प्रसूति और धाई दोनों सो गयीं। दीप का तेल भी समाप्त 
होने पर है-लौ बुझने-बुझने पर है। इसी बीच में प्रसूत-हि मेंगू 


शर्ट भारत के महान साधक 


एक अलौकिक कांड हो गया। कमरे का बंद दरवाजा एकाएक हवा के 
झोंके से खूल गया । अभया की नींद टूट गयी और उसने विस्म्य - 
विस्फारित नेत्रों 8 देखा कि लाहिड़ी महाशय कमरा के दरवाजे पर 
खड़े हैं। टिमटिभाते चिटराग की लौकी ओर अंगुली से इशारा करते 
हुए वे नव प्रसूती को कह रहे हैं, 'अभया ! इधर देखो बत्ती बुझती जा 
रही है।” वह हड़बड़ा कर उठी और दीप में तेल ढाल दिया। उसी 
क्षण गुरुदेव की करुणाधन मूर्ति न मालूम कहाँ अदृश्य हो गयी । 
यह महिला एक बार गुरुदेव इयामाचरण के दर्शनों के लिए उत्कंठित 

होकर कलकत्ता से काशी जा रही थी। हावड़ा स्टेशन पर पहुँचने के 
साथ-साथ वनारस एक्सप्रेस छूट गयी, ओर वह गाड़ो पर सवार न हो 
सकी । उनका हृदय दुःख से व्याकुल हो उठा। योगिराज की पवित्र 
मूत्ति का स्मरण करके वह रोने लगीं । 

इसी समय अचानक देखा गया कि प्लेटफार्म से कुछ दूर पर गाड़ी 
रुक गयी है ; ड्राइवर और इंजीनियर को इस प्रकार ट्रेन रुक जाने का 
कोई कारण मालूम नहीं हो रहा है। महिला दौड़ कर अपने सामान के 
साथ ट्रेन के डब्बे में सवार हो गयीं। आादचर्य, उनके स्थिर होकर बैठने 
के साथ-साथ गाड़ी चल पड़ी । काशी पहुँचकर जब वे गुरुदेव को प्रणाम 
करने गई , उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, “गाड़ी पकड़ ने के लिए कुछ 
और पहले चलना होता है । तुमलोग मुझे कितनी परेशानी में डाल 
देती हो ! बोलो तो यदि बाद की गाड़ी से काशी पहुँचती, तो इससे 
क्या क्षति होती ?” 

काशी में उस समय तैलंग स्वामी के योगैदवर्य की बड़ी ख्याति 
थी। स्थानीय जनता तथा तीर्थयात्री उन्हें अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते थे । स्वामी जी महाराज एक दिन गज्भाघाट पर आसन लगाये 
बैठे थे। उनको घेर कर भक्तगण बैठे हुए थे। इसी समय धोती कुर्ता 
पहने हुए एक बंगाली सज्जनअपने दो साथियों के साथ उन्हें प्रणाम 


करने के लिए वहां पहुंचे । 


योगी दयामाचरण लाहिड़ी भ्र्छ 


आगत सज्जन का मुखमण्डल आन दोत्फुल्ल था। घीर-गंभीर पद 
से उन्हें आगे बढ़ते हुए देखकर स्वामीजी सहूर्ष उठकर खड़े हो गये । 
उस समय ऐसा लगा मानों योगसाधना का मूर्त्त मैनाक पर्वत किसी 
जादू के स्पर्श से सचल बन गया हो। स्वामीजी ने आगे वढ़कर 
नवागन्दुक को अपनी विशाल छाती से लगा लिया। उस समय श्रेष्ठ 
योगी तैलंग महाराज का सर्वाज्ध आनंद के आवेग से उच्छलित हो 
रहा था। है 

आगम्तुक सज्जन कुछ क्षणों तक उनके समीप रहे, उसके बाद 
श्रद्धाभाव से प्रणाम करके अपने साथियों के साथ चले गये । 

तैलंग स्वामों के अंतरज्भः भक्त अबतक विस्मित होकर इस दृश्य 
को देव रहे थे। इन गृहस्थ सज्जन की अभ्यर्थना करके स्वामोजी 
फितने उललसित हो रहे थे। इस प्रकार हर्षोत्फुल्ल भाव से उन्हें कभी 
किसी का प्र मालिगन करते नहीं देवा गया था इस प्रकार का दृश्य 
उनके भक्तों ने अवतक कदाचित्‌ ही प्रत्यक्ष किया था। आगस्तुक के 
चले जाने पर सबने उत्सुक होकर स्वामोजी से पूछा, "बाबा, ये 
व्यक्ति क्या इतने बड़े साधक थे कि आपने इतने उत्साह के साथ 
उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया ?” 

स्वामीजी ने प्रशांत कंठ से उत्तर दिया, ' योग-साधना की जिस 
उनन्‍्नतवस्था पर पहुँचने के लिए साधकों को लंगोट तक छोड़नी पड़ी है, 
गृहस्थी में रहते हुए भी इस पुरुष ने उस पद को प्राप्त कर लिया है।”! 

उपस्थित भकक्‍तमंडली को इसके बाद पता चला कि ये असाधारण 
योग-विभूति के अधिकारी ह्यामाचरण लाहिड़ी हैं। भारत के अन्य- 
तम श्रेष्ठयोगी 'बाबाजी माहराज' की निगूढ़ साधन पद्धति को इन्होंने 
आयत्त किया है। गृहस्थाश्रम में रहकर प्रधानतः गुढस्थों में योग- 
साधना का प्रचार करना इनका ब्रत है। काशी के अध्यात्म-मंडल में 
उस दिन से लाहिड़ी महाशय के संबंध में विशेष रूप से चर्चा होने लगी। 
योगिश्रे ष्ठ महब्रह्मज्ञानी तैलंग स्वामी की स्वीकृति मिल जाने पर 


साधक समाज के एक नेता के रुप में शीघ्र ही उनकी प्रसिद्धि हो गयी । 
८१ 


भ्र्ध भारत के महान साधक 


लाहिड़ी महाशय के एक दीक्षित शिष्य स्वामी केवलानन्द 
भास्करानन्द सरस्वती से वेदांत पढ़ा करते थे । भास्करानन्द जी ने किस 
प्रकाश योगिराज इ्यामाचरण से योगसाधन की कुछ शिक्षा प्राप्त की 
थी, इसका विवरण केवलानन्द जी ने दिया है। श्यामाचरण महायोगी 
वाबाजी महाराज के शिष्य और उनकी निगृढ़ योग-साधन के अधिकारी 
थे। स्वामी भास्करानन्द जी से यह बात छिपी हुई नहीं थी । उनसे 
योग की कई विशेष पद्धतियों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 


उत्कंठित होकर उन्होंने लाहिड़ी महाशय. को अपने आश्रम में पधारने 
के हेतु आमंत्रित किया। लाहिड़ी बहाशय केवलानन्द जी से आमंत्रण 


को वात सुनी । इसके बाद रहस्यात्मक ढंग से उन्होंने जो उत्तर दिया, 
वह बड़ा तात्पयंपूर्ण था । उन्होंने कहा, “प्यास लगने पर प्यासा 
मनुष्य कुए के पास दौड़कर जाता है । कुआ कभी उसके लिए 
अपना स्थान छोड़ता है ? ! 

वाद में चलकर एक निजंन उद्यान में अकस्मात्‌ दोनों एक दूसरे 
से मिले। कृपालु लाहिड़ी महाशय ने उस समय भास्करानन्द जी को 
योग की कतिपय गूढ़ शिक्षा प्रदान की । 

योगिराज की घममपत्नी काशीमणि देवी अपने पतिदेव के योगेश्वर 
के सम्बन्ध में कितनी ही कहानियाँ सुनाया करतो थीं। बाद में 
आचाये योगानन्द न उनमें से कुछ तथ्यों का संकलन किया था । एक 
दिन बहुत रात बीते काशी देवी की निद्रा अचानक भंग हो गयी । 
उन्होंने जगकर देखा, 'सारा कमरा एक उज्वल प्रकाश से भर गया है, 
और घर के एक कोने में पद्मासन लगाये हुएं योगिराज भूमि से ऊपर 
उठ कर शून्य में अवस्थान कर रहे हैं । काशीमणि तो यह दृश्य 
देखकर स्तम्भित हो गयी। वह मन-ही-मन सोचने लगीं, मैं स्वप्न 
तो नहीं देख रही हूँ? योगिराज पत्नी को ओर भी विस्मित करके 
मृदु गंभीर कंठ से कहने लगे, “नहीं ! यह तुम्हारा भ्रम नहीं है या 
एक स्वप्न में देखा हुआ कोई दृश्य नहीं है। तुम तामसी निद्रा से जाग 
उठो-चिरकाल के लिए जाग्रत हो जाओ !” इसके बाद उनका 


योगी श्यामाचरण लाहिड़ी भ्््‌ 


शरीर धीरे-धीरे शुन्‍्य से अवतरण करके भूमि पर आसीन हो गया। 
पतिदेव के चरणों में साष्ट/ज्भ प्रणत होकर काशीमणि ने उनसे साधन 
की प्रार्थना की। इसके बाद ही योगिराज ने उन्हें दीक्षा एवं मोग- 
साधना प्रदान की । 


एक बार लाहिड़ी महाशय की एक भक्तिमती शिष्या ने उनसे एक 
फोटो की माँग की । फोटो देते समय उन्होंने कहा, “यदि सचमुच भक्ति- 
विश्वास करो और मानो तो यही एक परम अवलम्ब होगा, नहीं तो एक 
साधारण फोटो मात्र ।” 

इसके कुछ समय बाद की घटना है। एक दिन संध्या समय यह 
महिला एक गुरुबहन के साथ बेठ कर ज्ञास्त्र ग्रन्थ पाठ कर रही थी। 
सामने टेबुल पर लाहिड़ी महाशय की तस्वीर रखी हुई थी। उस दिन 
एकाएक बड़े जोरों का आँधी-पानी शुरू हुआ और उस घर के ऊपर 
बिजली गिरी। महलाएँ जिस ग्रन्थ का पाठ कर रहो थीं, वह बिजली 
से आहत हुआ, कितु दोनों महिलाएँ आइचर्यजनक रूप में गुरुकृपा से 
बाल-बाल बच गई । दुघेटना के समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि कोई 
अदृश्य कल्याण-शक्ति एक बर्फ की दीवार द्वारा बिजली के आघात से 
उनकी रक्षा -कर रही है । 


लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य काली कुमार राय ने गुछ्देव के 
सम्बन्ध में कितनी ही मनोज्ञ कहानियों का विवरण दिया है । उन्होंने 
लिखा है, ''मैं ठाकुर के काशी स्थित घर पर बार-बार जाया करता था 
और वहाँ कई सप्ताहों तक ठहरता था । उस समय देखता था। बहुत से 
साधु, सन्त, दण्डी, संन्यासी मध्य रात्रि में नीरव भाव से उनके चरणों 
में उपस्थित होते । उच्चतम ज्ञान-तत्त्व एवं दुरूह योग-साधघन की 
विभिन्‍न पद्धतियाँ वे श्रद्धा के साथ गुरुदेव से शिक्षा के रूप में ग्रहण 
करते। और, ये सब आगंतुक तड़के ही चुपचाप न मालूम कहाँ चले 
जाते । लगातार कई सप्ताहों तक मैंने ठाकुर को सोते नहीं देखा ।” 


योगिराज लाहिड़ी महाशय उस समय विराट्‌ अध्यात्य-श्रक्ति 


६० भारत के महान साधक 


के उच्चासन पर अधिष्ठित हो चुके थे। साधना एवं शक्ति का दिव्य 
भांडार जन कल्याण के लिए उन्मुक्त करदेने को वे बेठ थे । भर्ेत, 
मुमुक्षु, योग-साघन-प्राप्त शिष्यगण, जो कोई भी इस महापुरुष के दर्शन 


करते, अपा्िव आनन्दघारा में अभिषिकत हुए बिना नहीं लौटते । 
लाहिड़ो महाशय के दरस-परस में ही न मालूम कितने संसारी जनों का 
तत्काल आध्यात्मिक रूपान्तर हो गया था। 

द्र्शनाथियों में कुछ अविश्वासी लोग भी हुआ करते थे । इनके 
आवागमन से लाहिड़ी महाशय के व्यवहार में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
किन्तु व्यंग्यविरूप करनेवाले दुष्ट प्रकृति के अविश्वासी व्यक्तियों को 
बीच-बीच में वे शान्ति प्रदान किया करते थे। योगमार्ग की मर्यादा-- 
रक्षा के- लिए सदा नि्लिप्त ध्यान-तन्मव योगिराज को बीच वीच में 
सतक॑ होते भी देखा जाता था। उनके शिष्य काली कुमार राय ने इस 
सम्बन्ध में एक कहानी का उल्लेख किया है । 

काली कुमार बाबू को दीक्षा ग्रहण किए हुए अभी कुछ ही दिन 
हुए ये और गुरु द्वारा निर्देशित साधन-पथ पर वे अग्रसर हो रहे थे । 
उनके आफिस का जो बड़ा बाबू था, उसे यह सब अच्छा नहीं लगता 
था। लाहिड़ी महाशय के विगरद्ध प्राय: व्यग्यपूर्ण बावयों का प्रयोग 
करता रहता था। एक बार काली कुमार बाबू का पीछा करते हुए वह 
भी लाहिड़ी महाशय के गछुड़ेश्वर महल्लावाले वासस्थान पर आया । 
उसका उद्दश्य था योगिराज के धर्माचरण को ढोंग सिद्ध करना और 
उनका अपमान करना । 

कमरे के अंदर लाहिड़ी महाशय के दस-बारह जन बेठे हुए थे। 
आगंतुक उनके सामने आकर बेठ गया। उसके आसन ग्रहण करने 
पर योगिराज ने घीर-गंभीर भाव से सब लोगों से पूछा, 'तुमलोग क्या 
आज एक विचित्र दृश्य देखना चाहते हो ?” सब ने सोत्साह 'हाँ' कहा । 
कमरे को तुरंत अँधेरा कर दिया गया। योगिराज के संकेत से उस 
समय भक्तों के सम्मुख धीरे-धोरे एक अलौकिक दृश्य प्रकटित 


होने लगा । 


योगी इयामाचरण लाहिड़ी ६१ 


सब लोगों ने देश्वा, एक सुदरी युवती लःल किनारे की साड़ी 

पहने हुई वहाँ खड़ी है। फिर कानो कुतार वाबू के आफिस का जो 
बड़ा बाबू था उसे पुकार कर लाहिड़ी महाशय ने तीक्षण स्वर में पूछा, 
* देखो तो, इस रमणी को पहचानते हो या नहीं ? इस समय तक 
इस आगंतुक की बहादुरी और व्यंग्य का उत्साह कुछ ठंडा- पड़ चुका 

था। डरी हुई आवाज में उसने कहा, “जी हाँ यह मेरी परिचिता है। 

भय और लज्जा से उप्तका चेहरा फक हो गया। उसने सब कुछ 
नि३छल भाव से स्वीकार किया । वह स्त्री उसकी रखेल थी। अपनी 
पत्नी और पुत्र के होते हुए भी इंस स्त्री के पीछे मूर्ख की तरह वह धन 
खर्च कर रहा है। योगिराज का अध्यात्म प्रभाव, उनकी योग-विभृति 
के इस विचित्र प्रकाश को देख कर उसके मन में वड़ा अनुताप हुआ । 
आँसू से रुधे हुए गले से उसने निवेदन क्रिया “बाबा, मुझे क्षमा करें, 
इस पाप-मोह से मेरी रक्षा करें। मुझे भी दीक्षा प्रदान करके अपने 
श्रीचरणों में शरण दें ।” 

कितु सर्वज्ञ योगेश्वर की दृष्टि में उसके अनुताप एवं दुःख वास्त- 
विक नहीं थे दीक्षा प्राप्त करने की जिसकी पूरो तैयारी नहीं है और 
जो उसका अधिकारी नहीं है, उसे वे किस प्रकार ग्रहण करते ? उत्तर 
दिया “अच्छा. आगामी छह मास तक यदि आप संयत होकर रहेंगे, तो 
मैं आपको दीक्षा दूंगा । 

उक्त उच्छूखल व्यक्ति को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । किसी 
प्रकार तीन महीनों तक संगत जीवन व्यतीत करने के बाद फिर उस 
रमणी के साथ उसका संपर्क हुआ और उसके दो महीने के पश्चात्‌ 
उसकी मृत्यु हो गई। योगिराज ने उस दिन क्यों उसका अनुरोध टाल 
दिया और छह मास के बाद दीक्षा देने की बात कही थी, 
इसका रहस्य अब लोगों की समझ में आया । 

विशाल योग-विभूति के ऐश्वर्य को लाहिड़ी महाशय सहज ही 
स्वच्छन्द भाव से धारण किये हुए चल रहे थे। बिना विशेष प्रयोजन 
के उन विभूतियों को प्रकट. करते हुए उन्हें नहीं देखा जाता था। कभो 


द्द्र भारत के महान साधक 


दुष्टजनों को दंड देने के लिए और कभी लीला के रूप में वे अपनी 
योग-शक़्िति का लोगों के सामने बीच-बीच में प्रकट किया करते थे । 
मुप्रुक्षु भक्तों के विश्वास को दृढ़तर करने के लिए भो वे कभी-कभी 
अपनी विभूति-लीला का प्रदर्शन करते थे । 

लाहिड़ी महाशय का पड़ोसी एक युवक एक दिन उन्हें प्रणाम 
करने के लिए आया। उसका नाम चन्द्रमोहन दे था । कुछ ही समय 
पहले डाक्टरी परीक्षा पास करके वह बाहर निकला था । योगिराज 
ने उत्ते आशीर्वाद दिया और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की उन्नति के 
सम्बन्ध में उससे कुछ प्रइन पूछने लगे। नया डाक्टर चन्द्रमोहन उनके 
अ्रदनों से बहुत उत्साहित हुआ और आधुनिक शरीर-विज्ञान के 
विभिन्‍न तत्त्वों को उन्हें समझाने लगा । 

प्रसंगक्रम में योगी ने डाक्टर से पूछा. “तुम्हारे चिक्रित्सा-विज्ञान 
में मृतक की क्या परिभाषा है, कहो तो ?” इसके बाद परिहास करते 
हुए बोले, 'अच्छा, तुम मेरी परीक्षा करके बोलो तो, मैं सचमुच मृत हूं 
या जीवित ?” 

चन्द्रमोहन उनकी देह की परीक्षा करके एकबारगी बवाक हो 
गया। इवास श्रश्वास को क्रिया का कोई भी लक्षण नहीं हृदयविड 
नि.शब्द निए्चल। सारे शरीर में प्राण का कोई भी चिह्न ढूंड़े नहीं 
मिलता । कुछ क्षणों के बाद आंखें खोलकर उन्होंने डाक्टर से कहा, 
“देखो चन्द्रमोहन, एक बात स्मरण रखो । स्थूल जगत्‌ के ज्ञान के 
बाहर अतीन्द्रिय सूक्ष्म लोक के अनेक तत्त्व एवं तथ्य हमारे लिए 
ज्ञातव्य हैं। तुम्हारा आधुनिक विज्ञान अपना सीमित ज्ञान लेकर 
वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, कितु भारतीय साधकों की योग-शक्ति 
सहज ही वहां पहुँच सकती है। ' 

चंद्रमोहन का उस दिन का विस्मय सदा के लिए श्रद्धा में परिणत 
हो गया। बाद में चलकर वे एक यशस्वी चिकित्सक के रूप में र्यात 
हुए । कितु लाहिड़ी महाशय ने उस दिन उसके सामने जो योग- 


योगी इयामाचरण लाहिड़ी ६३ 


लीला प्रकट की थी, उसके आधार पर उनका जीवन धीरे-धीरे रूपां- 
तरित होने लगा और अध्यात्म-साधना के पथ वे अग्नसर होने लगे । 

योगिराज कभी अपना फोटो खिचवाने के लिए राजी नहीं हुए । 
एक बार उनके भक्त एवं शिष्यगण उनक्रा फोटो लेने के लिए बहुत 
आग्रह दिखाने लगे । काशी के नामी फोटोग्राफर गंगाधर बाबू को 
बुलाया गया और योगिराज को बहुत अनुनय विनय के बाद राजी किया 
गया । केमरा के सामने जाकर योगिराज बालक के समान उसके यंत्र- 
कौशल तथा उसकी क्रिया के संबंध में कौतूहल प्रकट करने लगे । 
फोटोग्राफर भी उत्साहित होकर उन्हें केमरा के कल-पूर्जों और उसकी 
कार्यप्रणाली के संबंध में बहुत कुछ बताने लगा। 

फोटो लेते समय फोटोग्राफर बड़ी मुछ्ठिकल में पड़ गया। योगिराज 
की छवि न मालूम क्‍यों केमरा के 'विउ फाउडर' में प्रतिफलित नहीं हो 
रही है। बार-बार परीक्षा करके देखी गयी, कल पुर्ज में कोई गड़बड़ी 
नहीं थी । और, इससे भी बढ़कर आइचय का विषय तो यह कि अन्य 
कोई व्यक्ति यदि केमरा के सामने आता, तो उसकी छवि ज्यों-की-त्यों 
प्रतिफलित हो उठती । कितु योगिराज का प्रतिरूप उसमें दृश्यमान 
नहीं हो रहा हैं। किसी भी सम्भव कारण का पता नहीं लगने पर 
फोटोग्राऊर विमूढ़ हो गया । 

कौतुकी लाहिड़ी महाशय इतने समय तक चुपचाप बैठे हुए मुस- 
करा रहे थे। अब उन्हेंने पूछा, 'क्यो जी ! इस विषय में तुम्हारा 
विज्ञान क्या कहता है, बोलो तो ?” कुशल फोटोग्राफर इस अभूतपूर्व 
घटना का कोई कारण निर्णय नहीं कर सका और वह॒हतास हो गया। 
योगिराज से उसने कातर स्वर में कहा, “जहन्नुम में जाय हमारा 
विज्ञान ! मैं आपक्री शरण ले रहा हूँ । भाप अपने भक्तों की मनोकामना 
पूर्ण करें -और आपको तस्वोर खींचकर मैं भी अपने मन की रक्षा 
कर सक्‌। आप एक बार दया करें।” 

लाहिड़ी महाशय मुसकराते हुए फिर अपना फोटो उतरवाने के 


द्द्ड भारत के महान साधक 


लिए तैयार होकर बेठ गये । इस बार सब लोगों ने आइचर्य के साथ 
देखा, उनकी छवि हू-ब-हू केमरा में प्रतिफलित हो गई है । उस दिन 
जो फोटो लिया गया था, उससे ही उनका बहुप्रचारित तेलचित्र अंकित 
किया गया था। 

साधनहीन पंडितों को नि:सार धर्मालोचना में योगिराज ने कभी 
उत्साह नहीं दिखाया । आसन, मुद्रा, प्राणायाम एवं ध्यान आदि की 
गूढ़ यौगिक क्रियाओं पर वे विशेष जोर दिया करते थे । “'ध्यानलोक 
की प्रत्यक्ष अनुभूति का आस्वादन करो और परमात्मा का दर्शन 
प्राप्त करके उद्वुद्ध हो” - दर्शनाथियों को वे बराबर यही उपदेश दिया 
करते थे । जिस इंद्वियातीत राज्य में वे स्वयं विचरण क्रिया करते थे, 
शिष्य-भवतों में उप्तो के रहस्य का उद्बाटन करने में उन्हें सदा तत्पर 
देखा जाता था। गुरुदेव की प्रत्यक्ष अनुभूतियों का विभिन्‍न रूपों में 
परिचय प्राप्त करके उनके भवतों के हृदय में आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न 
हुए बिना नहीं रहती । 

एक दिन योगिराज भक्तमंडली से घिरे हुए बैठे थे। वार्तालाप के 
प्रसंग में वे गोता के कतिपय इलोकों की व्याख्या कर रहे ये । ह्सा 
वे रुक गये । केवल इतना ही बोले, “तुम सब लोग चुप रहो | मैं 
अनुभव कर रहा हूँ कि बहुत से नर-तारियों के जीवन एवं चेतना के 


साथ जड़ित होकर मैं स्वयं जापान के समुद्र में डूब कर मर रहा हूँ । ' 


सब लोग भय एवं विस्मय से स्तव्ध हो गये । कुछ क्षण बीतने पर देखा 
गया योभिराज धीरे-धीरे पुनः स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं । 


दूसरे दिन शिष्यों ने समाचार पत्र में पढ़ा--एक जापानगामी 
यात्री-जहाज समुद्र के किन;रे आकर डूब गया। इस दुर्घटना के कारण 
कितने ही यात्री मर गये। सब लोगों ने अनुमान किया, इस डूबते हुए 
सामुद्रिक जहाज के यात्रियों का आर्त्तताद कल योगिरांज की अंतर- 
सत्ता पर अकस्मात्‌ प्रतिफलित हो उठा था। सब जीवों 
एवं भूतों का जो अस्तित्व महाचंतन्य में अनस्यूत है, योगिराण के 


योगो श्यामाचरण लाहिड़ी दर 


साथ उसी का समन्वय हो गया है। इस अलौकिक घटना केःद्वारा 
योगिराज ने अपने शिष्यों के बीच उस दिन इसी सत्य को स्पष्ट कुए 
देना चाहा था। 


योगिवर श्यामाचरण द्वारा प्रचारित योग-साधना में कभी साधक 
को लौकिक कम से च्युत होने के लिए नहीं कहा गया । उनके गुरुदेव 
का आदेश था कि गृहस्थ-जीवन के क्षेत्र में ही वे योग-साधन का बीज 
वपन करें। इसीलिए प्रायः देखा जाता कि योगिराज के संमीप 
आकर उनके गृहस्थ शिष्प्गण जब साधन-मार्ग के बाधा-विघ्नों की 
चर्चा करते तब वे हँसकर उनको उड़ा देते। समय का क्षभाव, जीवन 
सग्राम की तीब्रता-इसी प्रकार की अन्य असुविधाओं की बात वे 
कभी मानते के लिए तैयार नहीं होते। गृहस्थाश्रम में रहकर दीर्घ 
काल तक नौकरी करते हुए वे स्वयं इस प्रकार के जीवन में योग- 
साधना का आदर्श दिखा गये हैं। 


स्त्री-पुत्र के भरण-पोषण से लेकर वाराणसी में जन-कल्याण कर 
शिक्षण संस्था की स्थापना इत्यादि कोई लौकिक कार्य ऐसा नहीं था 
जिसकी उन्होंने उपेक्षा की हो । इन सब विषयों में उनकी कमतत्परता 
में कमी कोई भो त्रुटि नहीं देखी गयी। वत्तेमान युग के परिवेश में 
गाहेस्थ्य जीवत को अक्षुण्ण रख कर गुप्त रूप से योग-साधन करने 
का उपदेश वे सब लोगों को दिया करते थे। उनके द्वारा निर्दिष्ट 
साधन-मार्ग पर चलकर कितने ही लोगों ने अपूर्व योगशक्ति प्राप्त की 
और सम।|ज के विभिन्‍न स्तरों के न मालूम कितने नीरव साधकों ने 
अपने जीवन को धन्य बनाया। योगिराज के साधन-मार्ग की एक 
और विशेषता थी। वे किसी को स्वधर्म का परित्याग करने नहीं देते 
थे। चाहे जिस धर्म या जिस वर्ग का साधक हो, उनके योग-साधन' 
का आश्रय ग्रहण करु सकता था। इसलिए किसी को अपने आया5 
रित धर्मंया सामाजिक आचार-विचार का परित्याग करना नहीं 
पड़ता था। आध्यात्मिक जीवन के पथ-प्रदर्शक को भूमिका ग्रहण करके 
ही वे संतुष्ट हो जाते थे। 


€६/१ 


६६ भारत के महान साधक 


योगिवर श्यामाचरण के आचार्ग जीवन की समाप्ति अब क्रमश: 
सन्तिकट होती जा रही थी। महाप्रयाण के प्रायः छह मास पूर्व अपनी 
पत्नी काशीमणि देवी को एक दिन बुलाकर उन्होंने कहा, देखो, 
मेरे शरीरत्याग का समय अब निकटवर्त्ती हो रहा है। तुम लोग मेरे 
लिए शोक नहीं करना।” अपने कई अंतरंग भक्तों को भी उन्होंने 
दो-तीन मास पूर्व अपने आसनन्‍्न देह-त्याग की बात कही थी । इसके 
बाद वे एक विषाक्त घाव से पीड़ित हुए और इस रोग द्वारा ही अंत 
में उनके नश्वर शरीर का अवसान हुआ। 


योगिराज के देहावसन के पूर्व उनके एक शिष्य स्वामी प्रंणवानंद 
जी काशी से बाहर रह रहे थे। गुरुदेव की अंतिम अवस्था का हाल 
सुनकर वे अत्य'त उद्विग्न हो उठे । व्यस्त होकर काशी की यात्रा के 
लिए तत्पर होने लगे। इसी समय योगिराज की एक अलोक़िक मृत्ति 
उनके सामने आविभू त हुई। मूर्ति ने उससे कहा, “प्रणवानंद काशी 
जानें के लिए इतना व्यस्त क्यों हो रहे हो ? वहाँ तुम मुझे नहीं पा 
सकोगे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने के पूर्व ही मेरा देहांत हो जायगा ।” 
शिष्य प्रणवानंद शोक-विह्लल होकर रोने लगे। क्ृपामय योगिराज 
ने उन्हें अभयदान देते हुए कहा, “यह क्या ? भय किस बात का ? 
रोते क्‍यों हो ? मैं तो बराबर तुम्हारे साथ रहा हूँ। देह त्याग करने 
पर भी सद्गुरु की सत्ता तुम लोगों को मिलती रहेगी--जब आवश्यकता 
होगी, मिलेगी ।” 


योगी इयामाचरण के एक दूसरे शिष्य स्वामी केशवानन्दजी ने 
इस समय की एक अलोकिक घटना का वर्णन किया है। गुरुदेव के 
तिरोधान के कई दिन पूर्व एक दिन वे (केशवानंद) हरिद्वार की 
कुटिया में बैठे हुए थे। अकस्मात्‌ योगी इ्यामाचरण की ज्योतिमंय 
मूर्ति उनके सामने उदभासित हो उठी। दिव्य मूत्ति उनसे कहने 
लगी, “वत्स, तुम शीघ्र चले आओ।” इतना कहने के साथ- 
साथ वह मूृत्ति अदृश्य हो गयी। केशवानन्द भविलम्ब काञ्नी पहुंच 


योगी इ्यामाचरण लाहिड़ी ६७ 


गये। वहां देखा, गुरुदेव के लीला-संवरण में अब देर नहीं है। 
सेवानिष्ठ भक्त शिष्यगण उन्हें दिन-रात घेरे रहते थे । 


१८६५ ई० की २६ सितंबर। योगिराज द्यामाचरण के कक्ष में 
उनके कतिपय अंतरंग भक्त बेठे हुए हैं। अस्वस्थ अवस्था में ही वे 
गीता के कई इलोकों की धोरे-धीरे व्याख्या कर रहे थे। कुछ क्षणों के 
बाद सहसा शिष्यों की ओर देखते हुए शांत स्वर में बोले, “तभी तो, 
मुझे इस बार अपने स्थान को लौट जाना होगा ।” श्योकाभिभूत शिष्यों 
एवं भक्तों की साश्रु दृष्टि के सम्मुख ही धीरे-धोरे पद्मासन लगा कर 
बेठे। इस अवस्था में ही समाधिमग्न योगी ने महाप्रयाण किया । 

पूर्ण समारोह के साथ योगिवर श्यामाचरण के नश्वरु शरीर को 
गंगा-तट मणिकरणिका घाट पर भस्मीभूत किया गया। गुरु के चिर 
वियोग में उनके भक्तगण अधीर होकर कऋ्ंदन कर रहे थे। ज्योतिमय 
लोक के उस पार से भी विदेही योगिराज को इस समय अपनी 
अलोकिक लीला का विस्तार करते देखा गया। एक ही समय में 
भारत के विभिन्‍न स्थानों में तोन विशिष्ट शिष्यों ने अपने गुरुदेव की 
दिव्य मूत्ति को प्रत्यक्ष किया। जीवन एवं मृत्यु के दुल ध्य व्यवधान 
को दूर करके शक्तिधर महायोगी इसी प्रकार अमृतलोक के विस्मयकर 
चित्र अपने आत्मीय जनों के समक्ष उद्घाटित कर गये । 


द्रोगगिरि की एक पवेत-गुहा में, एक अलौकिक लीछा के बीच 
बाबाजी महाराज की योग-साधना का बीज रोपा गया, उसमें 
शक्ति का संचार किया गया। उन्हीं के उत्तर साधक के रूप में समाज 
एवं गाहेस्थ्य-जीवन के स्तर-स्तर में योगिराज श्यामाचरण ने उक्त 
बीज को विस्तारित कर दिया। ईइवर-निरदिष्ट महान्रत का उनके 
माध्यम से उद्यापन किया गया। 


श्री भोलानंद गिरि 


कुरुक्षेत्र प्रांतर को घेरकर संध्या का अंधकार धीरे-धीरे उतर रहा 
है। अस्तमान सूर्य की अंतिम किरणें भी विलोनप्राय हो गई हैं। 
पथचारी संसार-विरागी भोलादास द्रत॒गति से चले जा रहे हैं। 
अंधकार सघन होने से पहले ही उन्हें पस्ताना ग्राम पहुँचना है। 
उन्हें महायोगी गुलाब गिरिजी के प्रस्तिद्ध आश्रम में जाना है और 
उन महापुरुष का चरणाश्रय पाना ही उनका उद्दश्य है। 

सर्वेमय परमेश्वर को पाने की आशा में भोलादास ने सब कुछ 
त्याग दिया है। जीवन के प्रथम काल से ही जिस वैराग्य का अदृश्य 
इंगित उनके अंतर को निरंतर उद्बेलित करता रहा है, उसी का 
आह्वान आज उन्हें बुला रहा है। इसे टालने का उपाय कहाँ। 

पंजाब के मलेरकोटला के पास खुरदा ग्राम में भोलादास का 
निवास है। वहाँ से पैदल ही सारा रास्ता पार कर वह आ रहे हैं। 
पस्ताना अभी भी अढ़ाई कोस दूर है। वहाँ पहुँचकर योगिवर के 
चरणों में चिर दिन के लिए आत्म-समपंण किये बिना उन्हें 
शान्ति कहाँ ? 

गिरिजी महाराज प्रासादोपम अट्टालिका में निवास करते हैं। 
चौदह सौ गायों और पाँच सौ भेंसों के साथ इस विस्तृत क्षेत्र के वे 
मालिक हैं। उनके भक्त और साधक शिष्यों की संख्या भी कम 
नहीं । शिवकल्प और महातपस्वी गुलात्र गिरि की समग्र कुरुक्षेत्र 
अंचल में बड़ी ख्याति है। योग और भोग के युग्म सूत्र को यह 
अध्यात्म-महारथी नितांत सरलता से धारण किये हुए थे। अध्यात्म- 
साधना के लिए अधीर भोलादास ने उस रात्रि को इस राज- 
संन्‍यासी के दरबार में कम्पित हृदय से प्रवेश किया । 


७० भारत के महान साधक 


गुलाब गिरि महाराज की वयस अस्सी पार कर गयी है, कितु 
योगोद्वीप्त देह में बाधंकय का कोई आभास नहीं । दीर्घायत, सुन्दर, 
सुगठित शरीर में लावण्य-श्री झलमल कर रही है। परम प्राप्ति की 
महिमा से उनका मुखमंडल सव्वंदा हास्योज्ज्वल रहता और दोनों 
नेत्रों से दिव्य ज्योति सतत विच्छुरित होती रहती। साष्टांग प्रणाम 
कर भोलादास उठ खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर योमिवर से 
परमाश्रय की प्रार्थना करते हुए हृदय कौ आकुलता प्रकट कों। महा- 
पुरुष की प्रसन्‍न उज्ज्वल दृष्टि तत्काल इस अनिद्य सुदर तरुण की 
देह और मन पर सांत्वना का अमृत अलेप छगाने लगी। 

गुलाब गिरि महाराज ने मुमुक्षु भोलादास को ग्रहण किया । 
उनकी दिव्य दृष्टि से यह अगोच र नहीं रहा कि साधन-ग्रहणेच्छु बीस वर्ष 
का यह तरुण एक भस्माच्छादित वक्ति है अनर जीवन में इसको 
आलोक-रद्िमियाँ अगणित अध्यात्म-पथचारियों का मार्ग प्रकाशित 
करेंगी । 

भोलादास मै योगिगुरु के निकट संन्यास ग्रहण किया। उनका 
नया नाम हुआ नारायण गिरि । कितु उत्तरकाल में भोला गिरि के 
नाम से ही वे सवंस्नाधारण में परिचित रहे । 

आश्रम में प्रवेश करने के साय ही भोलादास को गुरु को आज्ञा 
हुई कि वे आश्रम की गाय-मैंस चरायें। आश्रम को बहुसंख्यक गायों 
और भेंसों का पालन युवक-शिष्यों को ही करना पड़ता था । इस 
तरह के कत्तंव्य-पालन के द्वारा ही गुलाब गिरिजी अपने शिष्यों की 
निष्ठा और त्याग तितिक्षा का मूल्य-निरूपण करते थे । 

गुरुदेव ने उनकी साधना के लिए एक निर्दिष्ट कर्म सूची तैयार 
कर दी। तीन बजे रात से ही शय्या त्याग कर यह तरुण शिष्य 
साधना में लग जाते। आश्रम की शिव-पूजा का भार उन पर ही सौंपा 
गया। शिव-पूजा के बाद गुरु महाराज एवं आश्रम के शिष्यों और 
अतिथियों के लिए भोजन भी उन्हें ही तैयार करना पड़ता । इसके अलावे 
उनके जिम्मे एक बड़ा काम था, एक मन दृव का मंथन कर मक्खन 


श्रो भोलानन्द गिरि छ१ 


निकालना । इसी तरह रात्रि के लिए पूजा, आरती और साधना- 
भजन का कारये-क्रम भी इनके लिये निर्दिष्ट था। 

प्रगाढ़ श्रद्धा और निष्ठा के साथ भोलानन्द अपने इन कत्तंव्यों 
को पूरा करते। परन्तु इतने पर भी ग्रुरुवव की शासन-कठोरता में 
कमी होने के लक्षण नहीं दिखाई पड़े । बिन्दु मात्र शिथिलता के 
लिये भी किसी तरह क्षमा नहीं मिलती । वे भत्संता और अपमान 
द्वारा शिष्यों का शासन करते । गुलाब गिरि जी के इन कठोर वाह्म 
व्यवहार के अम्यंतर में एक परम शुभेच्छा की अन्तःसलिला घारा 
संगोपित थी। साधक भोलानन्द को यह समझने में देर नहीं लगी 
कि गुह का यह कठोर शासन और तिरस्कार था भक्तों और शिष्यों 
की परिशुद्धि के निमित्त ही। इस ढूंग के निग्नह को ग्रुरु का अनुग्रह 
मानते और नितांत अम्लान भाव से उसके कठोर आदेशों को सिर 
आँखों पर धारण करते । 

गुद-शासन की कहानियों के प्रसंग में भोला गिरिजी अपने उत्तर 
जीवन में कहा करते --“मैं शिष्यों का वैसा शासन कहाँ करता हूँ ? 
ये दुबंल साधक हैं। एक सामान्य कटु वाक्य से ही इनका मन खिन्‍न 
हो जाता है। मेरे गुर्वेव अकारण ही सवंदा क्या मेरो कठोरु भत्सेना 
नहीं करते ? प्रारम्भ के दिनों में मन में बड़ा कष्ट होता, किन्तु पीछे 
समझ पाया - मेरी भक्ति की दृढ़ता और गुरु-निष्ठा की परीक्षा के 
लिए ही गुरुदेव का यह रूढ़ आचरण था। कठोर व्यवहार के आवरण 
में उनको कृपा प्रच्छन्‍्न थी। इसके अलावा मैंने यह भी सोचा, कटु 
शब्द भी तो हैं मिथ्या--माया ड्री, इससे क्‍यों अपने हृदय की शांति 
को नष्ट होने दूँ ? इसीसे गुरु महाराज के कठोर वाक्‍यों को सुनकर 
मैं मन-ही-मन हँसता । कितु आइचर्य का विषय यह कि मुझे हँसते 
देखकर गुरुदेव ने कटु वाकयों का प्रयोग करना छोड़ दिया !”” 

एक बार कड़ाके का जाड़ा पर रहा था। उस श्ीत-रात्रि में गुलाब 
गिरिजी भोलानन्द के ऊपर न जाने किस कारण से अकस्मात कुपित 


७२ भारत के महान साधक 


हो गये । क्रुद्ध कंठ से उन्होंने ततण शिष्य से कहा--“भोला तू इसी 
मुहूत्त में एक कौपीन पहन कर आश्रम से दूर हो जा. तुम्हारे समान 
तिकम्मे शिष्य से मेरा कोई काम नहीं । आज से मेरे आश्रम के साथ 
तुम्हारा कोई सम्पर्क नहीं - याद रखना । ' 

यह आदेश बिना मेघ का वज्ञाघात था। अपनी जानकारी में 
भोलानन्द ने गुरु के चरणों में कोई अपराध नहीं किया था। जो भी 
हो आदेशालंघन करने का दुस्साहस करनेवाले वे नहीं थे । 'जय गुरुजी, 
जय गुरुजी' कहते हुए भोलानन्द आश्रम की सीमा त्याग कर रास्ते में 
खड़े हुए । 

हड्डियों को कत्रानेवाली माघ की सर्दी। संन्‍्यासी भोलानन्द के 
शरीर पर मात्र एक पतला कौपीन है । ओढ़ने का सामान साथ में 
नहीं था। आँसू संवरण कर भोला गिरिजी विचारने लगे कि जिसके 
लिये वह सर्वस्व छोड़ आये थे, आज उनके ही चरणाश्रय से विच्युत 
होना पड़ा । अब वह्‌ कहाँ जाँय ? सभी सांसारिक बन्धनों को अपने 
हाथ से काटकर वह घर से बाहर हुए थे। अब उनके जीवन-मरण के 
प्रभु हैं ये ही गुंढदेव। उन्हें छोड़कर इस विशाल जगत्‌ में उनका 
अपना कहने को और कौन है ? इसीसे आश्रम के सीमा के बाहर 
जाकर उनके पैर अपने .आप रुक गये । अनावृत देह से शीत में काँपते- 
काँपते वह वहाँ ही सारी रात अपेक्षा करते रहे। अन्तर में चिन्ता 
चल रही थी--“यह देह तो गुरु को समपित है उनके ही आदेश से इस 
प्राणांतक शीत में वह बाहर हुए हैं। इसकी रक्षा करनी हो, तो ग्रुरु 
ही करंगे। इसके अलावा यह देह यदि विनष्ट ही हो जाय, तो इसमें 
क्षति ही क्‍या है? इस रकक्‍त-मांस के पिजरे के लिए ममत्व 
वोध व्यर्थ है। 

दुःसह शीत की रात्रि किसी तरह बीत गयी । प्रभात हुआ । 
भोलानन्द की देह उस समय ठंढक से अकड़ गई थी। प्रात:ःकाल 
आश्रम की सीमा के बाहर आकर गुलाब गिरिजी ने शिष्य को दोनों 
हाथ जोड़े खड़ा पाया । उन्होंने गम्भोर कंठ से कहा, “जाओ, आश्रम 
में जाकर कपड़ा पहन, शिव पूजा करने बैठ जाओ । 


श्री भोलानंद गिरि छ३ 


वहुत भक्तों और शिष्यों के बीच साधक भोलानन्द उत्तरोत्तर 
गुरुदेव का अधिकतर स्तेह एवं कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए । 
साधना, शास्त्र-अध्ययन और गुरु सेवा में भोलानन्द ने बारह वर्ष 
का लम्बा काल पस्ताना आश्रम में बिताया। इसके वाद गुरु ने एक 
दिन उन्हें बुलाकर कहा, “भोला, एक वार अपनी जन्म-भूमि जाकर 
जननो को प्रण-म कर भा तो-फितु याद रखना माता के पास जेसे 
परिचय न खुले ।/ 

भोला के अंतर में भूली हुई पुरानी स्मृतियाँ उमड़ आई । बहुत 
दिन पहले उनके प्रपितामह भक्तप्रवर भाई साबन खुरदा ग्राम में बस 
गये थे । वे सारस्वत ब्राह्मण थे। इसी वंश के परम निष्ठावान 
ब्रह्मदास के छ्वितीय पुत्र थे भोलानन्द गिरि। भक्तप्रवर ब्रह्मदासजी 
एवं उनकी पत्नी नन्‍्दा देवी की शिव-आराधना में बड़ी निष्ठा थी। 
संसार में किसी भी दिन उन्हें आथिक सुविधा प्राप्त नहीं हुई। फिर 
भी साधु संन्यासियों की सेवा में शिथिलता नहीं हुई । 

इस शुद्धसत्व ब्राह्मण-गृह की संतान की विशेषता भी बहुत 
चमत्कारिक थी। श्रथम संतान का नाम रतनदास। माता- 
पिता के परम प्रिय थे। परंतु, जैसे वैराग्य-संस्कार लेकर ही उनका 
जन्म हुआ। किशोरावस्था को पार करने के साथ ही विषय-विरक्त 
रुतनदास एक रात गृह त्याग कर कहीं चले गये ! इसके बाद फिर 
उनका पता नहीं चला। द्वितीय पुत्र महापुरुष भोलागिरि महाराज 
थे। तीसरे का नाम था शंकर दासजो इन्होंने भी अल्प वयस में ही 
संन्यास ग्रहण कर लिया । पीछे चल कर यह स्वामी शंकरानन्द के 
ताम से परिचित हुए। वे एक विशिष्ट मठ के अधिकारी थे। तात्पयें 
यह कि वैराग्य-प्रवणता इस परिवार की विशेषता थी। महायोगी 
झोलानन्द की प्रवणता इस परिवार की विशेषता थी। महायोगी 
भोलानन्‍्द के अंउर में जन्म से ही वैराग्य और मुमुक्षा के बीज छिपे थे। 

प्रथम पुत्र रतनदास के संसार त्यागकर कहीं चले जाने से ब्रह्मदास 
और नन्‍्दा देवी के हृदयों में सदा ही तीत्र अशान्ति की ज्वाला जल 


१०(१ 


छ्ड भारत के महान साधक 


रही थी। सारा संतार श्मशान-सा लगता। शिव की आराधना 
में निरत रहनें पर भी संतान-विच्छेद से जननी का अंतर आकुल-व्या- 
कुल रहता। इष्टदेव के चरणों पर माथा पटक-पटक कर वह विलाप 
करतीं। इसी समय एक निशीथ में नन्‍्दा देवी ने एक विचित्र स्वप्न 
देखा। जैसे देवाधिदेव शंकर उनके सामने खड़े हो कर कह रहें हैं-'“मैं 
तुम्हारी और तुम्हारे स्वामी की भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्‍न 
हुआ हूँ । पुत्र रतनदास संनन्‍्यासी हो गया है इसके लिए इतना 
शोक क्‍यों करती हो ? यह तो गौरव की बात है। मैं प्रसन्‍न हो 
वरदान देता हुँ--तुम्हें और तीन पुत्र होंगे। इनमें प्रथम महान 
वैरागी होगा. दूसरा इसी के पद-चिह्“ों का अनुसरण करेगा। केवल 
तीसरे को तुम अपने बीच संसार में रख सकोगी ।” 

शिव की ज्योतिमंडल मूत्ति उपयुक्त बातें कहकर अन्तर्धान हो 
गयी। नन्‍्दा देवी घवराई हुई शय्या पर उठ बैठी। उसी समय 
स्वामी को जगाकर स्वप्न का वृत्तांत सुना दिया। १८३२ खुष्टाब्द में 
ब्रह्ददास और नन्दा देवी के घर में एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र का जन्म 
हुआ। यही नवजात शिशु हैं हम लोगों के भोला गिरि महाराज। 
देवाधिदेव का वरदान पूरा पूरा फलित हुआ । भोलानन्द के परवर्त्ती 
भ्राता ने भी अपने बड़े भाइयों के समान संन्यास ग्रहण किया। 
केवछ कनिष्ठ भ्राता सुदरदास जी नें ही गृहस्थ-जीवन में रहकर 
माता-पिता की सेवा में अपने को लगाया। 

श्रीगुरु का आदेश-गर्भधारिणी जननी की चरण वंदना और 
जन्म-भूमि का दर्शन कर आना होगा। संन्‍्यासी भोलानन्द अविलंब 
खुरदा ग्राम जा पहुचे। बाल्य, किशोर और यौवन की नाना स्मृतियों 
से विजड़ित उनका यह चिरप्रिय ग्राम था। धीरे-धीरे वह ब्रह्मदास 
के घर पहुंचे। 'शिव इकर,' 'शिव शंकर' का उच्च स्वर से उच्चारण 
करते हुए उन्होंने भिक्षा-याचना की । वैसे ही माता नन्‍्दा देवी सामने 
आकर खड़ी हुई । 

भक्षा-ग्रहण के बाद दंड-कमंडलुघारी संन्यासी ने एक अद्भुत 


श्री भोलानंद गिरि ७५ 


कांड कर दिया । नन्‍्दा देवी के चरणों पर गिरकर वह साष्टांग 
प्रगाम कर बैठे । भीत संत्रस्त हो नन्‍्दा देवी अभियोग के स्वर में 
बोलीं, “' छिः-छिः: वाबा, आप संन्यासी, सर्वजन-प्रणम्य हैं। प्रणाम 
कर क्यों आपने मेरे सिर पाप चढ़ा दिया ?” भिक्षार्थी संन्यासी ने 
उत्तर में कहा, “भय नहीं माँ! मैंने मातृ भावना से ही आपको 
प्रणाम किया है, इससे आपको पाप नहीं लगेगा।” यह कहते हुए 
संन्‍्यासी जोरों से पाँव बढ़ाते हुए वहाँ से चल पड़े । बहुत दिलों के 
बाद माँ के इतने निकट आकर भोलानन्द ने अपना सच्चा परिचय 
नहीं दिया। अंतर की उठतो हुई भाव-राशि को दबा, गुरुजी की 
आज्ञा मात्र पालन कर वह उस दिन वहाँ से चले गये । 

सौम्य, प्रियदर्शन यह तरुण साधु नन्‍्दा देवी को बहुत अच्छा 
लगा। अपूर्व ममत्व-बोध मौर आनन्दप्य अनुभूति से उनका मातृ 
हृदय जैसे भर उठा। संनन्‍्यासी की उपस्थिति न जाने क्‍यों; इतनी 
देर उनके हृदय को मोहग्रस्त किये रही । उसके जाने के साथ ही 
एक अज्ञात कारण से उनका समस्त अंतर आलोडित हो उठा। खोये 
हुए प्रिय पुत्र भोलादास का चेहरा ही आज स्मृति-मंथन कर मानस- 
पट पर वार-बार उठने लगा। नन्‍्दा देवी अकस्मात्‌ चौंक पड़ो-- 
कौन था यह युवक संनन्‍्यासी, जो उनकी सारी सत्ता को इस तरह 
हिलाकर चला गया ? वह उनकी आँखों की पुतली, भोलादास तो 
नहीं ? अब उनके मन में यह भाव उठने लगा कि इस संन्यासी के 
साथ उनके भोलादास के चेहरे का बहुत सादुश्य है। पुत्र की वियोग- 
व्यया आज मातृ हृदय में दुगने वेग के साथ प्रवाहित होने लगी -- 
शोकाभिभूत जननी आँगन में मूछित हो गिर पड़ी । 

पस्ताना आश्रम में, गुरु के आश्रम में, भोलानन्द को बारह वर्ष 
कृच्छ ब्रत और कठिन साधना भें काटने पड़े। इसके बाद ग्रुलाब 
गिरिजी ने एक दित उन्हें बुलाकर कहा, “भोला अब तुम कहीं 
अन्यत्र जाकर अपना आसन लगा, कठोरतर साधना के ब्रती होओ । 
तुम्हारी गुरु-भक्ति की दृढ़ता और आंतरिकता देखकर मैं सत्य हो 
बहुत प्रसन्‍न हुआ हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें योग ओर भोग 


७६ भारत के महान साधक 


दोनों लाभ हों ।” परम प्राप्ति के साथ ऋषि-सिद्धि प्रभूति सभी 
योग-विभूतियाँ समय पाकर शिष्य भोलानन्द को करतल-गत होंगी, 
यही उस दिन गुरुदेव ने उन्हें वरदान दिया। 

दी्घे काल गुरु के सान्निध्य में रहने के बाद आज विच्छेद का 
कष्टप्रद काछ आया। विषाद-खिन्‍न हृदय से तरुण साधक ने गुरुदेव 
की चरण-वंदना कर पस्ताना आश्रम से बिदा ली। उनका गंतव्य 
स्थल था-मुक्ति-कामी साधकों का परमाकाक्षित साधन-स्थल, 
देवात्मा हिमाचल। गुरु के आदेशानुसार अन्य कई गुरु-भ्राताओं के 
साथ भोलागिरिजी नवीन तपस्था के पथ पर चल पड़े । 

हिमाचल पहुँच कर भोलागिरिजी ने साथी साधकों से अपने को 
अलग कर लिया। निभृत पर्व॑त-कंदरा में रहकर कठोर तपस्या करने 
का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। उत्तराखंड में उस समय तीत्र शीत 
पड़ना शुरू हो चुका था। उत्तुग पर्वंत-माला बर्फ जमने से दुरभिगम्य 
हो गई थी। नीचे के अंवलों में भी शीत के प्रकोप से मनुष्यों की 
गतिविधि वंद सी हो रही थी। 

सांसारिक कोलाहल से दूर यह निर्जन, परम शांत पार्व॑त्य प्रदेश 


स्वभावत: ही मनुष्य को अंतमु खी कर देता है-आकाश की ओर 
दृष्टि लगाये मौन गिरिमाला के साथ साधक की एकात्मता स्थापित 


होने लगती है. नवोन योगी ने एक पर्व॑त-गुहा में अपना ध्यानासन 
लगाया। कऋृच्छ ब्रत और कठोर तपश्चर्य्य के बीच भोलागिरि की 
साधना धीरे-धीरे अग्रसर हो चली । 

चारों ओर बर्फ पड़ रही है। तुषार-शोतल पहाड़ी हवा का वेग 
सहन करना अत्यंत कठिन हो रहा है। ऐसे समय में कठोर तपस्वी 
भोलानन्द के शरीर पर नाम मात्र को ही वस्त्र है, कमर में एक कौपीन 
मात्र। शीत के प्रचंड कोप से अकस्मात्‌ एक दिन वह न्यूमोनिया 
रोग से आक्रांत हो पड़े। साथी वा परिचर्य्या करनेवाला निकट में 
कहीं कोई नहीं । रोग की यंत्रणा से भोलानन्द एक दिन मूछित 
हो गिर पड़े । होश आने पर प्यास के मारे वह छंटपट करने 


शी भोलानन्द गिरि 


छछ 


लगे पानी के लिए। उनके प्राण ओठों पर आ गये। पास पड़े हुए 
कमंडलु को उठाकर देखा उसमें एक बू'द भी जल नहीं ! गुहा के पास 
ही एक पहाड़ी झरना था भोलानन्द किसी तरह रेंगते-रेंगते उसके 
किनारे पहुँचे । दोनों हाथ जोड़कर अंजलि में पानी भर वह पीते ही 
जा रहे थे कि भयानक विपत्ति घट गयी। कमजोर तो थे हो, पैर 
फिसल गया और वह जल-स्रोत में पड़ गये । 


ब्रह्मचज्ञान लौटने पर भोलागिरि जी ने देखा एक पहाड़िया 
उनकी सेवा शुश्र्‌ पा में रत है। पाव॑त्य नदी के एक स्रोत में बहकर 
इतनी देर में वह बहुत दूर चले आये थे। महाराज की सेवा में 
वह पहाड़िया आश्रयदाता जी-जान से लग रहा था। अपूर्व सहृदयता 
के साथ उसने उनके लिए औषधियों का संग्रह किया और पथ्यादि भी 
त्ेयार किया। इस पहाड़िये की सेवा-शुश्रू पा से भोलानन्द धीरे-धीरे 
आरोग्य-लाभ करने लगे। 


यह सरल प्रकृति पहाड़ी गिरिजी के साथ अज्ञय प्रीति-बंधन 


में बंध गया। देवानुग्रह से जिस नवीन संनन्‍्यासी से उसकी भेंट हुई 
थी उनसे दीक्षा लेने का उसने निव्चय कर लिया। सरल, श्रद्धावान 
इस आश्रयदाता के अनुरोध को भोलानन्द किसी तरह भी टाल नहीं 
सके। बाध्य हो उन्होंने इसे दीक्षा दी । यही भोला गिरि जी का प्रथम 
शिष्य हुआ । 


शरीर कुछ स्वस्थ होने पर भोलानन्द पस्ताना आश्रम लौट आये। 
लवदीक्षित पहाड़िया शिष्य भी उनके साथ आया। पस्ताना आश्रम 


आने का प्रधान उद्ृश्य था गुरुदेव का चरण-दर्शन। इसके बाद टटे 
हुए स्वास्थ का पुनरद्वार कर फिर तपस्या के लिए हिमाचल की दिशा 
में यात्रा करेंगे, यही उनका आंतरिक अभिप्राय था। 

गुरुदेव गुलाब गिरिजी ने अपने प्रिय शिष्य की दुर्घटना की 
कहानी सुनी । पहाड़िया की आंतरिक सेवा और यल से पुत्र-सम 
प्रिय भोलानन्द की जीवन-रक्षा हुई है, यह्‌ जान कर वह बहुत प्रसन्न 
हुए। वुरत उन्होंने उस व्यक्ति को पाँच सो रुपये का पारितोषिक प्रदान 


छ्य भारत के महान साधक 


किया। पहाड़ी भक्त पहले तो किसी तरह ये रुफ्ये लेने को राजो 
नहीं हुआ। भोलानन्द के बहुत समझाने-बुझाने पर उसने गुलाब 
मिरि का प्रसाद-स्वरुप मान इसे ग्रहण किया । 


कुछ दिनों के बाद भोलानन्द जी फिर तइ्चर्य्या के पथ पर बाहर 
हुए। कभी कनखल हरिद्वार के सन्निकट विल्वकेश्वर पर्वत पर, कभो 
हिमालय के गरुहा-गह्वर में नवीन तपस्वी अवनों योग-साधना में 
निरत रहने लगे। अनाहार-अनिद्रा में दिन और रात किस तरह कट 
रहे हैं, इसका ध्यान उस कठोर तपी संनन्‍्यासी को नहीं था। वह योग- 
क्रिया और ध्यान में तन्‍्मय रहते । 


अपनी अनुष्ठित दुष्कर तपस्या की चर्चा करते हुए उत्तर काल में 
अपने भक्तों का भोलागिरिजी कहते--“शिष्य को तपस्या सवंदा 
गुरु-कृपा को आकर्षित करती है। बिना कठोर तपस्या किये गुरु- 
कृपा कभी प्राप्त नहीं होती । यही देखो न, मुझे कितनी कठोर तपस्या 
करनो पड़ी, तब कहों जाकर गुरु-कतरा मिलो। चाहिए तीक्र वेराग्य, 
और गुरु-उपदिष्ट प्रणाली से एकनिष्ठ तपस्या, नहीं तो परम वस्तु 
की प्राप्ति कमी होती नहीं। संसार में तो देखते हो, माँ-बाप पुत्र का 
लालन पालन करते हैं शिक्षा-दीक्षा देकर विवाहादि कर देते हैं। 
उसके बाद उनका कार्य शेष हो जाता है। इस अध्यात्म-जीवन में 
गुरु का काम भी बहुत दूर तक इसी तरह का है। शिष्य को दीक्षा- 
दान देने के बाद वे साधन-दान करते हैं। इस साधना रूपी पत्नी का 
पाणिग्रहण किये बिना-कठोर तपस्या के ब्रती हुए बिना- मोक्ष रूप 
पुत्रलाभ से वंचित ही रहता है। इसकी असली जिम्मेदारी 
रहती है स्वयं शिष्य पर- उसके गुरु पर नहीं !” 


“साधक-जीवन कितना कठोर था; आज वह याद आती है। 
उस विल्वकेश्वर पवेत की गुहा में ही मेरे कितने वर्ष तपद्चर््या में कट 
गए हैं। उस समय हरिद्वार को रेल नहीं गयी थी--पहाड़ और वन 
में कितने बड़े-बड़े बाध और भालू दीख पड़ते। इन गुहाओं में 
जब तपोमग्न रहता, कितनी ही रातें अनिद्रा में ही कट जाती। 


भी भोलानन्द गिरि छ& 


साधनावस्था में कभी भी मैं निद्रा के वशीभूत नहीं हुआ, रात-दिन 
जप और ध्यान में डूबा रहा ।? 

एक बार भोलागिरि महाराज अन्य तीन गुरु मञ्राताओं के साथ 
हिमालय में रहकर योग-साधन कर रहे थे। घुनी के पास एक दित 
हठात्‌ एक वृहदाकार व्याप्न आ पहुँचा। भोलानन्द ने अपने साथियों 
को सास देते हुए कहा, “आओ हम सभी इस हिस्र की उपेक्षा कर 
अपने बीज-मंत्र के जप में डूबे रहें ॥ जप की झ्क्ति अमोध है, इससे 
असाध्य-साधन होता है ।” साधक-दल ने व्याप्त की उपस्थिति भूल 
कर मंत्र जप में मन को अभिनिविष्ट किया। दुर्भाग्यवश एक साधु ने 
आतंकित हो भयानक कांड कर दिया। किसी त्तरह भी अपने मनको 
शांत रखने में अक्षम हो वह जैसे ही त्रस्त-व्यस्त हो पलायन करने 
लगा कि व्यात्र एकाएक उसपर झपठा और गला पकड़कर खींचते- 
खींचते उसे जगल में ले गया। 

गुरु ब्राता की ऐसो सोचनीय मृत्यु से सभी झोकाकुल और 
अस्थिर हो उठे | साहसी साधक भोलानन्द ने इस समय उन्हें बुला कर 
कहा. “बन्धुगण, मंत्र जप में साथी का विश्वास नहीं था, इसी से आज 
उसकी यह दुर्दशा हुई | हम सर्वत्यागी संन्यासी हैं- मृत बन्धु या स्वजन 
के लिए मोह रखना हमलोगों के लिए उचित नहीं । इस कारण जो हुआ 
उसके लिए शोक न कर, आओ हमलोग फिर पू्वेवत्‌ साधना में लीन 
रहें ।” उनकी वातों से अनुप्राणित हो सभी फिर ध्यान में मग्न हो गये । 

एक बार भोलागिरिजी निःसंग हिमालय के एक दुरभिगम्य 
अंचल में योग-साधना कर रहे थे। इस समय एक दिन उन्हें एक 
विचित्र अनुभव हुआ । अरण्यवेष्ठित पहाड़ की गुफा में वह ध्याना- 
विष्ट बेठे थे कि हठात्‌ एक भालू ने गुफा में प्रवेश कर उन्हें जोरों से 
पकड़ लिया। असावधानी में आक्रमण के फल से भोलागिरि महाराज 
का ध्यान सहसा भंग हो गया। कितु इस विपद्‌ में वह जरा भी न 
घबड़ाये। साहस और उपस्थित-बुद्धि का आश्रय ले उन्होंने भालू 
की नाक और मुह को जोरों से धर दवाया और इसके बाद 


च० भारत के महान साधक 


उसे आलिंगनबद्ध हिये हुए पहाड़ से नीचे उतार लाये। निकट ही 
एक स्थान पर पहाड़ एकइम सीधा नीचे चला गया था। भोलागिरिजी 
ने इसके किनारे खड़े हो भालू से कहा “भाई, अब तुम अपना रास्ता 
लो, मैं भी अपना रास्ता लेता हूँ!” यह कहने के साथ-साथ आक्रमण- 
कारी भालू को नीचे गिराकर फिर वह घ्यान गुहा में वापस लौट आये। 

कटोर तपस्या और गुरु-कृप। के फल से जैसे-जैसे नाना आध्यात्मिक 
अनुभूति-छाभ करने लगे, परम प्राप्ति का संकल्प भी उनके मन में 
दृढ़तर होने लगा। कृच्छ साधन से उस समय उनका शरीर एकदम 
शीर्ण और शुष्क हो उठा। ध्यान-तन्मयता के कारण देह-बुद्धि उनको 
विलुप्त-सी हो गई । कितु इस कठोर तपस्या का फल अंत में एक दिन 
फलित हुआ। अंधकाराच्छुन्न परवव॑त-गुहा उज्भासित कर एक दिन 
देवाधिदेव शकर उस तरुण साधक के सामने आविभूत हुए । इष्ट-दर्शन 
ओर तत्त्व-ज्ञान के स्फुरण ले भोलागिरिजी की साधन-सत्ता में उस दिन 
अपूर्व रूपांतर हो गया । 

तीर्थ-परिक्रमा और देश पर्यटन की नाना विचित्र कहानियाँ उत्तर- 
काज़ में वह स्वयं सुनाते। भारतवर्प के दूर-दूर के तीर्थ स्थानों का ही 
नहीं, अन्य देशों के नाना दुर्गम अंचलों का भी एक समप्रय वह परिभ्रमण 
कर आये थे। भारत, तिव्वत और साइवेरिया के नाना अंचलों में 
घूमते हुए बारबार विधदों में पड़े और उबरे। ये रोमांचक कहानियाँ 
वे बीच-बी व में अपने शिष्यों को सुनाते। 

सामाजिक जीवन में रहने के समय बीच-बीच में जिन अनुभवों 
का संचय गिरिजी महाराज ने किया था वे भी कम कौतृहलोद्वीपक 
नहीं थे । एक वार घूमते-घूमते वह बम्बई शहर पहुँचे। मधु#री 
कर वह प्रतिदित अपना आहार-संग्रह करते। एक दिन भिक्षाके लिए 
वह वहाँ के एक धनी व्यक्ति के प्रासाद में घुध गये। न मालूम क्यों, 
इस संन्यासी को देखते ही उस धनी व्यक्ति और उसकी स्त्री 
के अंतर में एक विलक्षण ममत्व-बोध जाग्रत हो उठा। वे दोनों 
विचारने लगे, गौरतनु, दिव्याकांति इस संन्‍्यासी को यदि स्नेह 


श्री भोलानन्द गिरि बे 


बधन में बाँधकर बराबर के लिए रखा जा सके तो बहुत सुन्दर हा । 
उनको विवाह-योग्य एक सुन्दरी कन्या थी। सनन्‍्यासी के सग उसका 
विवाह कर देने के लिए दोनों आतुर हो उठे। उस घर में भोला 
गिरिजो के आदर-स्वागत की सामा न रही। विवाह के प्रस्ताव का 
उत्थापन करते हुए उस सज्जन ने संनन्‍्यासो से कहा कि इस प्रस्ताव 
से उनके सम्मत हान 4र स्वामी और स्त्रा दाना निर््चित हो तार्थ 
वासा हो जायेंगे । इस वितुल सम्पदा का भाग करते में गिरिजा के 
पथ म कोई बाध। न रहेगा । 

भोलागि[र्जी महाराज नारव रह सारा बातें सुनते रहे उसके 
बदद हुँँवते हुए कहने लगे, “आप लांगों का प्रस्ताव बहुत ही सहृदता- 
पूण हू। किंतु यह 'वयुल ऐश्वय त्यागकर आपलाग ताथवासा क्यों 
हाता चाहत हैं ? इतने दिन सम्तार में बिताकर क्या अ.पलागां को 
शांति और आनंद का लाभ नहीं हुआ ? 

उत्तर आया “बाबा सत्य हो इस ।वषय सुख में हमलागों को 
अवनक सच्चा आनन्द कभों नहा मिला । इसास तो इसका खोज में 
आज जीवन के शेष काल म हम बाहर जाना चाहत हैं। 

भालानन्द ने भ्मित हास्य से कहा, तब बिचारिये तो, जो पारथिव 
सम्बदा आउलोगों का सुखों नहीं कर सको वह मुझे आनन्द देगी, 
इ का क्‍या भरोसा * ध्रुञ़् आउजोग क्षमा करें, मेरे जावन का पथ चिर 
द्वित के लिए विह्ित हो चुरा है ।” विस्मित धना के प्रासाद से वह 
थ'र-बीरे बाहर हो गए। 

और, एक दिन भोलागिरिजी शहर में भिक्षा के लिए निकले । 
एक सम्पन्त गृहस्थ के घर में प्रवेश करते ही वह तोब्र भाषा में गाली- 
गे वैज करने लगा--' साला पाखंडी साधु कहीं का ! लोगों को ठगने 
के लिए तुम्हें दुसरो जगह न मिला ? पढ़ने-लिखने में कभो मन नहीं 
लगा, काम-धाम को धोखा दे, घूमता फिरता है! इसोसे अब साधु 
का वेश धरकर लॉ को ठगता फिरता है। दूसरों के घरों में मुफ्त 
का खाना खा-खाकर कैसा मांटा-तगड़ा हो गया है। इस घोखेबाजी 
११/१ 


फर भारत के महान साधक 


का व्यवसाय छोड़ सत्‌ उपाय से परिश्रम कर अपनी जीविका उपार्जन 
नहीं कर सकते ? यहाँ से अभी निकल जाओ ।” 
कितु स्वामीजी खड़े-खड़े बड़े प्रेम से इन कदु वाक्‍यों को सुनते 
रहे। अंत में गृहस्वामी से हँसते हुए कहा, “क्यों चुप हो गये ! आपके 
गाली - गलौज का भण्डार क्‍या इतने में खाली हो गया । आगंतुक 
संन्यासी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अब वह अपने अपराध के 
लिए क्षमा-याचना करने लगा । भोलागिरिजी के इस विपरीत आच- 
रण के लिए अ्रइन करने पर उन्होंने उत्तर दिया, “महाराज, मैं इस 
तरह तिरस्कार कर साधुओं की परीक्षा करता हूँ। कठोर वाक्य 
सुनकर काई उत्तेजित वा कुदध हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि वह 
निम्न स्तर का संन्‍्यासी है। राग-ह्वंष को वह अबतक जीत नहीं 
सका। आप के आचरण से अच्छी तरह समझ गया हुँ कि आप 
समदर्शी - यथार्थ संन्यासी हैं। इसीसे जमीन पर गिरकर आप से 
क्षमा प्राथंना कर ली ।” 
गिरि महाराज ने ज्ञांत कंठ से कहा, “देखिये, सच्चे साधक वा 
संन्‍्यासी के पहचान करते की क्षमता क्या आपके पास है? तब यह 
मिथ्याभिमान क्‍यों ? छलद्मवेश में बहुत-से उच्च कोटि के संन्‍्यासी 
जन-समाज में विचरण करते रहते हैं। उनके निकट आपका कितना 
बड़ा अपराध होता है, एक वार विचार कर के देखें तो ? इसके अलावा 
कटु वाक्‍्यों से भी किसी के हृदय पर आघात करना तो महापाप है। 
आप इससे परहेज करें, इसी में आपका कल्याण है। अवुत्तप्त गृह- 
स्वामी ने इसके वाद सानुनय स्वामीजी से तत्त्वोपदेश करने की प्रार्थना 
को। स्वामीजी की कृपा से इनके जीवन में आमूल परिवर्त्तन हो गया। 
भोलानन्द एक वार गुजरात प्रदेश में भ्रभण कर रहे थे। इस 
प्रमय में स्थानीय एक विस्यात घनी के घर में वह अतिथि हुए। बड़े 


श्री भोलानन्द गिरि ता 


समारोह से उनका आदर-सत्कार होने लगा। इसी समग्र इस घर की 
एक रूपसी तरुणी उनकी दिव्य कांति देख कर मोहित हो गई और 
उससे प्रणय की याचता करने लगी। भोलानन्द ने उप्ते धीर कंठ कहा, 
“आपका प्रेम मेरी देह ही से है, इसका ही संग करने की लिप्सा आप के 
अंतर में जगी है। कितु मैं भी अपनी देह को प्यार करता हूँ। इसके 
ब्रह्मचय्यें ओर शुद्धता की रक्षा के लिए मैं भी सदा सचेष्ट रहता हूँ ! 
इससे पता चलता है कि इस देह के लिए हम दोनों प्रतिद्वन्द्दी हैं! ऐसो 
हालत में हमलोगों का मिलन कंसे सम्भव हो सकता है ? ” रमणी लज्जा 
से सर झुका भिरि महाराज के निकट से चली गई ! 

तीर्थ-परिक्रमा और विभिन्‍न अंचलों का परिभ्रमण समाप्त हुआ। 
इस काल में भोलानन्द की साधन-लब्ध अनुभूतियों और सिद्धियों की 
वाह्म ज॑ वन की कसौटी पर जैसे बार-बार परीक्षा ली गयी । अब वह 
गुरुदेव के चरण-दर्शन के लिए पस्ताना ग्राम पहुँचे । दोधे काल बाद गुरु- 
शिष्य के पुतर्मिलन से आश्रम में आनन्द की हिलोरें उठने लगीं। आप्त- 
काम सिद्ध साधक भोलानन्द को गुलाब गिरिजी बार-बार अपना स्नेह- 
भरा अआश्ञीर्ताद जताने लगे । 

वृद्ध गुलाब गिरिजी इस समय कुछ दिनों के लिये एकांतवास के 
उद्देश्य से आश्रम छोड़कर वाहर जाने की त॑यारी कर रहे थे। श्री गुरु- 
सेवा की अभिलाषा से भोलानन्द भी इस समय उनके साथ चले। 
अमृतसर के निकटवर्ती गहन अरण्य में एक पर्णकुटी बनाकर गुरु-शिष्य 
वास करने लगे । इस समय महायोगी गरुलाव गिरिजी सदा अध्यात्म 
अनुभूति के शिखर पर अधिष्ठित रहते । ध्यान-तन्मयता और समाधि 
में वह दिवा-रात्रि वाह्म ज्ञान शून्य हो पड़े रहते । किसी-किसी समय 
गुरुदेव के समाधि-भंग की प्रतीक्षा में भोलानन्द के प्राय: दस* 
बारह दिन भी कट जाते । 

भोलागिरिजी भिक्षा के लिए एक दिन अरण्य के निकटवर्ती 
ग्रामांचल में गये । वृद्ध गुलाब गिरिजी महाराज अपनी पर्णकुटी के 


द्ड भारत के महान साधक 


स/मुख धुनी जलाकर ध्यानाविष्ट थे। ऐसे समय ऋछ दुष्टों की दृष्टि 
उनके प्रति आक्ृष्ट हुई। उत लोगों ने मन में सोचा, यह «ाधु सच 
ही कोई शक्तिघर योगी है अथवा पाखंडी, इसकी परीक्षा कर देखना 
चाहिए । धुनी में से एक खंड ज्वलंत काठ उठाकर दुप्टों के दल ने वृद्ध 
स्वामीजी के जंघे पर रख दिया और दूर हट कर कौतुक देखने लगे। 
व्यान-मग्न आत्म-समाहित योगी का जैसे उस ओर कोई श्रक्षेप ही 
नहीं । निस्‍्पंद भाव से वह आसन पर बंठे रहे, उधर जंया का मांस 
अग्नि के उत्ताप से धीरे-धीरे दग्ब हो रहा है ! 
यहाँ भिक्षारत भोलानन्द का हृदय एक अज्ञात कारण से हठात्‌ 
चंचल हो उठा। जो कुछ भिक्षान्त संग्रह हो पाया था उसे ही लेकर 
वह तेजी से गुरुदेव की पर्णकुटी की ओर चल पड़े। साधु के शिष्य 
को आता देख दुष्टों का दल तुरत वहाँ से भाग चला। धुनी के सामने 
पहुँचकर भोकछानन्द के विस्मय और क्रोध की सीमा न रही। गुरुदेव 
की जंघा पर उस समय भो ज्वलंत काष्ठ-खंड प्रज्वलित था और 
महायोगी निविकार निशचल ध्यान-मग्न बैठे हैं ! 
तुरत उस जलती लकड़ो को फेंक कर भोलानन्द गुरु की शुश्रुषा में लग 
गये। दुष्टों का दल, क्रितु दूसरे दिन ही लौटकर आया और अपने 
कुकृत्य को स्वोकार कर रोने लगा। पिछले दिन के दुष्कार्य के बाद से 
ही उनके ऊपर देव का चरम आघात होने लगा। किसी के निकट 
सम्बन्धी की मृत्यु हो गई. कोई स्वयं ही व्याधि आक्रांत हो मरा-मरा हो 
गया। भीत और त्रस्त हो ये बारम्बार क्षमा-प्राथंना करने लगे। 
गुलाब गिरिजी ने बहुत मधुर भाषा में उन ढ्ुवृत्तों को आश्वासन दिया 
कि अपनो ओर से इनके ऊपर उनका जरा भी क्रोध नहीं । देव-कोप से 
जो होना था होगया । अब उनलोगों की कोई क्षति नहीं 
होगी। अब सब निर्भभ हो घर जा सकते हैं। योगिवर ने 
और भी कहा, "सवंदा यह बात स्मरण रखना, तुम लोगों के किसी 
भी अन्याय या दुराचार से समदर्शी योगियों के अन्तर पर लेश मात्र 
भी असर नहीं पड़त।। किंतु जिस चैतन्ममय महाशक्ति से योगियों 


श्री भोलानन्द गिरि द्श्‌ 


की समग्र सत्ता ओत-प्रोत रहती है, उसमें प्रतिक्रिया होना अनिवार्य 
है - उसे रोकने का कोई उपाय नहीं। परन्तु मैं अभय-दान देता हूं, 
इथ दोष के लिये तुमलोग अब और किसी दुर्घटना में नहीं पड़ोगे। 

गहत भरण्य में निभृत वास के छः महीने बीत गये। भोलानन्‍्द 
प्राणों की ममता छोड़ शिवकल्प महायोगी की सेवा में निरन्तर लगे 
रहे। गुरुदेव को साधना-सत्ता उस समय चरम उत्कर्प पर थी। इस 
कारण भोलानन्द के जीवन में गुरुदेव के उस समय के सान्निध्य और 
एकांत अरण्यवास ने अपूर्व कल्याण का स्ुजन किया । इसके परिणाम- 
स्वकूप गुरुमय हो गुरुदेव की आत्मिक महिमा से वह मंडि। हो उठे। 

गुरुदेव ने एक दिन अ उने झिष्प्र को बुलाकर कहा, * भोला करीब 
छह महीने हमलोगों को आश्रम छोड़े हो गये । अब मुझे पस्त।ना वापस 
जाना होगा। इस शरीर का भोग अब शेष होने पर आया। शीघ्र ही 
इस शरीर का मैं त्याग करूंगा ।” गुरु:शिष्य, दोनों पस्ताना-आश्रम 
लौट आये। इसके बाद समस्त शिष्य मंडडो को शोक-सागर में 
डबाकर अध्यात्म-जगत्‌ के इस महापुरुष ने मृत जगत्‌ के अपने बंबनों 
को छिनन कर दिया ! गुलाब गिरिजी के अन्तिम निर्देश के अनुसार 
उनके गुरुदेव द्वादसी गिरि महाराज के समाध्रि.स्थल पर बड़े समारोह 
से इन्हें समाधि दी गई । 

इसके बाद परताना आश्रम त्यागकर भोलानन्दजी पुण्य-भूमि 
हरिद्वार पहुँचे। पवित्र गंगाजल से प्रक्षालित लालतारा बाग में 
स्वामीजी अपना साधन-आसन लगा कर बैठ गये। इसी वायुमंडल में 
और इसी आसन पर भारत विख्यात भोला गिरि महाराज के आचाये- 
जीवने की भूमिका क्रमश: पूर्ण से पूर्णतर हुई । 

लालतारा बाग में न केवल उत्तराखंड अंचल के लोग, बल्कि 
भारत के कोने-कोने से, तीर्थयात्री और भक्तगण इस दिव्य-क्रांति शक्ति- 
घर महापुरुष के दर्शन के लिए आने लगे। इस समय दर्शनार्थीगण 
श्रद्धा से स्वामीजी को सब भेंट चड़ाते, इनका अत्पांश भी 


दाद भारत के महान साधकः 


वह संचय करते । अर्थ और भोजन सामग्री ज्यादा परिमाण में मिलते ही 
परम उत्साह से वह साधुओं का भण्डारा कर उन्हें खिला देते । हरिद्वार, 
कनंखल, हृषीकेश, मीमगोड़ा प्रभृति अंचलों के बहुत से साधु इस समय 
लालतारा बाग में आकर भिक्षा ग्रहण करते। भूखे और गरीबों में भीः 
भोजन तथा अर्थ वितरण करने में स्वामीजी को बड़ी प्रसन्‍नता होती । 
भोलागिरिजी की विशिष्टताः थीं, उन्कीं अपरिमेक कोग:-शक्तिः 
और तत्वोज्ज्वल बुद्धि। इन्हीं के कारण हरिद्वार के: साधु-समाज में: 
उनकी असामान्य प्रतिष्ठा हुई और धीरे-धीरे उनके भक्तों और 
दर्शनारथियों की संख्या भी. बढ़ती मयी ॥ इसी समय कंलास-आश्रम के 
प्रतिष्ठता ब्रह्मविद्‌ घनराज मिरि और हरिद्वार के सर्वजन-श्रद्ध क 
साध्षु, स्वामी इलायची निरिजी के साथ भोलागिरि महाराज की 
घनिष्टाता हुई प्रतल अनुरोध से भोज्रा गिरिजी को मजबूर हो, अपने 
आश्रम की स्थापना करनी पड़ी | शुष में थोड़े से संस्यासी और साधक 
यहाँ रहकर शास्त्र-पाठ और सावन-भजन करते । लालतारा वाग का 
वह आश्रम कालांतर में 'भोलागिरि-आश्रम' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
१८६३ ईस्वी की बात है। प्रयाण में पूर्ण कुम्भ मेले का अनुष्ठान 
हो रहा था। दृरूदूर के प्रदेशों से लक्ष-लक्ष तीर्थयात्री नर-नारी और 
साधु-संन्‍्यासी वहाँ इकट्ठे हुए थे। इस विराट धर्म-मेला के एक प्रमुख 
आकर्षण भोलागिरिजी महाराज थे। क्या साधु-सन्‍्तों का दल, क्‍या 
विभिव्त 'अखाड़ाओं' के मंडलीश्वर और महन्तों की जमात-सर्वत्र 
स्वामीजी का प्रभाव था। संन्‍्यासी गण बड़े समारोह के साथ स्नान- 
यात्रा के जुलूस में गिरिजी महराज को ले गये । एक अपूर्व दृश्य था। 
उस समय ग॑रकांति, सौम्य दर्शन यह महायोगी साधु-मण्डली में एक 


उज्ज्वल सितारे के समान दीख पड़ते थे । 


इस कुम्भ-मेंला में प्रभूपाद विजयक्षष्ण गोस्वामी को लेकर संन्‍्या- 
सियों के बीच मतभेद और वादानुवाद पैदा हो गया । गोस्व्राभीजी 


वी भोलानन्द गिशि ड़ 


अपने लिए निदिचत स्थान पर जब तम्वू लगाने गये, तौ बहुत-से 
संत्यासियों ने आपत्ति की ३ सामाजिक दृष्टि से देखने पर बह गृही थे । 
इस कारण मेला में आये संन्‍्यासियों के एक दल ने घिरोघ किया।॥ 
दिव्यदृष्टि-सम्पन्त महापुरुष भोला गिरिजी ने ऐसे समय में स्वयं अग्रसर 
हो विरोधियों का म्रम निवारण किया4 गोस्वामीजी एक संमर्थ महा- 
घुहष हैं यह वात गिरि महाराज के मुख से सुतकर साधु लोग श्ञांत हुए 
आर उन्होंने गोस्व!/मीजी फो साननद वहाँ छहरने की अनुमति दी १ 

विजयक्ृष्ण गोस्वामी की दृष्टि में भी श्रद्धास्पद भोलानन्द 
गिरिजी का परिचय अज्ञात नहीं था। इतके सच्चे स्वरूप के सम्बंध में 
शिष्यों द्वास पूछे जाने पर उन्होंते शिष्यों को कहा था, “भोला गिरि 
जावा के समान महापुरुष आजकल भारतवर्ष में दुर्लभ है। यह शक्तिधर 
महायोगी समग्र जगत्‌ को ध्वंस कर फिर नये सिरे से उसकी सृष्टि कर दे 
सकते हैं। कितु कितने आदइचर्य का विषय है कि ऐसी अपरिमेय शक्ति के 
अधिकारी होने पर भी इनका व्यवहार नितांत विनयशील है। यह 
असीस करुणप के आधार--स्थयं साक्षात्र्‌ शिव स्वरूप हैं ।” 


भोला गिरिजी महाराज विजयकृष्ण गोस्वापो को मिरे आशुतोष! कह 
पुकारते। श्रयाय कुम्भ मेछा के बाद, गोस्वामी प्रभु॒ विजयक्ृष्ण से 
प्रशस्ति सुनकर, बंगाल के बहुत-से लोग गिरि महाराज का शिष्यत्व 
अहण करने को उत्कंठित हुए। इनके विवतो-भरे आमंत्रण के उत्तर में 
भोलागरिरिजी कहते, “आशुतोष .विजयक्ृष्ण) के रहते तुम्हारे बंगाल 
देश में अभी मेरा कुछ करने का नहीं। आशुतोष साक्षात्‌ झ्चिव-स्वरूप 
हैं, वही तुमलोगों को आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जायँगे। उनके 
निकट ही तुमलोग साधन और उपदेश ग्रहण करो ।”” सचमुच देखा गया 
है कि प्रभुपाद की जीवितावस्था में भोलानन्द महाराज ने बंगाल में 
बहुत कम लोगों को दीक्षा दी । 


गोरखपुर के सुविल्यात योगी गंभी रनाथजी के साथ भी भोलानंद जी 


दथ भारत के महान साधक 


का मधुर संवन्ध था. गिरिजी के निकट विजयक्ृष्ण गोंस्वामीके 
शिष्यों के समान गम्भीरनाथ जी के शिष्य भा अतिशय आदर के पात्र 
थे । उसी से हरिद्वार कु भ-मेला के समय अपने आ.श्रतों को बुलाकर 
कहते, * तुम भी वर/वर यह याद रखना कि मेरे इस आश्रम में आशुतोष 
और गं रनाथजी के शिष्यों का स्थान सब से आगे है। इसके वाद यदि 
सुविधा हो तभी मेरे शिष्यों के लिए स्थान का प्रवश्र करना ।” 
उत्तराखड के साधु, योगी और वेदांतो आचार्यों के समाज में भोला 
गिरिजी की महान्‌ मर्यादा और प्रतिष्ठा थी। एक बार हषीकेश के 
बडु-विश्रुत कंलास-आश्रम के महंत और निरन्जना अखाड़ा के 
मण्डलेद्वर ने मदासमाधि लाभ की । नये मंडलेश्वर के निर्वाचन के 
लिए विशिष्ट घर्मनेताओं को आमन्त्रित किया गया। विभिन्‍न मठ, 
अखाड़ा और मण्डलों के विश्विष्ट साधु और आचायंगण से परिवृत हो 
भोला गिरि जी महाराज समा के केन्द्र-स्थल में विराजे। श्वामीजी के 
ज्योतिर्मय आनन और दिव्य कांति के दर्शन कर सभो उस दिन 
अभिभूत-जैसे हो गये । 
अभिषेक का लग्न आ गया। कितु सभास्थ सो व्यक्ति एक 
महान संकट में पड़ गये । नव -निर्वाचित मण्डलेइ्वर और मडंत स्वामी 
गोविदानन्दजी किसी तरह भी यह दायित्वपूर्ण पद ग्रहण करने को राजी 
नहीं हो रहे थे । आश्रम के एक आचार्यरूप में अधिष्ठित रह कर एकांत 
भाव से अपनी ज्ञान-साधना में रत रहना ही उन्हें ज्यादा पसन्द था। 
अनन्योपाय हो सभ्नास्थ सभी लोगों ने भोलागिरि की शरण ली। 
इस कार्य में उनके हस्तक्षेप किये बिना इस सकट से उबरने 
का कोई उपाय न था। वौलास-आश्रम के प्रतिष्ठाता ब्रह्मविद्‌ आचार्य 
धनराज गिरिजी महाशय भोलागिरिजी के अकृत्रिम सुहद्‌ और सहपाठी 
थे। इस आश्रम के शिष्य-वर्ग इस कारण से भोलानन्द महाराज वो 
अपरिसीम श्रद्धा की दृष्टि से देखते। भोल,नन्‍्दजी ने गोविन्दानन्द को 
बुलाकर एक बार इतना ही कहा, “देखिये, मेरी आंतरिक इच्छा है कि 


श्री भोलानन्द गिरि चर 


इस आश्रम का महंथ-पद और निरंजनी अखाड़े के मंडलेश्वर का पद 
आप ही ग्रहण करें।” गोविदानन्द जी के निकट यह अनुसेध नहीं-- 
आदेश था ! नत-शिर कुछ देर चुत्॒ रहकर उन्होंने सवेजन्य-श्रद्ध य 
महापुरुष भोला गिरिजी को कहा, “महाराज, आप मेरे गुरु 
स्थानीय है। आपका आदेश पालन किये विना मेरा उद्रार कहाँ !”! 
उत्तराखंड के आश्रम-समूह और साधु-सम.ज के बीच ऐसी ही थी 
भोला गिरिजी महाराज की प्रतिपत्त । 

लालतारा बाग-स्थित भोला गिरिजी का अपना आश्रम नितांत 
आइंवरहीन था। जभी कुछ अन्न और अर्थादि वहाँ इकट्ठा हो 
जाता, वैराग्यवान महापुरुष उक्षी समय उसे साधु संतों के शोजन में 
व्यय कर परम निर्श्चितता से बैठे रहते। एक बार प्रसिद्ध दानी सेठ 
झुनझुनवाला ने भक्तिपूर्ण हृदय ते स्वामीजी से निवेदन किया कि 
आश्रम-भवन-निर्माण के लिए दो लाख रुपये देने की उनकी बड़ी 
अभिलाषा है। गिरि महाराज ने इसके उत्तर में कहा, ' 'कितु मैं कमंडलु 
और कौपीन लेकर आश्रम-भवन के वाहर वट-वृक्ष के नोचे ही वास 
कहूगा।” इस नि.स्पृह्ठ महापुष्ष का मंतव्य सुन सेठ जो को आगे 
बढ़ने का साहस नहीं हुआ । 


गिरिजी महाराज लालतारा वाग में एक रात्रि सोये हुए थे। 
निद्वितावस्था में उत्होंते एक विचित्र स्वप्न देखा। देवाधिदेव महादेव 
ज्योतिर्मघरूप में चारों दिशाओं को उद्भासित करते हुए उनके 
सम्मुख खड़े हैं । भोलानन्द को सस्नेह पुकार कर कहने लगे, “भोला- 
नन्द मेरा एक विग्रह इसी आश्रम के एक हिस्से में मिट्टी के नीचे दवा 
हुआ है। ठुपत मुझे वहाँ से उठाकर आश्रम में प्रतिष्ठित करो। 
तुम्हारे समान भक्त की पूजा का मैं अभिलापी हूँ।' 


गिरि महाराज कौ नींद खुल गई। घबड़ाये हुये वह उसी समय 
रात में ही निर्दिष्ट स्थान वी ओर दौड़े हुए गये। वहाँ की थोड़ो- 
सो मिट्टी खोदते ही स्वप्त-कथित शिर्वालग दिखाई पड़ा। गिरि महा- 
राज ने विस्मय के साथ देखा कि इस पविन्न शिला-अतीक का वेष्टन 
कर एक वृहदाकार विपधर सर्ण वत्तेमान है। कितु अपने आप हो 


१२/१ व 


६० भारत के महान साधक 


यह सर्प धीरे-धीरे वह स्थान परित्याग कर चला गया। भोज्ञानंद जी 
अपने आश्रमिकगण के साथ इस नव-लव्ध शिवलिंग कोबारवार 


भक्ति-आप्लुत हृदय से प्रणाम करने लगे। इसके बाइ बड़े समारोह 
से विग्रह-पूजा सम्पन्न होने पर, इसे आश्रम गृह में स्थापित किया | 
भोलागिरि महाराज ने इसका नामकरण किय। गौरीशंकर। वह 
स्वयं प्रतिदिन इस शिवलिंग की पूजा करते । इसके अलावा शिष्यों 
से कहते, *देखो; तुम सभी याद रखना, यह शिवलिग पूर्ण जाग्रत है । 
भक्ति के साथ पूजा करने से मनुष्य की सभी कामनाएँ सिद्ध होंगी ।” 


१६०२ साल को बात है। भोलातन्द महाराज की आँखों में दुरा- 
रोग्य व्याधि हो गई। फलस्वर॒प उनकी दोनों आखें वेकाम हा गईं । 
भक्तगण ने उन्हें कलकत्ता लाकर वहुत चिकित्सा कराई, कितु कोइ 
लाभन हुआ। गिरिजी अपनी दोनों आँखों की दुष्ट खा बेंठं। 
हरिद्वार वपस आकर स्वामी भोलानन्द जा लालतारा आश्रम के 
शांत प.रवेश में पुनः वास करने लगे। इस समय एक तरुण मार- 
वाड़ी संन्यासी एकनिष्ठ भाव से उनकी सेवा में लगे रहते थे । उनका 
भी नाम था भोलागिर। यह शिष्य प्राणपण से स्वामीजी की शुश्रूषा 
करते, परन्तु साथ-ही-साथ ग्रुरु्देव की दृष्टि-हीनता के लिए वह मन- 
ही-मन अत्यन्त व्यथित रहते। कितु भालानन्द जो के अंतर में इसक 
लिए 6लभात्र भी खेद नहीं थ।। उनका पूर्ण अतर और सवत्तत्ता 
उस समय अंतमुखीन हो गई थों। आत्मानन्द में सतत निमज्जित 
रहने के कारण दिन-रात वह हर्षोत्फुल्ल रहते। 

आश्रमवासी सभी भक्तों को बुलाकर इस समय वह प्रायः ही 
कहते, “तुम लाग मेरे लिए जो इतनो मर्म-वेदना भोग करते दो यह 
मैं समझ नहीं पाता हूँ । मैं स्वय तो परमानन्द में रहता हु। खाने, 
पीने, सोने आदि में मुझे कोई असुविधा नहीं । मेरा प्रिय सेवाब्रती 

भोला सर्वंदा मेरी सेवा में तत्पंर रहता है। पुत्र से भी ज्यादा ममता 
के साथ सेवा करता है। फिर मेरे लिए तुमलोग क्यों दुःख करते 
हो ?? जीवन-मृत्यु, लाभ हानि सब कुछ इस परम निलिप्त महायोगी 


श्री भोलानन्द गिरि ह्प 


के निकट उस समय समान हो उठा था। कितु. आश्रम के शिष्यों 
के अंतर में गुरुदेव की इस दृष्टिहोनता के लिए जैते क्षो्र का 
अंत न हो। 

: शिष्य भोलागिरि के अन्तर में तो गुएजी की पीड़ा की वेदना तीर 
की तरह चुमती रहती थी। दिन-रात ही वह गिरि महारात्र की 
दृष्टिहीनता के लिए शोकाकुल रहता । इसके कुछ दिन बाद वह शिष्य 
स्वयं ही एक दुःसाथ्य रोग मे आतक्रांत हो गया। उसकी प्राण-रक्षा 
के लिए आश्रम वासियों की सारों सेवा और चिकित्सा व्यर्थ गई। 
कितु अंतिम शय्बा पर सोये हुए भी वह अपने गुरु की दृष्टिहीनता 
की ही चिंता करता रहा। वार-बार खेद के साथ वह कहने लगा, 
“मेरा सबसे वड़ा दुख यह रह गया कि मैं गुरुदेव को अधता से 
मुक्त होते नहीं देख पाया। हे शिव, तुमसे मेरा यही आकुल निवेदन 
है कि तुम कृपा कर गुरुदेव को दृष्टि-शक्ति प्रदान करो। मेरो 
दोनों आँखो के बदले में गुरुदेव की दृष्टि-शक्ति लौटा दो। मैं यही 
कामना लेकर अपना अन्तिम निःश्वास त्यागना चाहता हूँ।” 


प मं भक्त और सेवक शिष्य ने इसके बाद ही देह-त्याग किया, 
कितु गुरुदेव के लिए उसको आकुल प्रार्थना उसके परलछोक-गमन के 
बाद भी आश्रम के आकाश और हवा को आलोड़ित करती रही। 

कई दिन बाद की वात है। भोलागिरितों लालतारा वाग में एक 
दिन अपने आसन पर ध्यान-मग्न बैठे थे। हठात्‌ सुन पड़ा, मधुर 
कंठ से कुछ अज्ञात लोग जैसे उन्हें पुकार रहे हैं, “भोला आँख 
खोलकर देखो तो हमलोग कौन हैं?” आँखें खोलते ही गिरि महा- 
राज के आनंद और विस्मय की सीमा न रही। देखा, चारों ओर 
आलोक-ही-आलोक भर रहा है और बीच में हर-पावंतो खड़े हैं। 
आशओष ने अपने वराभयदानकारी हाथ को ऊार उठाकर आशशिर्वाद 
दिया, आज से तुमने अपनी एक आँख की दृष्टि उप्त को।” भोला- 
गिरि ने रोमांचित देह से आराध्य देव देवी को साष्टांग प्रणाम 
किया। धोरे-धीरे यह दिव्य युगल-मूत्ति अदृश्य हो गई। इसके वाद 
ही भोलागिरि महाराज ने एक नेत्र की दृष्टि शक्ति फिर से प्राप्त की । 


6२ भारत के महान साधक 


संन्‍्यासी शिष्यों के जीवन-गठन की ओर भे,लानन्दजी की वरावर 
तीक्ष्ण दृष्टि रहती । किंतु. वाह्म संन्‍्यासी की अपेक्षा वे सच्चे बेराग्य 
को ही अधिक महत्त्व देते । "संन्यास के विना ईश्वर-प्राप्ति क्या सं भव 
है ?” गृही लोगों के इस प्रश्न के उत्तर में वह ऋषि वशिष्ठ के सौ पुत्रों 
का उल्लेख करते। सांसारिक कर्मों में रत गृही लोगों को वह मक्ति-पथ 
पर रह कर दान और परोपकार में लगे रहने को कहते। संनन्‍्यासी 
शिष्यों के दिखावटी वैराग्य को देन्रकर वह क्षुव्ध होते । 
एक बार एक नवीन संन्‍्यासी की माता ने स्वामीजी से शिकायत 
की कि उनके लड़के ने वहुत दिनों से चिटूठी नहों दी। भोलानन्द महा- 
राज ने शिष्य को बुलाकर इस विषय में पूछा | शिष्य कह बठे, “वह तो 
संन्‍्यासी है। विता-माता का भार तो वह त्यागकर आया है। अत्र पत्र 
लिखने की झंझट कैसो ?” 
भोलानन्द उत्तेजित हो कहने लगे, “अरे, तू नया-नया संन्‍्यासों वना 
है, परन्तु देखता हूँ अभी ही आचार्य शंकर की अपेक्षा ज्यादा ज्ञानों हो 
गया है। शंकर ने अपने हाथ से माँ का श्रद्धादि पार-लौकिक कार्य 
सम्पन्न किया था, और तू इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि माँ को एक 
चिट्ठो भी नहीं लिख सकता है ? सावधान, फिर कभी ऐसा न करना । 
नकली ज्ञानी न होकर सच्च। ज्ञानी होने को चेष्टा करो । कठोर वराग्य 
और तपस्या के साथ मन को इष्टदेव में लगाकर रखो । वाह्य व्यवहार 
ठीक रखो । किन्तु सजग मन से अपने अन्तर को देखते रहो कि किसो 
प्रकार आसक्षित तो जन्म नहीं ले रही है ।' 
आश्रम कार्य को स्वामीजी बहुत महृत्त्व देते । नये युवकों को बुला- 
कर अक्सर कहते, 'तुमलोगों की उम्र कम है खूब निष्ठा के साथ 
आश्रम के लिए परित्रम करना, इसे तपस्था-भाव से लेना। 
क्यों रे, सुनता हूँ कि आश्रम का काम करना तुमलोगों 
को बहुत अच्छा नहीं लगता । मिट्‌टी काटना, कुएँ से 
जल भर कर लाना, बाजार से सव सामान खरींदकर माथे 


क्री भोलानंद गिरि ६३ 


पर ले आना -यह सत्र करते शायद तुमलोगों को संक्रोच मालूम होता 
हैं। ऐसा होने में कोई आइचय नहीं । तुम सव तो वाबू थे अब इस 
खेतिहर गुर के पास आकर तुमलोगों को किसानों को तरह खठता पड़ता 
है। कितु अब दूसरा उपाय क्या है ? किसी विद्वान पंडित या आचार्य 
के निकट दीक्षा ली होती तो संभवत: इतना कष्ट सहन न करता पड़ता । 
दित-रात ज्ञास्त्र-पाठ करने में समय कट जाता ।” कोई-कोई शिष्य हँसी 
में कहता, “गुरुजी, कृषक आप ठीक ही हैं--वरन्‌ उतम कृषक हैं। वहुत- 
सी परती जमीन को आबाद कर सत्य ही आप साते की फल उगा 
हे हैं । 

कर्म के भोतर अध्यात्म-साथना का अनुष्ठान करने और प्रत्येक 
अनुधूत की जाँच करते रहने में ही शिष्त्रों का कल्याण है यही थी विरि 
महाराज की निर्धारित व्यवस्था । यद्ीी उनके आश्षमिक कर्म-अनुष्ठाव 
का प्रधान उद्देश्य था। वह नव-दीक्षित संन्यातियों के लिए इसे विशेष 
कल्याणकर और आवश्यक मानते । ऊक़ितु, मूल उद्देश्य को छिपाकर वह 
गे समझाते, “नहीं बेटा, कर्म में आलस्य करना उचित नहीं । 
बिनः कुछ क्रिग्रे वंठे-बेठे खाने से पाप होता है। देखो गृहस्थ लोग कितने 
कष्ट से अन्न पैदा करते हैं, फिर उसमें से वचाकर साधुओं को दान देते 
हैं। विता काम किये खाने से तपस्या का फल कम हो जाता है । देखते 
तो हो, मैं स्त्रयं भी कितनी मेहनत कर खाता हैं। क्या मुझ किसो वस्तु 
का अभाव है ? फिर भी इस वृद्ध शरीर से तुमलोगों के साथ कितना 
काम करता हूं । 

आश्रम के बाग में बड़ो-बड़ी घास उग जातो थो । इन्हें काट- 
छाँट्कर गायों के लिग्रे सुखाकर रञ्नना पड़ता था। भोकानन्दजो 
एक दिन आँगन में गैठकर घास को छाँट रहे थे । हठात्‌ वह कहने लगे 
“हाँ भा, तुमलोगों की दृष्टि में सत्य कहाँ है, बोलोतो ? घास 
छाँटते का काम करते समय लगता है-तुम सभी इसे घास के 
रूप में देखते हो। नहीं भाई, इस भाव से कभी नहीं देखना। 
कर्म में ब्रह्म-दर्शन करना होता है। मन-हो-मत यह भाव करना 


ह्ड भारत के महान साधक 


कि असल घःसततो ब्रह्म यापरमात्मा है, और करकट हैं जैसे शरीर, इन्द्रिय 
आदि। करकट रूपी शरीर और पंचेंद्रिय प्रभृति से पृथक कर तुस सब 
घास रूपी ब्रह्म को जानना। इसी भाव से हर समय विचार करते 
रहना | इसी का नाम है कम में ब्रह्म-दर्शान । हाथ से कम करना और 
स.थ-साथ प्रत्येक काम में तत्व-ज्ञान खोजते रहना । 
शिष्य ध्यू वानन्दजी के साथ गिरि महाराज एक दिन आश्रम गोशाला 
की नाली साफ कर रहे थे । कुछ देर काम करने के बाद दुर्गन्‍्ध के चलते 
शिष्य का दम घुटने लगा। कपड़े से नाक बाँघें विना उनके लिए काम 
करना असंभव हो गया। इसे देख भोला गिरि महाराज कहने लगे, 
“बेटा, मैं इस वृद्धावस्था में दोनों हाथों से मेला-कचड़ा ठेलकर दुर्गन्ध 
सह रहा हूँ और तुमसे पार नहीं लगता । 
शिष्य ने उसी समय कहा, “ आपकी बात अरग है। आप हैं ब्रह्मज् 
पुरुष और समदर्शी । सुगंध-दुर्गन्ध तो आपके लिये एकाक्रार है। हम- 
लोग तो अभी वेसे हो नहीं पाये ।” 
गिरि महाराज ने स्मित हास्य के साथ उत्तर दिया, “नहीं व्रेटा इन 
सब कामों में किसी तरह का घृणा-भाव मत रखना । गौएँ तो हमलोगों 
की मातृ स्थानीया हैं दूध पिलाकर हमलोगों की जीवन-रक्षा करती है। 
माँ की सेवा में कभी घृणा की जातो है ? यही देखो न, मुझे बूढ़ा कहकर 
बड़े बड़े साधु लोग कभी भी सेवा करने नहीं देते। इसीसे तो मैंने इस 
तरद् अपने को गोमाता की सेवा में लगाया।” 
भोला गिरिजी उत्तरा-खंड के साधुओं को बीच- वीच में अपने लाल- 
तारा वाग-आश्रम में निमंत्रण देकर खिलाते। एक बार हरिद्वार कन- 
खल, भीमगोडा प्रभृति स्थानों के बहुत से विशिष्ट साधु-संन्‍्यासी 
आमंत्रित हुए। लड्डू, पूरी, कचौरी प्रभृति वस्तुओं की तैयारी में 
आश्रम के लोग लग पड़े। रात में भोजन समाप्त होने पर स्वामोजों 
स्वयं अपने शिष्यों के साथ दो मत आलू का छिलका उतारने 
गैठे। रात्रि ज्यादा बीतने पर वड्‌ स्वयं तो विस्तर पर सोने चले गये, 


श्री भोलानंद गिरि &६५ 


किंतु निरेश दे गये कि कोई व्यक्ति रात में काम छोड़कर न उठे। 
दूसरे दिन प्राय:चार-पाँच सौ साधुओं को आश्रम में भोजन कराना था। 


कितु, गिरि महाराज के चले जाने के बाद ही परिश्रांत आश्रम - 
वासी धीरे धीरे अपने-अपने विस्तार पर जाकर सो गये । रात्रि-शेब 
में स्वामोजी फिर हठातू उठकर देखने आये। काम में शिष्यों का 
इस शिथिलता को देख क्रोध से पागल जत्ते हो गये। तीत्र भत्संना 
ओर उच्च चीत्कार से शिष्यों की नोंद खुल गई ओर उन्होंने समझ 
लिया कि आज उद्धार पाना कठिन है। भय से कोई पलंग क॑ नीचे, 
कोई घर के बाहर जाकर छित्र रहा। एक मद्रासी संन्‍्यासा आश्रम 
में अभी आया ही था। स्वामाजा का चात्कार सुन वह भीत-त्रस्त 
हो शय्या पर उठ बंठा। क्राधाद्वाप्त भोधानन्द इस नवागत साधु की 
पठ पर सहसता एक छाठी मार वेठे और उत्तेजित कठ से कहन लगे, 
“तुम लोगों में से किस्ती को अक्छ ०क नहीं रहा ? इतने साधु-महा- 
त्मा कल आश्रम में भिक्षा ग्रहण करंगे-और तुम सब निर्श्चित सो रह 
हो ?” धोरे-घोरे सभी आश्रमवासी पुनः काम में लग गये। मद्रास 
संन्यासी को लक्ष्य कर इस समय एक आश्रमवासी कहने लगे, 
“कितने दुःख की बात है, आप तो शिष्य नहीं, आश्रम में नय-नय 
आये अतिथि हैं। परन्तु स्वामीजी आपको हु मार बेठे ।” 

सन्‍्यासी ने हँसते हुए “कहा, “भाई इस महापुरुष के निकट 
क्या अपना और पर का भेद रह गया है ? शिष्य और गेर शिष्य 
की भेद-रेखा का मूल्य इनके पाप्त कुछ नहीं है। इनके हाथों से मार 
खाने का सौभाग्य पाकर मैं अपने को धन्य मानता हूँ। इसके 
अलावा, वह मुझे अपना नहीं मानते तो क्या कभो मारते ? ये लोग 
क्रभों तो वजत्र की तरह कठोर हो जाते है ओर कभी कुसुम को तरह 
एकदम कोमल | रुद्र और बालक-भाव का समन्वय हैं। आज महा- 
राज का रुद्र-भाव देख मुझें तो बहुत आन्तद हुआ ।” 

शिष्यों के ऊपर कब किस भाव से इस महापुरुष का क्रोध बरस 
पड़ेगा, इसे समझने का कोई उपाय नहों था। एक दिन संध्या- 
आरती के समय भोलागिरि महाराज मंदिर-विग्रद के सम्मुत्त घंटा 


हद भारत के महात साधक 


बजाने को तैयार हुए खड़े थे। वृद्ध गुह महाराज को कष्ट होगा, यह 
विचार कर तरुण संन्यासी भ्रुवानन्द उनके हाथ से घंटा लेने लगे। 
गिरि महाराज इस साध।रण सी बात से नितांत कुद्ध हो जो काम 
कर बैठे उससे सभी विस्मग्राभिभूत हो पड़े। एक बड़ा-सा वाँस का 
टकड़ा ले गिरि महाराज ने खूब जोर से श्र्‌वानन्द के माथे पर दे 
मारा। कहना व्यर्थ हैकि उस दिन शिष्यों के लिए गुरुदेव के इस 
कठोर और अप्रत्याशित व्यवहार का मर्म समझना नितांत 
असंभव था। 
दूसरे दिन प्रातःकाल दोनों की देखा-देखी हुई। स्वामीजी ने 
बड़े स्नेह के साथ ध्र्‌वानन्दजी को बुलाकर पास बेठाया । कहने लगे, 
“चेटा. कल तुम्हारे माथे पर मैंने बहुत जोर से डंडा मारा था। निश्चय 
ही तुम्हें बहुत चोट लगी होगी ।” 
शिष्य ने जवात्र देते हुए कहा कि जरूर ही कोई अपराध मुझसे 
हुआ होगा, नहीं तो कृपालू गुरुदेव इतने कठोर नहीं हो गये होते । 
ऐसे ही विचार के कारण उनके अतर में क्रोध का उद्गेक नहीं हुआ, 
यह भी उन्होंने बताया। गिरि महाराज ने तब स्नेह भरे कठ से 
कहा “अच्छा देखो बेटा, ग्रुह के शासन करने पर कभी क्रोध मत 
करना। गुद जो भी कहते हैं. शिष्य के मंगल के लिए ही--यह बात 
सदा याद रखना। लुहार जैसे तपा-तपा कर कच्चे लोहे को यंत्र में 
परिणत करता है, साधन पथ्र में सदयुरु भी वेत्रे ही कठोर शाप्तन 
और कठोर नियंत्रण द्वारा शिष्य को सार्थक और संकल यंत्र के रूप 
में परिणत कर तैय।र करता है। 
एक दिन की बात है अभो-अभी भे:र हुआ है। गिरिजी आश्रम 
के एक ब्रह्मचारी की कोठरी में हठात्‌ उपस्थित हो उस पर पद्माघात 
कर बैठे। हकक्‍के-बकक़े ब्रह्मचारी द्वारा इसका कारण पूछने पर स्वामजी 
महाराज ने अत्यन्त उत्तेजित कठ से कद्दा, तुम्हें लाठी न मारूँगा 
तो क्‍या तुम्हारी पूजा करूँगा ? सात बजने का समय हो आया- 
अभी तक तू विस्तर पर पड़ा हुआ है। वाह रे मेरे ब्रह्मचारी ! लगता 
है-घर में खाना नहीं था, इसी से इस अःश्षप में आकर मजे से 


श्री भोलानन्द गिरि ६७ 


भोलागिरि की पतली रोटी और घी बौठे बैठे उड़ा रहा है। उठ यहाँ 
से. अभी बाग में जाकर काम कर /” अभिमानो ब्रह्मचारी की दोनों 
आँखों से झर-झर आँसू गिरने लगे। करुण कण्ठ से वह कहने लगे, 
“बावा-आप ऐसी कठोर बात मुझसे कह बैठे । आप तो स्वयं अच्छी तरह 
जानते हैं कि मेरे घर खाने का कोई अभाव नहीं ।” 

गिरि महाराज ने उसे और भी नाना प्रकार के मर्म-भेदी वाक्य वाणों 
से विद्ध करते हुए कहा,-“तुम्हारे घर पर न खाना है, न पेट में विद्या। 
तभी तो आश्रम की रोटी खाने के लिए जुट गया है ।” वह जितना ही 
कठोर व्यंग्य का प्रयोग करते ब्रह्मचारीजी उतने ही आहत अभिमान से 
फूलते जाते। वार वार उन्होंने गुरुदेव को वताया कि वहाँ का काम 
पूरा कर उसी रात में उन्होंने हृषीकेश के किसी छत्र में चले जाने का 
दृढ़ प्रण कर लिया है। वाग के काम में वह अविलंब लग अवश्य गये, 
कितु दोनों नेत्रों से अनवरत अश्रुधारा झरती रही। 

पदाघात और कटु वाक्य से आहत अभिमानो ब्रह्म चारी का हृदय रह- 
रह कर टुकड़ा-टुकड़ा होने लगा। अब आया भोलागिरि महाराज के 
नरम होने का अवसर। बार-बार आश्रमवासियों को सुना-सुना. कर 
वह ब्रह्मचारी की नाना भाँति प्रशंसा करने लगे-ऐसा विद्वान, घीर, 
स्थिर और गुरु-भक्त युवक तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इस 
आश्रम का तो वह एक महान रत्न है, आदि। 

तरुण ब्रह्मचारी का क्षोभ इतने पर भी मिटा नहीं । वह उत्तेजित हो 
कहने लगे, “बाबा, आप अब मेरी कितनी भी खुशामद क्‍यों न करें, कित 
इस प्रकार का दुर्व्यवहार भोगन के बाद यहाँ पर किसी तरह भो मैं रह 
न सकगा। हृषोकेश के छत्र से साधुओं का दैनिक आहार अच्छी तरह 
जट जाता है। आज मैं निश्चय ही चला जाउँगा। अब मैं आपके 
भुलावे में नहीं पड़ॉगा ।  स्वामीजी भी इधर-उधर घूम-फिर कर वही 
मिन्‍नत-मनौती का अभिनय किये जा रहे हैं। कितु त्रह्मचारी एकदम दूढ़- 
संकल्प हैं कि आज निश्चय ही वह लालतारा बाग-आश्रम को छोड़कर 
कहीं अन्यत्र चले जायँँगे। 
१३/१ 


ध्द भारत के महान साधक 


इस बार भोलागिरि महाराज का अपार प्र॑मैश्वय सब के सामने प्रकट 
हो पड़ा । प्रस्थानोद्यत शिष्प्र ब्रहाचारी की ओर एकटक वह देख रहे हैं 
और अविराम घारा में उनके नेत्रों से आँसू बह रहे हैं। परम शांत 
महायोगी इस वार करुणा से विगलित हो गये-ग्रीष्म उत्तप्त घरतो की 
व्यथा से व्याकुल हो, मानो उत्तु ग शिखर का जमा हुआ तुषार गल-गल 
कर झरने लगा । आश्रमस्थ साधु संन्यासिओं का दल स्वामीजी महाराज 
की अपरूप प्र मबन मूर्ति और करुणालीला के दर्शन से क्भिन्त हो 
पड़ा। ब्रह्मचारी के हृदय की सारी अशांति और क्षोभ की उसी समय 
एकदम समाप्ति हो गई। रोते-रोते वह दौड़ और स्वामोजी के चरणों 
पर गिर पड़े। गिरि महाराज ने स्नेहाद्रस्वर में केवल इतना ही कहा, 
“बेटा स्नान-पूजा समाप्त कर जल्दो से कुछ खा लो | तुमलोग यह नहीं 
समझ पाते कि तुम लोगों की तैथारी और परीक्षा के लिए ही मुझे हृदय- 
हीन के समान ऐसा दुर्वाक्‍्य कहना पड़ता है। 

सेवक शिष्यगण ही गुरु महाराज की शय्या को सँवारते। इस काम 


को लेकर रोज ही बहुत झंझट होती । जरा सा तीचा ऊँचा रहने पर 
स्वामीजी भीषण हल्ला मचाने लगते स्पष्ट है कि इसका प्रकृत उद्दं इथ 


रहता, इस उपलक्ष्य से शिष्यों के हृदय में गुरुसवा एवं एकनिष्ठा को दृढ़ 
करना । 

एक दिन ब्रह्मचारी ललित ने ग्रूरदेव का विछीता तेथार जिया। 
भोला गिरि महाराज उसे देखते ही उत्ते'ज्ञत भाव से कहने लगे “किसी 
काम में किसी की निष्ठा नहीं देख तो विछोना के वीच में कितनी 
जगहें ऊँची -नीची रह गई हैं ।” शिष्य ने सविनय इसका प्रतिवाद 
किया । फिर क्या था भोलानन्द एकदम क्रोध से गरज उठे “गदहा, 
देख नहीं पाता कि कहाँ काम में जृटि रह गई है? थोड़े से भी मनो- 
योग के साथ गरुरुसव। नहीं कर सकता ? कर भी कैसे सकता है ? वाप- 
माँ की सेवा तो जीवन में कभी की नहीं, गुरु को सेवा तृमसे कैसे 
हो सकती है ?” 


श्री भोछानन्द गिरि ६ 


दो-एक बातें इस तरह बोलकर स्वामीजी उत्तेजित भाव से सेवक 
ब्रह्मचारी की उँगलियाँ लोहे के पलंग से रगड़ने लगे। वेदना 
से अधीर हो शिष्य चीत्कार कर उठे। मुहूर्त भर में भोलागिरि के इस 
रोषामिनय में पट-परिवर्त्तन हो गया। जैसे वह एक नये मनुष्य 
दो गये हों। शांत और दृढ़ कंठ से वह शिष्य को कहने लगे, “अरे, 
वेदना किसे होती है ? जिस शरीर को होती है, तू क्या वही है ? 
रक्त-मांस, मेद मज्जा से निरम्चित है यह शरीर। इसे आघात लगने से 
क्या तुझे लगा ? तुमलोगों के ध्यान ज्ञान वास्तव में किस दिशा मे 
हैं-बता तो ? केवल मुख से 'मैं शरीर नहीं यह घोषणा करने से 
ही क्‍या कोई ज्ञानी हों जाता है ? इसके लिए, जरूरत है-शरीर की 
नश्वरता की उपलब्धि कर देह-बुद्धि का एकदम परित्याग | सर्वस्व 
छोड़कर तुम सभी संनन्‍्य|सो हुए हो, फिर देह के कष्ट से विचल्ित 
क्यों होते हो ? मैं शरीर नहीं, इद्रिय नहीं. इनसे पूर्णतः पृथक 
वस्तु -आत्मा हूँ, इसी भाव को सर्वर धारण करना होगा। तभी 
तो साधना की साथंकता है ।” 

स्वामीजी के एक दूसरे शिष्य महेशानन्द गिरिजी ने अवधूत-वृत्ति 
का अव<म्वन किया। मात्र एक कौपोन धारण कर वह विभिन्‍न 
स्थानों पर घूनते-फिरते। एक बार वह छालतारा बाग के आश्रम में 
आये। इस समय प्रवलू ज्वर के आक्रमण से वह मूच्छित हो पड़े । 
आश्रम के एक सनन्‍्यासी के आग्रह से महेशानन्दजों एक कम्बल ओढ़- 
कर चटाई पर सो रहे । 

स्वामीजी हठात्‌ उनके कक्ष में उपस्थित हुए। रोग-क्लिष्ट शिष्य 
के ज्वर की हालत पूछते समय उनकी दृष्टि कम्बल पर गई। बस क्या 
था, वह गरज उठे, “अवधूत वृत्ति ग्रहण करने के बाद कम्जल काम 
में छाने का प्रयोजन क्यों बोध होता है? रास्ते या जंगल में जब , 
ज्वर होगा तब क्या तुम्हारी माँ या मौसी तुम्हारे लिए कम्बल लेकर 
वहाँ बैठी रहेगी? और इस तरह कम्बरू के व्यवहार को यदि | 
इच्छा ही रहे, तो अवधूत बनने का ढकासला नहीं कर अपने अन्य | 


१०० भारत के महान साधक 


संन्‍्यासी गुरु-भाइयों के समान कपड़ा आदि पहन कर क्‍यों नहीं 
रहता ? इसमें मुझे आपत्ति नहीं। या तो अवधूत-वृत्ति का त्याग 
करो अथवा कम्बल छोड़ो |” 
भोलागिरि महाराज की तथ्यपूर्ण बातें शिष्य के अन्तर में तत्क्षण 
लग गई। गुरुदेव को अत्यन्त भक्ति-भाव से प्रणाम कर उन्होंने 
कम्बल को दूर फेंक दिया ! और स्वामीजी के उस कक्ष से बाहर 
आते ही महेशानन्द रोगपुक्त हो गये । 
आश्रमस्थ एक पंजाबों संनन्‍्यासी एक दिन एक सादा बहिर्वास 
पहन कर आँगन में चहल-कदमी कर रहे थे। उनके ऊपर दृष्टि पड़ते 
ही जैसे गिरि महाराज की क्रोधाग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी। कुद्ध 
कंठ से उन्होंने कहा “फिर तुम सादा कपड़ा पहन कर घूम रहे हो ? 
जिसका त्याग कर दिया, उसे फिर से धर रखना क्‍यों चाहते हो ? 
तुम्हें क्या लाज-शर्म कुछ भी नहीं है ? अभो इन्हें उतारो। हाँ, और 
एक बात | मैंने लक्ष्य किया है, तुम वीच में बहिर्वास छोड़ कर केवल 
कौपीन घारण किये यहाँ घूमते रहते हो। आगे फिर कभी ऐसा न 
हो। केवल कौपीन पहन कर रहना इस आश्रम में नहीं चलेगा । ऐसी 
जगह चले जाओ जहाँ स्त्रियों और बच्चों का अ गमन एकदम नहीं 
होता हो ।” संन्यासी शिष्यों के आचार-व्यवहार और साधन- 
जीवन को भोलानन्द महाराज को सजग दृष्टि इसी तरह सदा सतर्क 
पहरे में घेरे रहती । 
एक बार एक शिष्य ने कातरता के साथ स्वामीजी से निवेदन 
किया, “बाबा, आपके निकट मैंने दीक्षा ग्रहण की है। कई वर्ष 
घनिष्ठ साल्निध्य में भी रहा। किंतु बाबा, मेरे साधन-जीवन में कोई 
भी सुस्पष्ट उन्नति अभी तक नहीं हुई। लगता है जैसे मेरा सम्पूर्ण 
जीवन एकदम हो व्यर्थ हो गया हो ।” इस तरह की दो-एक बात 
कहते-कहते शिष्य तीव्र भावावेग से ऋंदन करने लगे । 
सहसा गिरि महाराज ने एक विचित्र एवं करुण दृश्य की अबव- 
तारणा कर दी। वह शिष्य की व्यथा से स्वयं विगलित हो रोने 


श्री भोलानन्द गिरि १०९१ 


लगे। दोनों आँखों से अविरल अश्रु-राशि गिर रही है और वह 
एक कपड़े से उसे बार-वार पोंछ रहे हैं। कुछ देर बाद थोड़ा स्थिर होकर 
चह प्रशांत कंठ से साधक शिव्य को समझाने लगे. “पुत्र- तुम्हारे 
प्राणों की व्यथा ने आज मुझे रुला दिया। किन्तु, बोलो मैं करू ? 
साधनारूपी धर्मपत्नी मैंने तुम्हें दे दी है उससे युक्त होकर तुम्हें 
ज्ञान रूपी पुत्र-लाभ करना है। यह कर्त्तव्य ॥ तुम्हारा ही है। इसके 
लिए चाहिए तीज्र तपस्या का अनुष्ठान । इस तपस्या की भित्ति है-- 
चैर/ग्य । केवल सांसारिक वस्तु-समूह के प्रति वैराग्य होने से काम 
नहीं चलेगा; देह के प्रति सच्ची आसक्ति-हीनता लानी होगी । देह 
के प्रति तुम्हारी आसक्ति जितने दिनों तक रहेगी, सांसारिक 
वस्तुओं के प्रति उतने दिनों तक वितृष्गा नहीं आयेगी--इसे याद 
रखना। देह के प्रति अनासक्ति जब आ जाय तब समझना कि 
सच्चे वेराग्य का उदय हुआ है। उसी समय तपस्या भी ठीक होगी । 
बेटा, तीन तपस्था के बिना कभी ज्ञान प्राप्ति नहीं होती । हताश न 
हो, तपस्या में लग पड़ो; शांति अचिर ही मिलेगी। भय क्‍यों रें ? 
मैं तो हूँ ही! गुरु पर निष्ठा रख साधना करता जा।” 

आत्माराम-महाज्ञानी भोलानन्द की दृष्टि में संसार के शोक, 
ताप, जन्म और मृत्यु सब कुछ एकाकार हो गये थे। अथच व्या- 
वहारिक जीवन-क्षेत्र में खड़े रहकर मानुषिक दुःख दंन्य को वह 
अपनी अपार करूणा-भावना से ग्रहण करना भा जानते थे। परम 
कारुणिक ब्रह्मपुरुष के प्रंम और संवेदना के द्वारा अर्गाणत संसार- 
क्लिष्ट आश्रित मनुष्य अपनी प्रार्थित शांति पाने में समर्थ हुए थे। 

गिरि महाराज एक दिन शिष्यों के साथ बगीचा में कार्यरत थे ! 
बगीचे के द्वार से इसी समय एक व्यक्ति भीतर आने लगा। दूर से 
ही उसे देखकर वह खेद के साथ धीमी आवाज में कह उठे, “हाय 
बेटा ! क्या तुमने दुःख ही पाया है।” शिष्यों ने उत्सुक होकर जानना 
चाहा कि बात क्‍या है। बाबा ने कहा, “जो व्यक्ति मेरे निकट आ 


रहा है, वह अपने प्रिय भाई की मृत्यु होने के बाद एकदम टूट गया है ।” 


श्०्२ भारत के महान साधक 


आगत सज्जन स्वामीजी के चरणों पर लोटकर रोते-रोते कहने 
लगे, “बावा, मेरा सर्वनाश हो गया है।” उनके दुःख से विगलित 
हो गिरि महाराज ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा 
लिया। उनकी आँखों से भी अजस्र घारा में शोकाश्र्‌ निर्गत होने 
लगे। महापुरुष की ऐसी सहृइयता के स्पर्श और नयन जल ने 
आगंतुक के शोक संतप्त हृदय को धीरे-घीरे शांत कर दिया। 

इसके वाद प्रेमपूर्ण भाषा में स्वामीजी ने इस व्यक्ति को कुछ 
उपदेश दिया। उन्होंने कहा, “आपके भाई इस समय अन्य लोक 
चले गये हैं। उनके प्रति आपका जैसा आार्कंषण है, वैत्ता आपके प्रति 
उनका नहीं है।” इस प्रसंग में उन्होंने पुराण तथा अन्य शास्त्रों मे 
समयोपयोगी नाना कहानियों और परलोक तत्त्व की चर्चा की। 
भ्रातृ-वियोग-विधुर सज्जन का शोक मिट गया। अखंड ज्ञान की 
परम सत्ता में अवस्थित भोला गिरि महाराज के लिए इस तरह खंड 
बुद्धि के राज्य में विचरण करना नितांत ही सहज और स्वाभा- 
विक था। 

वेदांतोक्त शुद्ध अद्वै त-ज्ञान के सम्बन्ध में भोलानन्दजी अपने 
जीवन की कहानी प्रायः कहा करते। इसके द्वारा उनके निजस्व 
आदंश का स्वरूप समझा जाता है। गिरि महाराज उस समय नवोन 
संन्यासी के रूप में भारत के विभिन्‍न तीर्थों में भ्रमण करते हुये घूम 
रहे थे। इसी समय एक दिन उषाकाल में एक वृद्ध साधु के साथ 
उनका साक्षात्कार हुआ । साधु पवित्र नदी के तट थर तपंण समाप्त 
कर उच्च स्वर में बार-बार केवल इतना ही कहते थे, “गर्दभो5हम्‌, 
बिडालो5हम्‌, कुक्कु रोहहम्‌” इत्यादि । 

भोला गिरिजी विस्मित हो इस वृद्ध तपस्वी के निकट गये। 
उनके चरणों की वंदना कर उन्होंने सविनय प्रश्न किया, “महाराज, 
इस तरह के वाक्यों का उच्चारण करने में आपका क्या तात्पर्य है, 
कृपा कर मुझे बताइये। /शिवोःहम्‌” न कहकर आप यह सब क्या 
बोल रहे है ।/ 


थ्रो भोलानन्द गिरि १०३ 

साधु ने उत्तर दिया “बेटा ! अद्वत-भाव की उपासना करने 
जाकर तुपलोग सवेदा द्वत-भाव को ले आते हो; 'जिवोष्हम्‌' कहते 
समय त्‌? अबते को जीव से प्रथक्न मान लेते हो। इससे मन में होता 
ढ्ै-प्रक्त रूप में तुम शिव मात्र हो । किस्तु, तुम क्या जीव भी नहीं 
हो ? इस अखंड-नज्ञान कैसे होगा ? यह ज्ञान तो सत्य-न्ञान नहीं, 
यह भी एक प्रकार का अज्ञान है। सच्चा ज्ञानी सर्वभूत में अपनी 
आत्मा को देखता है; वह जानता है. 'सव मैं ढें' -शिव, जीव, पशु 
सब कुछ दी। याद रखना. सर्वभ्रत में, सर्वलोक में यही आत्मा 
व्रिस्तारित है; सब जगढ़ तुम्हारा ही स्वरूप, तुम्हारी ही आत्ना है। 
इस प्रकार का ज्ञान ही चरम अद्गत.ज्ञान है। गिरि महाराज के 
परिव्राजन-काल की इसी तरह की नाना पुरातन कहान्यों के द्वारा 
गाध्नार्थी दल को परम तत्त्व का इंगित प्राप्त होता । 

इस महाज्ञनी और महायोगी की जीवन सत्ता में प्रेम-भक्ति की 
एक रस स्निग्ध धारा भी अत्यन्त सुन्दर भाव से मिली हुई थी। 
दर्शनार्थी भक्त अथवा शिष्य जिस किसी का भी स्वामीजी के साथ 
साक्षात्कार होता वढ़ उनके हृदय के माधुर्य-रस का रसास्वादन 
किय्रे बिना नहीं लौटता । आश्रम की विग्रह-पूजा और लोला कीत्तिन 
के समय स्वामीजी का आनन्दघन रूप खिल उठता। प्र मावेश में वह 
मतवाला हो जाते। योग-सामध्य के उच्च शिव्रर पर अधिष्ठित 
महायोगी के इस पुलकोत्फुलल रूप को देखकर दर्शनार्थी आनन्द 
और विस्मय के सागर में गोता लगाने लगते । 

एक दिन एक बंगाली भक्त गिरे महाराज के चरणतल में वैठ- 
कर उन्हें रामप्रधादी संगीत सुना रहे थे-- 

डब दे रे मन काली बले, 
ह॒दि रत्नाकरेर अगाध जले-- 

भक्ति- मधुर श्याम संगीन के प्रबल आकर्षण ने योगी हृदय के 
पारावार को एफ मुहूर्त में ही तरंगायितत कर दिय्रा। गिरि महाराज 
के युग्ल नयन से अविरल धारा में प्रमाथ्रु निगंत होने लगे। बार- 
वार वढ़ उन्हें अंगोछे से पों रहे हैं। यह अपरूप प्र म-विह्ललता 


श्ग्ड भारत के महान धाघक 


देख, सभी उपस्थित व्यक्ति अवाक्‌ हो रहे हैं। विस्मयाभिभूत हो 
वे केवल यहो सोच रहे हैं-किस जादू के बल से इस महापुरुष की 
सत्ता में अतुलनोय योगैश्यये, ज्ञाव और भक्ति का ऐसा अदूते 
सम्मेलन साधित हुआ है ! 

आश्रम में प्रतिदिन अत्यन्त निष्ठा के साथ शिव-पूजा अनुष्ठित 
होती । साथ-साथ जन्माष्टमी का समारोह भी वहाँ कम नहीं होता । 
जन्माष्टमी के दिन भोलागिरि महाराज अत्यन्त भक्ति-भाव से 
भागवत का पाठ सुनते। क्रृष्ण-विग्रह को मोहन-साज से सजाकर 
प्रे माप्लुत कंठ से गिरिजी महाराज कहते सुने जाते, “महाराज, तुम्हारी 
यह कसी अपूर्वे लोला! जीवों के कल्याण के लिए तुमने स्वेच्छा से 
गर्भ-यंत्रणा का कष्ट सहन किया। क्ृष्ण-कृष्ण बासुदेव नारायण 
हरि हे ! सभी तुम्हारी माया।” कभी कभी भक्ति के आवेश में 
करृष्ण-कृष्ण' 5 हते भी उन्हें समाधिस्थ होते देखा जाता। एक बार 
ढाकाअवस्थान के समय जाग्रत शक्ति विग्नह ढाकेश्वरी देवी का 
प्रसादी फूल पाकर भोलागिरि महाराज मायाविथ्ट अवस्था में गद्गदु 


कंठ से बोल उठे थे, “माँ का प्रसाद मैंने पाया है, कृपा का प्रसाद 
पाकर मैं धन्य हुआ |” 


साधारण भक्त अथवा योग-साघना में असमथे साधक के लिए 
गिरिजी की व्यवस्था नितान्त सहज और सरल थी। इस सम्बन्ध में 
एक बंगला पंक्ति की स्वयं रचना कर बड़े आनन्द से सबको उपदेश 
देते “कर नाम ओ दान हइवे कल्यान।” सर्व साधारण के लिए 
रचित उनठी हिन्दी कविता में भी नाम जप का ही निर्देश था। 
गौरी शंकर सीता राम 
सदा वोलो चारों नाम 
सद्गुरु दिया हर का नाम, 
खाली जिह्ना कौन काम ? 
नाम-जप की यह प्रेरणा गिरिजी अपने क्रिस्तान एवं मुसलमान 
भक्त और दर्शनाथियों को भी देने से न चूकते । प्राणायाम के पूरक 


और रेचक इवासों के साथ-साथ उन्हें वह यीसू या अल्ला का नाम 
जप करते रहने को सदा उत्साहित करते। 


श्री भोलानन्द गिरि १०५ 


सार्थक योगी एवं अपरिमेय योग-विभूति के अधिकारी रूप-में 
कीत्तित होकर भी गिरि महाराज कभी जप को कम महत्व नहीं देते । 
प्रायः ही उन्हें कहते सुना जाता--'जप-साधन करने से मनुष्य 
असाधारण अब्यात्म-शक्ति का अधिकारी हो सकता है।' इस 
सम्बन्ध में अपनी अभिज्ञता के एक वृत्तांत का स्वामीजों वर्णन 
किया करते । 

बहुत दिन पहले भोलागिरि महाराज के लालताराबाग आश्रम में 
एक सरल ग्राम्य मजूर काम करता था | कल्याणपुरीजी नामक एक 
वृद्ध साधु इस व्यक्ति के प्रति सदय हो गये और उन्होंने भोलागिरिजी 
से आग्रह किया कि वह उसे दीक्षा दें । अंत में स्वामीजी को राजी 
होना पड़ा। उस मजूर को उन्होंने पंचाक्षर-मंत्र की दोक्षा दी और 
उसके गले में रुद्राक्ष की कंठी बाँधकर उसे कहा, “देखो बाबा, आज 
से तुम मेरे शिष्य हुए। अब से तुम्हारा परिचय हुआ साधु--अब 
तुम मजदूर नहीं रहे । यह सब काम छोड़कर, अब तुम शिव-मंदिर 
में बैठकर जप-साधन में लग जाओ ।” 

वह व्यक्ति भत्यन्त भोला और सरल विश्वासी था। भोलानंदजी 
के इंगित का अनुसरण कर वह एक निकटस्थ ग्राम के शिव मंदिर में 
जाकर निरंतर नाम-जप में निमग्त हो गया। अथाचक-वृत्ति धारण 
कर वह दिन-रात मंदिर में ही बेठा रहता । दर्शनार्थियों में से जो 
कुछ आहार कोई देता उसमे ही वह अपनी क्षुधा-निवृत्ति करता। 
प्रायः दो वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उसे इृष्ट दर्शन का लाभ 
हुआ । उसकी वाक-सिद्धि तथा नाना अलौकिक विभृतियों की 
ख्याति भा उस अंवल में क्रमश: प्रचारित हो उठी। गिरि महाराज 
अपने इस जप -साधनकारो शिष्य की असामान्य क्षमता का उल्लेख 
कर सभी से कहते “जप को तुच्छ मानकर तुमलोग कभी भी उसकी 
अवहेलना न करना। इसके समान उत्कृष्ट साधन और नहीं ।” 

लालताराबाग-आश्रन में बराबर बन्दरों का उत्पात लगा रहता। 
बगीचे के गाछ-फल आदि के ऊपर इनके उत्पात को सीमान थी। 
आश्रम में बाहर से आये हुए गृही भक्तों को तंग कर डालते, किन्तु 
१४१ 


श्०द्‌ भारत के महान साधक 


आइचर्य- किसी साधु संन्‍्यासी को ये कभी उपद्रव से तंग नहीं 
करते । इसके रहस्य के सम्बन्ध में पूछे जाने, पर स्वामीजी एक 
पुरातव घटना का वर्णन करते । 

आमश्र की स्थापना अभी हाल में हुई है। बन्दरों के उत्पात से 
सभी परेशान हैं। इस समय भोलानन्दजी ने एक दिन अत्यन्त 
गंभीर स्वर में सब बन्दरों का आह्वान किया । विस्मय का विषय-- 
सभी बन्दर एक-एक कर आये और उनके चारो ओर एकत्र हो गये। 
इसके बाद गिरि महाराज ने उन्हें लक्ष्य कर एक भाषण दिया। वह 
कहने लगे, “देखो, इस बगीचे के जितने फल-फूल हैं सब तमलोगों 
के लिए हैं। किन्तु याद रखना, जैसे तुमलोग इन्हे खाने की चेष्टा 
करोगे, हमलोग भो वंसे ही लाठी लेकर तुम्हे भगाने का प्रयत्न 
करेंगे-- तुम्हारी ओर से विक्रम-प्रकाश करने की पूरी छूट है । किन्तु 
मेरी एक आज्ञा तुम सब को पालन करनी होगो । जब तक मैं इस 
आश्रम में हूँ, यहाँ के किसी साधु का कमंडलु, कौपीन, बहिर्वास या 
अन्य वस्त्र तुमलोग कभी स्पर्श न करना।” साथ-स.थ स्थानीय 
एक वृद्ध बन्दर ने माथा हिलाव र खूब जोरों से सम्मति-सूचक शब्द 
किया। इस नर-बानर की सभा के भग होने क बाद से बानर-कुल 
ने किसी दिन स्वामीजी की आदेश वाणी को अमान्य नहीं किया । 

आश्रम के कुत्ते ओर पिल्लों को लेकर भोलानन्दजी की व्यस्तता 
की सीमा न थी। इन्हें खिलान-पिलाने आदि के आयोजन का 
विस्तार देख सव को आइचये होता। दुर्दात 'कालू था थिरि महा- 
राज का परम भक्त । इसके भोजन के लिए आश्रम से प्रति दिन एक 
सेर दूध बन्धा हुआ था। 

सन्‍्यासी शिष्यो' के सम्बन्ध में किन्तु देखा जाता, स्वामोजी 
नितांत अदुभुत आचरण करते | दूर देश-देशान्तर से भक्तगण 


आश्रम में सवंदा नाना उपादेय फल तथा अन्य खाद्य पदार्थ भेजते 
रहते। गिरि महाराज अकेले कितना खाते। उनका कुछ समान्य 


अंश उपयोग में आता, बाकी गल-पच जाता इसके बाद उन्हें गंगा 


श्री भोलानन्द गिरि श्ण्छ 
के गर्भ में फेंक दिया जाता। परन्तु शिष्यों के लिए उन्हें खाने का 
कोई उपाय नहीं था। वैराग्य और कृच्छु-त्रत की धृति को दृढ़तर 
करने के लिए ऐसा ही था भोलागिरिजी का कठोर और सतक॑ नियं॑- 
त्रण। आश्रमिकगण बीच-बीच मे विनोद कर “कालू! कुत्ते के दूध- 
बँधान का लल्लेख किग्रा करते । परिहास में वे कहा करते, “भोला 
गिरिजी के आश्रम में कुत्ता, विडाल और गाय होकर रहना भी एक 
महान तपस्या का फल है।” 
गिरिजी के प्रिय कुत्ता 'कालू' की कहानी ही जैसे इस परिहास 
को सत्य रूप में परिणत कर देती । “कालू' कुत्ता के मृत्यु दिवस के 
आचरण ने आश्रम वासियों की दृष्टि पर एक वाह्य आवरण का 
उन्मोचन कर दिया। प्रायः एक महींने के रोग-भोग के बाद इस 
कुत्ते का जीवन-दीप बुझने के निकट आया। देह-त्याग का लग्न 
भी जैसे इस आश्रम-पशु से अज्ञात नहीं। ठीक समय में रोगजीर्ण 
शरीर को लेकर हाँफते हाफते वह गंगा-तट पर उपस्थित हुआ। 
किसी तरह गंगाजल में स्तान कर वह ऊपर आया। फिर झरीर का 
अर्द्धाश पुण्यतोया जाह्नवी में डबाया हुआ रखकर कालू ने शेष 
नि:श्वास का परित्याग किया। भोला गिरिजी के प्रिय कुत्ते की ऐसी 
गंगा-भक्ति का दर्शन कर उत्र दित हरिद्वार के बहुत से नागरिक 
विस्मग्राभिभूत हो उठे । 
भोलानन्दजी की साधन-गुहा में बहुत से विषधर सपे रहा करते 

थे। उनके साथ योगिवर एक अकाट्य बन्धन में आवरद्ध थे। कभी- 
कभी ये आँगन में वाहर हो फन फैलाकर आनन्द के साथ खेल 
करते । इस समय कोई उन्हें मारनें को उद्यत होता तो गिरि महाराज 
तिरस्कार के स्वर में कहते “ख़बरदार, इन्हें कभी नहीं मारना। ये 
ही शिवजी के कंठ के आभूषण हैं । तुम्हारा कोई अनिष्ट ये नहीं 
करेंगे । इसके अतिरिक्त ये सभी साँप कितने दीघेकाल के बन्धु हैं । 
इनमें से कई कितनी ही रातें मेरे साथ एक हो शब्या पर सोते रहे 
हैं। इन्हें स्त्रेच्छानुसार खेलने दो ।” 

एक दिन शेष रात्रि में स्तनानकर स्व्रामीजी ने भजन-कुटीर में प्रवेश 
किया । प्रदीप जलाने के लिए दियासलई खोजते हुए वह दीवाल में 


!्‌ण्८ भारत के महान साधक 


बने ताक को टटोलने लगे। हठात्‌ उनका हाथ एक विषधर सर्प के 
फन से छू गया। नाग-प्रवर ने एक बार फों किया, फिर धघिरे-घिरे 
कक्ष से बाहर चले गये । यह जैसे प्रिय साथी के उपर स्मेहाभिमान 
कर गृह-त्याग था । 

_इष्टदेव शिवजी के भूषण भोछा गिरि महाराज के हस्त-स्पर्श का 
गलत अर्थ लगाकर उनके ही दोष से स्थानान्तर जा रहे हैं, ऐसा सोच- 
कर वह अत्यन्त विषाद में निमग्न हो गये। हाथ जोड़कर वह बार- 
बार सर्प से प्राथेना करने लगे-- ऐसी असावधानो का काम भव फिर 
कभी नहीं होगा। सपं के भ्रत्यावर्तन के लिए कितना व्याकुल अनु- 
रोध उन्होने किया, परन्तु कौन उसपर कर्णपात करता है ? साँप 
सवंदा के लिए वह स्थान त्याग कर चला गया। कक्ष- गद्धर में वास 
करने वाले अन्य सर्पों को ऐसी अध्ुविधा जिससे न हो, गिरि महा 
राज ने इसके बाद इसी लिए प्रायः बारह वर्षों तक वहाँ पर दीप। -- 
लोक प्रज्वलित नहीं किया। 

इस सर्वेज्ञ महायोगी की दूर-दृष्टि नितान्त सहज भाव से शिष्यों 
के अन्तर के निभ्ततम प्रदेश में पहुँच जाती और प्रयोजन के अनु- 
सार उनकी किसी जटिल समस्या का समाधान करने में भी उन्हें 
कभी रुकावट नहीं होती। शिष्य चन्द्रकुमार बाबू एक दिन अनेक 
भक्तों से परिवृत हो ग्रुर-देव के सम्मुख बैठे हुए हैं। दर्शन।थियों 
और भक्तों के साथ स्वामीजी नाना प्रकार के तत्त्वों की आलोचना 
कर रहे हैं। चन्धवाबू के मन में इधर कुछ दिनों से एक जटिल प्रश्न 
बार-बार उठ रहा था-साधकों के इष्ट एक हैं, अथवा पृथक-पृथक । 
परन्तु प्रघन का उत्थापन करने का उन्हें किसी तरह भी साहस नहीं 
हो रहा है। ह॒ठात्‌ सम्मुखस्थ एक दर्संनाथिनी महिला इष्ट के स्वरुप 
के सम्बन्ध में प्रइन कर बेठी। चन्द्रब'ःबू यह सुनते ही उत्कंठित हो 
उठे। गिरि महाराज प्रसंग क्रम से कहने लगे, 'याद रखना इष्ट एक 
है --"इष्टं एक पूर्ण नित्य॑ सर्वाधिष्ठानम्‌ ।/ यह कहते-कहते घूमकर 
शिष्य चन्द्र बाबू की ओर मुख कर लिया और बोले “समझे चन्द्र ? 
यही है तुम्हारे इप्ट का स्वरुप ।” अतंर्यामी परम कारुणिक गुरु के 


अतंर-पट पर उनके समस्या-विक्ष्‌ब्ध मन का जो स्पंदन बहुत पहले ही 


क्री सोलानंद मिरि श्७् ६ 


अंक्ति हो चुका है उसे हृदयंयम कर शिष्य के आनन्द की 
सोमा न रही 4 

शिष्यों के अन्तर में सच्ची श्रद्धा जाग्रत रहे, इसके लिए भोला 
गिरिजी महाराज सदा सतर्क रहते । एक बार वह ढाका गये । शहर 
के एक अचल स्वामीबाग में उस समय श्री त्रिपुरलियजीं नामक एक 
आ्रचीन और समर्थ योगी महापुरुष का वास था। ये भोल्यनन्दजी के 
पूर्व-परिचित थे बौर इनके प्रति ग्रिरिजी की श्रद्धा भी यथेष्ट थी । 
किन्तु, त्रिपुरलिगजी महाराज के अपने आश्रम में कई तरुणियों को 
आश्रय देने के कारण बहुत से स्थानीय लोग उन्तपर कटाक्ष करने लगे 
थे। भोलागिरिजी के शिष्य डाक्टर नूपेन बसु भी बीच--बीच में 
इस महापुरुष की निन्‍दा किया करते | 

स्वामीबाग के इस महात्मा के साथ साक्षात्तार करने के लिए 
एक दिन भोलागिरि महाराज अपने शिष्य नुपेत बसु के साथ रवाना 
हुए। आश्रम में उपस्थित होने के कुछ समय बाद दोनों के पार- 


स्परिक संभाषण के शेष होने पर गिरि महाराज ने अपने छिष्य 
डाक्टर बसु को त्रिपुरलिगजी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करने का 


आदेश दिया। नृपेन बाबू ने आदेशानुसार साष्टांग वन्‍्दना की। 
स्वामीजी ने त्रिपुरलिगजी को सम्बोधित करते हुए स्मित हास्य 
के साथ कहा, “महाराज, आप एक बार सम्पूर्ण नग्न तो हो ज्ञाय॑ ।/ 
त्रिपुरलिंगजी हंधते हुए अपना बहिर्वास और कौपीन उत्तार खड़े हो 
गये। डाक्टर बसु ने विस्मय के साथ देखा कि उनके संदेह भाजन 
इस थोगी का पुरुषांग एक शिशु की तुलना में भी नितान्त क्षूद्र है। 
पहले की दायित्वहीन आलोचना के लिए डा० बसु का अन्तर तीक्र 
अनुशोचना से भर गया । मन-ही-मन अपराध माजंता की भिक्षा कर 
वह फिर स्वामीबाग के महापुरुष के चरणों में साध्टांग प्रणत हुए। 
गिरि महाराज शिष्य का तिरस्कार करते हुए कहने लगे, “तुमलोग 
नितांत अल्प-बुद्धि हो, साधु की सच्ची महिमा किस तरह समझ 
पाओगे । उम्र दृष्टि द्वारा साधु महात्मओओं पर विचार करने का कभी 


श्श्० भारत के महान साधक 


प्रयास नहीं करना, इससे अकल्याण को निमंत्रण देकर लाना 
होता है ॥” 

दर्शनार्थी और भक्तों की इष्ट-निष्ठा दृढ़ करने के उद्देश्य से 
गिरिजी को अनेंक समय अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते 


देखा जाता । इनमें एक-दो घटनाएँ यहाँ दी जा रही हैं। 
स्वामीजी के एक विशिष्ट शिष्य के भाई शशिकांत गुप्त का ब्रह्मधर्म 


की ओर झुकाव था। न तो साधु-संन्यासियों में उनका विश्वास था 
और न उनके प्रति भक्ति । उन्हें वह कोई महत्व न देते । एक बार वह 
अपने भाई के आग्रह-अनुरोध पर भोलागिरिजी को देखने कलकत्ता 
गये । स्वामीजी के उपदेशादि का श्रवण कर दर्शानार्थी प्रसाद पाने के 
लिए कमरे के बाहर चले गये हैं । ऐसे अवसर पर गिरि महाराज ने 
झशि बाबू को अपने निकट बुलाया । दो चार स्नेहपूर्ण वचन और 
तत्वोपदेश के बाद न जाने क्‍यों स्वामीजी भावाविष्ट हो इस नवागत 
दर्शनार्थी का वार-बार आलिगन करने लगे। उनक्रे दोनों नयनों से 
प्रेमाश्र, की घारा बहने लगी। विस्मयाविष्ट शशि बाबू ने यह भी 
देखा कि स्वामीजों के शरीर से एक ज्योति का प्रवाह निर्गत हो रहा 
है । इसके फल से मुहूर्त भर में सारा कक्ष आलोक-भासित हो उठा। 
नवःगत व्यक्ति के हृदय में विश्वास के बीज का वपन करने के लिए 
ही क्या उस दिन भोलानन्द महाराज ने इस अलोकिक लील।का 
प्रदर्शन किया था ? स्वामीजी के निकट दीक्षा ग्रहण कर शशि वाबू 
एक परम भक्त बन गये । 

सुप्रसिद्ध गणितज्ञ सोमेशचन्द्र बसु की पत्नी अकाल में ही पर- 
लोक गई। स्त्री की मृत्यु से सोमेश बाबू के हृदय में तीत्र वैराग्य का 
संचार हुआ। अध्यात्म-साधन करने का उन्होंने निश्चय किया | 
किन्तु उसके साथ ही उन्होंने मन-ही-मन एक श्रतिज्ञा की कि जो 
शक्तिधर योगी उनकी परलोकगता स्त्री को लाकर एक संग उन्हें 
दीक्षा दे सकेंगे, केवल उन्हीं का शिप्यत्व वह ग्रहण करेंगे । बहुत से 
साधु-संन्यासियों के निकट व्यर्थ-मनोरथ हो सोमेश बाबू भोला- 


आओ भोलानन्द मिरि श्र 


गिरिजी पदश्रांत में उपस्थित हुएं। उन्हें दीक्षा-दान के लिए महा- 
युरुष के सम्मत होने पर सोमेश बाबू ने अपनी मृत पत्नी की दीक्षा 
का प्रश्न उठाया। गिरि महाराज ने तत्क्षण अत्यन्त सहज भाव से 
उत्तर दिया, “अच्छा तो बेटा, उसकी दीक्षा भी इसके साथ ही हो 
जायगी । तुम जरा भी घवराओ नहीं 4”? 

निभृत दीक्षा-गृह में तीन आसन रखे गये। भोलानन्दजी और 
सोमेश बाबू दो आसनों पर बैठे। अनुष्ठान आरम्भ होने के साथ- 
साथ विस्मयाविष्ट सोमेशचन्द्र ने देखा--बगरलर में रखे हुए तोसरे 
आसन पर उनकी परलोकगता पत्नी सगञ्यरोर बैठी हुई है। स्वामीजी 
का पहले से यह आदेझ्न था कि दीक्षागृह-आकर्षिता इस महिला का 
डरीर सोमेशचन्द्र स्पर्श नहीं कर सकंगे। मर्त्मयल्लेक का विरही 
स्वामी इसी कारण इस समय केवल अपार उत्कंठा के साथ इस 
सूक्ष्मछोक-वासिनी सह-धर्मिणी को ओर निर्निमेष नेत्रो से देखता 
रहा। दीोक्षानुष्ठान समाप्त होते ही उनकी पत्नी की मूत्ति अन्तहित 
हो गई। विस्मयाभिभूति गणित-शास्त्री उस समय केवल अपने 
सायी गुरु के योग-सामर्थ्थ की बात हो न विचारते रहे-उनकी परम 
करुणा का वरदान भी उनके मन में बार-बार उठता रहा। 

स्वामीजी के एक अन्य हदिष्य अमरनाथ राय आसाम के एक 
गण्यमान्य व्यक्ति थे । उस समय वह श्री हट्ट के सुन्ताम्गंज में चास 
करते थे। इसी काल में उनका बालक-पुत्र एक दुःसाध्य रोग से 
आक्रांत हुआ। रोग की अवस्था संकटापन्न हो उठी और डावंटरों ने 
उसके जीवन की आश्ञा त्याग दी। इस अवस्था को ज्ञापित करते 
हुए हरिद्वार में गिरि महाराज को तार दिया गया। इसके उत्तर में 
स्वामीजी ने आदेश भेजा, “यथा सम्भव नाम-जप और दान 
करो ।” आश्चर्य का विषय, उती रात्रि में मुमुषु बालक सबसे कहने 
लगा--“मैं अच्छा हो गया हूँ। स्वामीजी भेरे निकट आये थे ।” 
सव के कौतूहल तथा प्रश्नों के उत्तर में बालक ने और जो कुछ कहा 
उसका मर्म यही था--उसने स्वामीजी को देखा है-खूब उज्ज्वल 


श्श्र्‌ भारत के महान साधक 


मृत्ति, माये पर पगड़ी, पाँक में खड़ाऊ, हाथ में कमंडलु; उनके पीछे: 
एक संन्‍्यासी-दल। स्वामीजी ने अपने कमंडलु से जल लेकर मृत्यु- 
शय्या-शायी वालक के संपूर्ण शरीर पर उसे छींट दिया । इसके 
साथ हो उसकी सभी रोग-यंत्रणाओं का अवसान हो गया । रोगों 
के पिता ने सानन्द अविलम्ब गिरि महाराज को हरिद्वार खबर दी की 
उन्हीं की कृपा से उनके मरणासन्‍्न पुत्र के प्राण लोट आये। स्वामीजी 
सभी को बुलाकर सोत्साह कहने लगे, “देखो, देखो तुम सब तो 
विश्वास नहीं कहते हो कि चैतन्य या परमात्मा सब्यापी है; किस्तु 
यह देखो मैं तो सुनामगंज नहीं गया, मैं तो तुमलोगों के निकट ही 
रहा। परमात्मा सत्र ही वर्त्तमान हैं, उन्होने ही दुर रहकर भी यह 
काम किया है। साधन-बल से उन्हें जान सको तो तुमलोग भी सर्वेज्ञ 
एवं सवंशक्ति-मान हो सकते हो। उसके बाद वह हँसते हुए कहने 
लगे, “देखो, अमर को लिख दो कि डाकटरों के पीछे तो बहुत खर्चे 
हुआ, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ | मैंने ही जब रोगी को स्वस्थ 
किया है तब मेरे विजिट की फींस की मद में साधु-सेवा के लिए वह 
इस बार अधिक चावल भेजे ।” 
स्वामीजी के एक बंगाली शिष्य दक-बल के साथ एक बार सुन्दर 
बन-अंवल में वाध का शिकार करने गये। गंभीर अरु्प में सभी 
इधर-उधर घम रहे हैं; ऐसे समय में एक हिस्र व्याप्न इस शिष्य के 
सामने उछल कर पहुँचा। उप्त समय कोई वहाँ नहीं था। इस प्रकार 
अचानक आक़्रांत होकर वह विपद्‌ में पड़ गये । हाथ की बंदूक कहीं 
दूर रह गई थी। केवल एक भाला हाथ में लेकर वह बाघ के साथ 
जूझ पड़े। क्रमशः उनका क्षत-विक्षत शरीर अवसन्न होने लगा। 
ऐसे समय में सहसा जाने कहाँ से उनके गुरुदेव भोलागिरिजी उस 
विजन अरण्य में आविभूत हो गये। तेजोदीप्त कंठ से उन्होंने शिष्य 
को उत्साहित करते हुए कहा, “भय नहीं, बाघ के मुख-गहृनर में जोर 
से भाला मारो-वह अभी मर जायगा।” किसी देव-बल से उनका 
लुप्त साहस और शक्ति जैसे लौट आई। गुरुदेव के इस निर्देश का 


श्री भोलानंद गिरि ११३ 


शिष्य ने तड़ित वेग से पालन किया । दो एक तीब्र आघात के बाद 
उन्होंने भाले को व्यापत्र के मुख के भीतर चला दिया। इसके साथ 
ही व्याप्र नि.शक्त हो धरती पर लेट गया। शिकारी ने उसके वाद 
गुरदेव के दर्शन के लिए जैसे ही मुह घुमाया तो देखा कि वह कहीं 
अंर्ताहत हो गये हैं । 

कुछ दिन वाद हरिद्वार जाकर उन्होंने भक्ति-भावना से गद्गद्‌ हो 
गिरिजी को कहा, “बावा, उस दिन उस गहन अरण्य में आप उप- 
स्थित न होते तो व्याप्न के आक्रमण से मैं किसीं तरह अपनी रक्षा न 
कर सकता | भोलागिरिजी ने असलो भेद को छिपाते हुए हँस्षते-हँसते 
उत्तर दिया 'दुत्‌ पागल ! क्या बोलता है ! मैं तो उस समय हरिद्वार 
में था इन सबको परमात्मा की माया समझना।” 

अलौकिक शक्ति का प्रकाश और बहिरंग जीवन का लीलाभिनय, 
ये भोलागिरिजी के जीवन में अजस्र थे। स्वयं यह महायोगी सदा 
परम चैतन्य के केंद्र में अवस्थित रहते । इसी कारण उनके महाजीवन 
के सम्मुख से स्थूल और सूक्ष्म जीवन के आवरण तथा भेद-विभेद 
सहज ही अपसूत हो गये थे। इसीसे देखा जाता आश्रम में समाधि 
से जाग्रत होने के साथ साथ वह गोशाला में जाकर चिल्लाते पाये 


जाते 'देखो, देवों, किसी की क।ई कक्तंब्य वुद्धि नहीं। अभी तक 
गोमाता के लिए खली और भूसी-दाना की सानो तैयार नहीं की। 


इस तरफ क्रिसी का ध्यात नहीं-सव जमाई बन गया है सब नई 
कनिया की तरह घर में लुका रहता है। " 


जो सुदूर आसाम प्रांत में क्रिसी अपने रोगी की शय्या के पाइवे 
में या व्याप्र-कवलित शिष्य के उद्धार-कार्य में गंभीर अरण्य के बीच 
में पहुँच जा सकते थे--उसी शक्तिमान योगी को लालताराबाग के 
आश्रम में नितांत भिन्‍न रुप में देखा जाता--एक अभिनव अभिनय 
के छन्ध-वेश में । वहाँ देखा जाता कि वाग के बीच में गुल्ली डंडा 
हाथ में लेकर वह उपद्रवकारी बंदरों को भगाने में व्यस्त हैं और 
१५१ 


श्श्ड भारत के महान साधक 


कम्पित हाथों का निशाना ठीक नहीं बैठने के कारण दुष्ट बंदर दाँत 
ओर मुह किचकिचा कर उन्हें डरा रहे हैं। कभी आश्रमिक 'बाबू- 
भैयों' को लक्ष्य कर अविरत गाललियों की बौछार किए जा रहे हैं-- 
“सब बाबू हो गये हैं, बिना श्रम किये बेठे-बेठे मुफ्त में सब रोटी 
खाना चाहते हैं। सब शिवजी का बच्चा--सिद्ध पुरुष हो गया है। 
यह वुढ्ढ़ा दिनभर काम करेगा और बाकी लोग आराम से बेठे-बेठे 
खायेगे। आश्रम के लिए किसी के दिल में कोई दर्द नहीं ।” महा- 
समर्थ योगी और लीलाघर अभिनय-कुशल महापुरुष की जीवन- 
सत्ता का यह एक अपूर्व रस-मधुर दूं त-रुप था। 

दीर्घे लीलाभिनय के बाद भोलागिरि के वाह्य जीवन के ऊपर 
यवनिक्रा गिरी । १६२६ खूष्टाब्द की ८ वीं मई-कृष्ण चतुर्दशी 
तिथि को महायोगी ने अपने अमर जीवन का अध्याय समाप्त कर 
शेष निःश्वास त्याग दिया। उत्तराखंड के विशिष्ट साधु, संत, 
महंत और मंडलीश्वर तथा अगनित भक्‍्तजनों ने हरिद्वार के लाल- 
तारा वाग में समवेत हो अपना श्रद्धाध्यं निवेदित करिया। # नमः 
पावंतोपतये हर, गंगा माई की जय, हर हर बम बम-ध्वनि के बीच 
महापुरुष का पुष्पमाला शोभित शरीर गंगा के काली कुड में धीरे 
धीरे निमज्जित कर दिया गया । 


शंकराचार्य 


संन्यासी वेश में एक नम्बुद्रि ब्राह्मणवंश का बालक, मु डित- 
सस्तक और नग्नचरण, परिधान के नाम पर कौपीन और अंग- 
वस्त्र, हाथ में दंड और कमण्डलु ! पथिकों की दृष्टि में परम विस्मय- 
जनक है यह ॒दिव्यकांति, सौम्यदर्शन बालक संन्यासी। उम्र आठ 
से अधिक की नहीं होगी। इस उम्र में ही घर ससार के माया-मोह 


को छोड़ पता नहीं किस अज्ञात्त उद्दंश्य की खोज में यह निकल 
पड़ा है ? 


दक्षिण भारत के सुदूर कल्लाडी गाँव से पैदल ही यात्रा प्रारंभ को । 
इसके बाद कितने ही दिन और लम्बी राहें समाप्त कीं । आज नमंदा 
के तट पर पहुँचते ही उसके आनन्द की सीमा नहीं रही। स्नान, 
तर्पण और पूजा-वंदना समाप्त कर यात्रा फिर प्रारम्भ हुई। पुण्य 
सलिला नमंदा के तट पर पता नहीं किस पारस मणि की खोज में 
यह घूम रहा है, यह कौन बता सकता। 


कब, किस शुभ मुहूर्त्त में महायोगी गोविंदपाद का नाम इप्त 
बालक के कानों में पड़ा और साथ हो साथ उसके मर्म -“थल में प्रविष्ट 
हो गया ? उसके बाद अभ्यागत साधु-सन्‍्तों के निकट और टोल के 
अष्यापकों से भी उसने इसी महात्मा के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहानी 
सुनी । ये गोविदपाद स्वामी असीम तत्त्वज्ञान ओर योग-सिद्धि के 
अधिकारी थे। उनकी भक्ति-सिद्धि की ख्याति सम्पूर्ण दक्षिण भारत 
में फैली हुई थी। लोगों के मुह से ऐसा सुना जाता था कि श्रृषिप्रवर 
पतंजलि ही इस पिद्ध-देह में लोकोपकार के छिए स्वयं अवतरित थे। 
बहुत दिनों तक लोगों की दृष्टि से दूर, एक पहाड़ की एकांत गुफा में 
ये गुप्त रीति से स्रमाधि में लोन रहे । 


११६ भारत के महान साधक 


बालक-संन्यासी के हृदय में एक दुर्वार आकांक्षा जाग्रत हो गई 
थी। उसका वह चिराकांक्षित महायोगी कहाँ मिलेगा ? उसका वह 
रहस्यमय योगी, उसको गुप्त ध्यान-गुहा कहाँ है? व्यग्र व्याकुल- 
हृदय यह बालक उनकी खोज में अवतक कम नहीं भटका है। पथ- 
प्रांतर, वन-पर्व॑तों में वह ढूँढ़ता फिरा है। इस उद्दश्य को लेकर 
मठ, मंदिर और साधकों के द्वार-द्वार पर योगी की खोज में उसने 
चक्कर काटे । 

एक दिन देव प्रसन्न हुए। नरमंदा के तट पर संयोगवश्ञात्‌ उस 
दिन एक अति वृद्ध सन गसी के साथ बालक का साक्षात्कार हुआ। 
सदय भाव से उन्होंने उस बालक से कहा --वत्स ! तुम भाग्यवान 
हो! इसी उम्र में तुम्हारे हृदय में सच्चे अर्थ में मोक्ष की अ।भभलाषा 
जाग्रत हुई है। तुम ओंकारनाथ की ओर जाओ। मेरा आशीर्वाद 
है, शीघ्र ही तुम्हारी मन- चाही वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जायगी।” 

नरमंदा की बीच घारा में ओंकारनाथ पर्वत अवस्थित है। यही 
पुराणों में वणित वैडूये-मणि पव॑त है। कसी समय भक्तवीर 
माँधाता की राजधानी इसी पुण्य स्थली में थी। ओंकारनाथ, महा- 
काल प्रभूति महाजाग्रत शिवलिंग युग-युग से यहीं प्रतिष्ठित है। 
आज भी समस्त भारत के दिगदिगंत से असंख्य तीथंयात्री यहाँ 
एकत्र होते हैं और भक्तिभाव से पूर्ण अपनी श्रद्धांजलि अपित करते हैं 

एकमात्र वृद्ध संन्यासी की आशइवासन-वाणी ही इस वालक के 
कान में गूंज रही थी! आकुलता पूर्ण आग्रहवश वह शीघ्रता से 
पर्वतारोहण करने लगा। उसने सारे पव॑त का कोना-कोना छानना 
शुरु किया। इसी समय पहाड़ के कोने में एक संकीर्ण गुफा पर 
उसकी दृष्टि पड़ी । 

भीतर प्रवेश करते ही बालक रतंभत हो गया। सुरंग भीतर ही 
भीतर जाकर एक गुफा से मिल गई थी। जटा-जूट-धारी एवं तपत्ते 
क्षीण शरीरवाले कतिपय योगी वहाँ तपस्या में लीन थे। क्षीण प्रकाश- 
वाली उस गुफा के भीतर एक निस्तब्ध और ध्यान-गंभीर वातावरण था । 


शंकराचार्य ११७ 


संन्‍्यासी बालक अधीर हो उठा। आग्रहवश व्यग्र हृदय को 
अब अधिक संयत रखना उसके लिए संभव नहीं रहा। सामने में 
जेठे हुए एक प्राचीन तापस के चरणों में गिरकर ऊँचे स्वर में उसने 
कहा--' प्रभु ! मेरी धृष्टता क्षमा करें। महायोगो गोविन्दपाद स्वामी 
की करुणा और आश्रय प्राप्ति की इ'छा से ही मैं यहा आया हूँ। 
उनका पता बताकर इस आत्त वालक को प्राणरक्षा कीजिए ।” 


वाह्मजगत से विस्मृत्र योगियों के कान में शब्द सहज ही कैसे 
यहुँचते ? बार वार बाहक के कंठ से यह प्रार्थना गुफा के भीतर गूजने 
लगी । अंत में मौनो योगी ने आँखे खोली। सामने घुटना टेके हुए 
एक वालक संन्‍्यासी को देखा। उसके हृदय की आकुल भावना 
आँसुओं से विगलित होकर कपोंलों पर बह रही थी। यह 
कातर प्रर्थना उस दिन वृद्ध संन्यासी को हृत्‌-तत्री पर आघात 
कैसे नहीं कर पाती ? सकरुण दृष्टि से उसे देकर उन्होंने अपना 
हाथ उपर उठाया और उसे अभयवर प्रदान किया । 

घूनी की आग वुझ चुकी थो। प्रदीप जलने का कोई उपाय नही 
था। पत्थर के दो टुकड़ों को रगड़कर वृद्ध तपस्वी ने उसे फिर जलाया । 
उसके बाद उस दीपक को हाथ में लेकर धीमे स्वर में कहा, ' वत्स, 
आओ मेरे पिछे चलो ।” 

गिरिकक्ष के एक हिस्से में पहुंचकर तवस्वो रुक गये । अंगुलो के 
संकेत से एक गिरिगुफा दिखाई | एक छोटासा पत्थर का टुकड़ा उसके 
प्रवेश पथ को आच्छादित किये था। स्नेह-मधुर कंठ से उन्होंने 
वालक ये कहा, “वत्स ! इसी महाद्वार गुफा के गर्भ में महायोगी गोवि- 
दपाद समाधिलोन हैं। इन्हीं की तपस्या के प्रभाव से ओंकारनाथ 
पर्वत और नमदा तट उद्भासित हो रहे हैं। जिसकी सूक्ष्म दृष्टि 
खुल चुकी है केवल वही उसे देख सकता है। हम लोग बहुत दिनों 
से यहाँ उन्हीं की कृपा प्राप्त करते की आश्ञा से तपस्या कर रहे 
हैं। पर महायोगी की समाधि कब भंग होगी यह कौन जाने ? 


श्श्८ भारत के महान साधक 


अपने प्राणों का जो भी निवेदन तुम्हें व्यक्त करना है, यहीं रहकर 
निवेदन करो ।” 

“किन्तु प्रभु ! मैं तो योगिराज के दर्शन के लिए ही इतनी दूर 
दुर्गम रास्ता पार करके यहाँ आया हूँ। उनका परमाश्रय प्राप्त किये 
बिना मुझे शांति कहाँ ?” 

“बालक ! मैं समझ रहा हूँ। तुम बड़े भाग्यशाली हो। जन्म- 
जन्मान्तर का सात्त्विक संस्कार तुममें जाग उठा हैं। तुम निश्चय ही 
शक्तिधर हो। इस पत्थर के द्वार को खोलकर महायोगी को तुम 
अपनी प्रार्थेना निवेदित कर सकते हो ।” 

बालक संन्‍्यासी के अन्तहं दय में महात्मा गोविंदपाद की क्ृपा 
का संकेत उस दिन प्राप्त हो चुका था। उसके लिए यह समझना 
वॉकी नहीं रहा कि पत्थर के आवरण की ओोट में अवस्थित यहो 
महापुरुष उसके अध्यात्मजीवन के पथप्रदर्शक, उसके इहलोक के 
गुरु--परमाश्रय हैं । 

अपरिमित तेजस्वी यह बालक ! विश्वासपूर्ण हृदय से उसने उस 
गर्भगुहा के ढ्वार पर अपना हाथ रखा। इसी बीच ग्रुफा के अन्य 
साधकों का ध्यान भी भंग हो चुका था। ब लक के साथ उन्होंने भी 
योग-दान किया । पत्थर का दरवाजा घोीरे-धीरे खुल गया। 

दीप-शिखा के आलोक में महायोगी की महिमामयी मूत्ति उद्‌- 
भासित हो उठी। दोनों नेत्र ध्यान में मुदे हुए थे। तपःसिद्ध शरीर 
से लौक्रिक ज्योति की आभा फूट रही थी। सम्पूर्ण शरीर में जोवन 
का कोई चिह्न नहीं, फिर भी मृत्यु को सहज ही पराजित करके ये 
दिव्य सत्ता से परिपूर्ण विराजमान थे। 

दीपक को जमीन पर रखकर, बालक ने करवद्ध स्तुतिपाठ प्रास्भ 
किया। वहाँ एकत्र साधकगण निःशब्द साइचर्य उसका यह कार्य 
देख रहे हैं। उन्हें लग रहा था, यह बालक अदभुत कर्मा है। 
निश्चय ही देव-बल से यह बली है, नहीं तो भला कौन समाधिस्थ 


शंकराचार्य ११६ 


गोविन्दपाद के सम्मुख इस प्रकार साहस करके आत्म-निवेदन कर 
सकता है। तो क्या योगी गुरु ने स्वयं ही अपने इस परिचित शिष्य 
को उस दिन इस प्रकार आकृष्ट कर अपने पास बुला लियाथा ? 

गोविन्दपाद स्वामी ने धीरे-धीरे आँखें खोली। दिव्य कृपा की 
अमृतघारा बरसने लगी। मोक्षकामी बालक संनन्‍्यासी योगिवर के 
आशीर्वाद और परमाश्रय को प्राप्त कर धन्य हो गया ! उसी दिन का 
नम्बूद्रि बालक ही आगे चलकर विश्व-विख्यात आचायें शंकर हुआ । 
“कौपीनवन्त: खलु भाग्यवन्त:ः पद के रुप में महाज्ञानी आचार्य ने 
जिस इलोक की रचना कीं थी, कोपीनधारी आठ वर्ष के बालक के 
रुप में उन्होंने उस सौभाग्य का अपने जीवन में आवाहन किया था । 

ओंकारनाथ पर्वत की गुफा में इस प्रकार उस दिन शंकर के 
आध्यात्मिक जीवन के दृश्य का पर्दा उठा था। उस समय वे मात्र 
आठ वर्ष के थे । बाद के चार वर्षों की अवधि में ही असामान्य 
योग सिद्धि और शात्र-ज्ञान उनके लिए हस्तामलकवत्‌ हो गये । 
गुरु गोविन्दपाद के आदेझ्ष से निर्जन बदरी धाम में निवास करते हुए 
वेदान्तभाष्य प्रभृति रचनाओं में प्रवृत्त हुए । ग्रुरुने उनके उपर जो 
दायित्व सौंपा था वह पूरा हो चुका । तब वे मात्र सोलह वर्ष 
के किशोर थे । 

इस नवीन-आचार्य के चरणों में आत्म-निवेदन करके धन्य हो 
गये उस समय के अनेक दिग्गज पंडित एवं साधक ! अपने इस 
शिष्यदल को लेकर हंकर भारत-विजय के लिए निकल पड़े । 
हिमालय से कन्याकुमारी, द्वारका से कामाख्या तक के इस विस्तृत क्षेत्र 
में लोकोत्तर महापुरुष शंकर का जय-जयकार व्याप्त हो गया। 
मनीषा, कर्म-प्रतिभा, और अध्यात्म-शत्ति का एक ही मनुष्य के 
जीवन में इस प्रकार का समन्वय कदाचित्‌ ही देखा जाता है। 
विश्व के इतिहास में इसकी तुलना नहीं है । 

उन दिनों केवल दिग्विजय करके ही शंकर शान्त नहीं हुए। 
भारत के आध्यात्मिक जीवन म॑ उन्होंने एक नवीन धारा प्रवाहित 
कर दी । उन्होंने नये रुप में अद् त-वेदान्त दर्शन की प्राणप्रतिष्ठा 


श्र भारत के महान साधक 


की। उन दिनों ज्ञानगंगा के जिस प्रवाह को उन्होंने भारत भूमि पर 
लाकर प्रतिष्ठित किया । वह विद्व के सभी मानवों के जीवन में 
विस्तारित हो गया । 

इस महान आदइचर्यजनक काम को आचार्य शंकर ने केवल 
वत्तीस वर्य की स्वल्प जीवन-अवधि में सम्पादित किया। नाटकीयः 
ढंग से शंकर के जीवन में द्र तगति से प्रकाश आया, नाटकीय भंगिमए 
से उनका पटपरिवत्तंत हुआ और नाटकीय चमत्कार के मध्य ही 
उनकी परिसमाप्ति हुई । 

युगाचार्य और प्रेरित पुरुष के रुप में आचार्य का आविर्भाव 
हुआ और उन्हें आत्म-प्रकाश मिला । नवम शताब्दी के प्रथम चरण 
में इसी प्रेरित पुरुष का महाजीवन ईश्वरीय लीला का एक अपूर्व रग- 
मंच बन गया । इस देझछ के अनेक सन्‍्यासियों और साधकों ने 
देवाधि-देव श्र के अवतार के हय में इस शंकर की कल्पना की । 

भारत के दक्षिण-पश्चिम में केरल राज्य है। हरित तरुलता से 
आवृत्त इस देश की इयाम स्तिग्ध भूमि को देखकर मन में होता है, 
जेपे सागर गर्भ से यह भूमि आज ही उत्तीर्ण हुई है। पुराण में 
लिखा है. कि एक समय जामदग्नय परशुराम ने योगबल से इस 
भूमि को समुद्र से निकाला था। 


इसी केरल का एक छोटा सा ग्राम है कालाडि। इस ग्राम में 
निष्ठावान नम्बुद्रि ब्राह्मण आचार्य शिवगुरु का निवास था। झास्त्र- 
चर्चा और जप-ध्यान. में ही उनका अधिक समय बीत गया। उनकी 
पत्नी विशिष्टा देवी भी बहुत अधिक धर्मपरायणा थीं। ग्राम के 
किनारे चन्द्रमौलीक्षर का एक मन्दिर था। दोनों मिलकर परम 
भक्तिभाव से इस जाग्रत्‌ शिवलिंग की आराधना किया करते ये । 


आचार्य और उनकी पत्नी के अंतर में दुःख था ।- बहुत समय 
बीत चुका, किस्तु पुत्र-दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। 
एक दिन चन्द्रमौलीश्वर के मन्दिर में आचार्य शिवगुरु बेठे थे। उनके 
नेत्र ध्यान-निमीलित थे । कान में सहसा महेश्वर की देव-वाणी 


शंकराचार्य १२१ 


प्रविष्ट हुई, “वत्स, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्‍त हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि 
शिव के समान ही एक महाज्ञानी पुत्र तुमको उपलब्ध होगा। दिग्‌- 
दिगंत में उसकी जयवार्ता घोषित होगी।” अपने घर वापस आकर 
शिवगुरु ने अपनो पत्नी से उत्साह-पूर्वंक यह कथा कही। पति-पत्नी 
के आनन्द की सीमा उस दिन नहीं रही । 


७८८ ईस्वी की यह कथा है। वेशाख की शुवला पंचमी तिथि के 
दोपहर को अकस्मात्‌ शिवगुरु के घर में आनन्द का कलरव सुनाई 
पड़ा। घर में एक अद्वितीय सुन्दर पुत्र की उत्पत्ति हुई। नवजात 
शिशु का नाम शंकर रखा गया । 


शैशव काल से ही बालक तीक्ष्ण बुद्धि और असामान्य सम रण- 
शक्ति का सिद्ध हुआ। एक बार वह जो कुछ सुन लेता था वह उसके 
स्मृति-पट पर स्थायी रूप से अंकित हो जाता था। वह मात्र तीन 
वर्ण की आयु में मलयालम साहित्य के किसी भी ग्रथ का पाठ कर 
सकता था। पठित विषय की अनायास आवृत्ति में उसे कोई असु- 
विधा नहीं हुईं। इसकी अलौकिक बुद्धि और प्रतिभा को देखकर 
ग्रामवासियों के आइचर्यण की सीमा नहीं रहती थी। पिता शिवगुरु 
ने अपने पुत्र की वृत्ति झाप्त्रों के अध्ययन में लगाई। उनका यह 
संकल्प था कि उसे सर्वज्ञास्तत्रविद्‌ बना देंगे। 


अपने प्रतिभा सम्पन्त पुत्र की उपलब्धियों को देखने का सौभाग्य 
पिता को प्राप्त नहीं हुआ। थोड़े समय में ही वे इस संप्तार को 
छोड़कर चले गये। विशिष्टा देवी के सिर पर जैसे विपत्ति का आस- 
मान टूट पड़ा। वे अपना संसार कंछे चलावेंगी ? बालक शंकर का 
उत्तरदायित्व वे किस प्रकार सँभाल सकेंगी ? 


आँखों के आँसुओं को रोकर साहस पूर्वक उन्हें धैर्स धारण करना 
पड़ा। पति की इच्छा थी कि मेथावी पुत्र को शास्त्र-अध्ययन के सभी 
सुणोग दिये जाये । वह वंश का मुख उज्ज्वल करेगा। उस इच्छा को 
अपूर्ण रखने. से काम नहीं चल सकता ! शांंकर के पांचवें वर्ष में 
प्रविष्ट होते ही विशिष्टा देवी ने उनका उपनयन किया। शास्त्र- 
अध्ययन के लिए उन्हें गुर-गृह भेजा गया । 


१६१ 


श्स्र भारत के महान साधक 


शंकर मेधावी थे, सौम्य और सुदर्शन भी । अपने शिक्षक के स्नेह 
लाभ में उन्हें विलंव नहीं लगा । टोल के एक किनारे बैठा कर प्रथम 
पाठ उसे पहले ही पढ़ा दिया जाता था। निकट ही बैठकर गुरु उच्च 
श्रेणी के छात्रों को पढ़ाते थे और शास्त्र के अनेक कठिन तत्त्वों की 
आलोचना प्रतिदिन हुआ करती थी। 

पाँच वर्ष के इस बालक ने एक दिन शिक्षक के पढ़ाने के समय 
अपने विचार को स॒द्सा प्रकट किया। यह बड़ा ही आइचर्यजनक 
काये था। इस श्रतिधर (सुनकर ही याद कर लेनेवाला) बालक ने 
पाठशाला के किनारे बैठकर ही कब इस उच्च शास्त्रतत्त्व को ग्रहण 
कर लिया था, इसकी खबर किसी को नहीं थी। शिक्षक की आँखें 
खुल गई'। उन्होंने समझा कि ईइवर-प्रदत्त महान्‌ प्रतिभा को लेकर 
इस वालक ने जन्म ग्रहण किया है। एक विराट्‌ संभावना का वीज 
इसके भीतर वर्तमान है। 

उसी दिन से शंकर के लिए उच्चतर अध्ययन का कार्यक्रम 
निश्चित किया गया। दो वर्षों के लगातार अध्ययन के परिण।मस्व- 
रूप उन्होंने समस्त पाठों को पढ़ लिया। वेद, वेदांत, स्मृति, पुराण 
प्रभृति शास्त्रों में पारंगत होकर वे अपने घर वापस आये | उस 
समय उनकी उम्र मात्र सात वर्ष की थी । 

योग्य पुत्र ने भक्तिभाव से अपनी माता के चरणों में साष्टांग 
प्रणाम किया। विशिष्टा देवी के लिए वह बहुत आनन्द का दिन था। 
उनका पुत्र इसी उम्र में सभी शास्त्रों में पारंगत होकर घर वापस 
आया था। विद्वता और लोकोत्तर प्रतिभा के कारण उस अंचल में 
उन दिनों उनकी ख्याति सर्वत्र परिव्याप्त हो गई। 

साश्र्‌ नयन माता ने कहा, “वत्स ! आज पुत्र-गव॑ से मेरा अंतर 
प्रफुल्ल है । तुमने भपने पिता का मुख उज्ज्वल किया है। उनकी उस 
दिन की आशा-आकांक्षा आज तुम्हारे माध्यम से सफल हो गई है।” 

शंकर ने निवेदन किया, “माँ, मैंने ठीक ही किया है। आज से 


शंकराचार्य १२३ 
मैं यहीं रहकर अध्ययन करूँगा और तुम्हारी चरण-सेवा में समय 
बिताऊंगा। आशीवंचन दो कि मैं इस कार्य में सफल हो सकू ।” 


अपने पुत्र को अंक में भरकर मां ने बारबार आशीर्वाद दिया। 
नयनों से अविरल अश्र्‌ धारा प्रवाहित हो रही थी। शंकर ने शीघ्र ही 
एक पाठझशाला स्थापित कर ली। बालक शिक्षक के इस शिक्षा केंद्र के 
प्रति आसपास के लोगों में बड़ा कौतूहूल था। इस नवीन जीवन- 
मार्ग में बाधाएँ भी कम नहीं आई । स्थानीय पण्डित शंकर को काये 
करने देना नहीं चाहत थे। कम उम्र का अनभिज्ञ बालक भरा शास्त्रों 
का अध्ययन कया कर सकेगा ? परन्तु अलौकिक शक्तिधघर इस वालक- 
अध्यापक के समक्ष श्र्‌ति-स्मृति के बड़े-बड़े जानकर पंडित मस्तक 
झुकाने को विवश थे। शास्त्रज्ञान के विराट्‌ जन्म-सिद्ध अधिकार को 
लेकर शंकर उत्पन्त हुए थे। उनकी स्मरण शक्ति अलौकिक थी । 
बुद्धितत्ता और तकंप्रतिभा अद्भुत थो और थी, शास्त्र के मर्म को 
उद्घाटित करने को आइचर्य॑मयो शक्ति। 


युगाचार्य॑ की भूमिका को ग्रहण करने की प्रेरणा से शंकर का 
आविर्भाव हुआ था और वह भी बालक के रूप में जो स्वतः एक 
व्यतिक्र-सा था। ये बाल अहण नहीं, अपितु मब्याह्ष के तीक्षण 
किरणोंवाले सूर्य थे । 


बालक शंकर के निकट प्रवीण पंडित और अध्यापक थोड़ो ही देर 
में अपनो हार स्वीकार कर लेते थे। उनके विद्यालय में अनेक छात्रों 
का प्रवेश प्रारंभ हो गया । 


अपनी माता के प्रति शंकर के मन में असीम श्रद्धा थी। दैनिक 
पूजा, अर्चता और अध्यापन-कार्य के पश्चात्‌ वे अपना अधिकतर 
समय अपनी माता को सेवा में व्यतीत करते थे। इस समय उनका 
सम्पूर्ण जीवन अपनी वृद्धा माता के चतुददिक्‌ केंद्रित था। मातृ-भक्ति 
के भावावेग में हांकर द्वारा एक दिन एक अलौकिक घटना घटित 
हो गई। 


विशिष्टा देवी उस दिन कुछ-देवता केशव की पूजा के प्रसंग में 
बाहर गई थीं। गाँव से कुछ ही दूर पर पवित्र आलोयाई नदी है। 


श्रड भारत के महान साधक 


वहाँ स्नान समाप्त कर उन्हें पूजा के लिए मंदिर में जाना था। वृद्धा- 
वस्था के कारण शरीर पूर्णतः जर्जर था। पूजा के सामान को लेकर 
वे धीरे-धीरे मंदिर की ओर अग्रसर हुई । 


संध्या का समय हो चला था। माता बहुत सबेरे हो बाहर गई 
थीं और अभीतक वापस नहीं आ सकी थीं। शंकर बहुत उद्विग्न 
हो उठे। तीबत्र गति से मंदिर की ओर जाकर उन्होंने देखा, माता 
मूच्छित ड्रोकर रास्ते में पड़ी हैं। वृद्धावस्था में पथ में चलने का श्रम 
वे सहन नहीं कर सकीं। चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी । 

बहुत देर तक सेवा-शुश्रुषा के वाद विशिष्टा देवी की चेतना 
लौटी । उन्होंने किसी अकार आँख खोल कर देखा। माता घूलि- 
शय्या पर पड़ी थी, रास्ते की मेहनत से मृततुल्य। झंकर अपनी 
आँखों से आँसू की धारा रोक नदों सकें । 


शुद्ध, पाप-रहित, मातृ भक्त बालक के सम्पूर्ण अंतर को मथित- 
कर उस दिन एक प्रार्थना की वाणी प्रकट हुई-- 'भगवन्‌ ! मेरी माता 
वृद्धा हो गई है। राह के श्रम से जो कठिन यातना उसे हो रही है 
वह मेरे लिये असह्य है। कृपा करके आलोयाई की धारा को थोड़ा 
इधर मोड़ दो । हे प्रभो ! सांसारिक जीवन-सम्वन्धी कोई प्रार्थना 
मैंने आपसे नहीं की है। यही विनती है 'क मेरी पुजारिन माता के 
स्तान करने के घाट को और निकट कर दो ।” 


उस दिन परमात्मा ने सत्यानुरागी निष्कलुप इृह्मचारी बालक 
की प्रार्थना को सुन लिय/।। तट-भूमि को काटतो-काटती आलोयाई 
नदो शीघ्र ही शंकर के घर के सामने आकर उपस्थित हो गई! 
जनता के मन में वाहक अध्यापक शंकर का एक नया विशिष्ट रूप 
उपस्थित हुआ। यह तथ्य उस दिन सवंत्र प्रचारित ह हो हि कि 
शंकर अलौकिक प्रतिभावान्‌ होने के साथ-साथ अलोकिक शक्ति- 


शाली भी हैं। 


समय-क्रम से शंकर की प्रतिभा और झाक्ति की अनेक कहानियाँ 
केरलराज चन्द्रशेखर के कानों में पड़ी । बालक की देबी विद्वत्ता की 


शंकराचार्य श्२५ 


कथा और आलोयाई नदी को गति के परिवत्तंन की कहानी चारों 
ओर फंल चुकी थी। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। वे स्वयं भी 
विद्वान और विद्वानों को उत्साहित करनेवाले राजा थे। उनके राज्य में 
शंकर के समान लछोकोत्तर प्रतिभा का आविर्भाव हुआ था। ऐसे व्यक्ति 


को सम्मान देना वें आवश्यक समझते थे । उन्होने राज-प्रासाद 
का निमंत्रण देने के लिए अपने मंत्री को शंकर के पास भेजा । 


परन्तु शंकर राजधानी जाने को प्रस्तुत नहीं हुए । राजमंत्री द्वारा 
ब्राप्त निमंत्रण के उत्तर में तेजोदीप्त इस वाल अध्यापक ने कहा-- 
4 मंत्रिवर. मैं भिक्षुक ब्राह्मण हूँ। राजसभा के प्रति मेरा कोई आकर्षण 
नहीं है । मैं शास्त्र-व्यवसायी भी नहीं हूँ। केवल शास्त्र-ज्ञान का 
वितरण करना ही मेरा काम है। कृपा करके राजा के द्वार पर जाने 
के लिए मुझे प्रलोभित न करें।! 

मंत्री राजधानी वापश्ष आ गये। शंकर की कथा सुनकर उनके 
प्रति केरल-राज की श्रद्धा और आकषंण में वृद्धि ही हुई। इस अद्भुत 


वालक के दर्शन और उसके साथ तत्व की आलोचना के उद्द श्य से 
राजा चंद्रशेखर को कलाडि ग्राम में उपस्थित होना पड़ा । 
सर्वश्ञास्त्र-पारंगत वालक-अध्यापक से साक्षात्कार तथा उनके 
साथ तत्त्वालोचना करने के बाद राजा ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा को 
और साष्टांग प्रणाम निवेदित कर उन्होंने शंकर के सामने अनगिनत 
स्वर्ण-मुद्राएँ समर्पित कीं। उस अनासक्त बालक ने उसी समय 
राजा के मंत्रियों द्वारा उस रकम को दरिद्रों के बीच बँटवा दिया। 


राजा चन्द्रशेखर अपने जीवन में उस बालक को कभी नहीं भूछ सके । 

शंकर के घर पर एक दिन कई विख्यात झास्त्रज्ञ ब्राह्मण पवारे। 
अध्यापक की अलौकिक प्रतिभा और श्रसिद्धि उन्होंने सुन 
इस बार उनके साथ वार्त्तालाप और विचार-विमर्श के 


डे 

रिणाम स्वरुप उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। 
न हलवश उनलोगों ने विशिष्टा देवी से अपने पुत्र की जन्म- 
कु'डली लाने को कहा। जन्म-लग्नादि देखकर उनके आइचर्य को 


बालक 
लीथी। 


श्र्९ भारत के महान साधक 


सीमा नहीं रही ।। गणना से उनलोंगों को यह स्पष्टतया पता चला 
कि पीछे चलकर यह प्रतिभाधर बालक परम ज्ञानी युगाचा्य के रुप 
में आत्मप्रकाश करेमा और विद्व के अध्यात्म क्षेत्र में अनन्यः नेता के 
रुप में सम्मानित होगा । 

माता विशिष्टा देवी नेव्याकुल भाव से प्रइन किया, “किन्तु 
मैरे पुत्र की आयु कितनें वर्ष को है ? क्‍या यह भी देखा है? यह, 
दीर्धायु तो होगा ? कृपा कर एक बार तो कहिए ?” 

सभी इस तरह मौन क्‍यों हैं? ललाट कुचित कर उन छोगोंने 
वार-बार हिसाव लगाया। अपने हिसाव की परीक्षा भी की । इसके 
फ्बचात्‌ सभी मौन हो गये । कितु विशिष्टा देवो उन्हें किसी प्रकार 
छोड़ने वाला नहीं थी। उन्होंने उनसे बार-बार विनती की। किसी 
तरह बचने का उपाय नहीं देख कर पंडितों ने कहा--''माँ तुम्हारह 
लड़का एकदम अल्पायु है। सोलह और बत्तीस वर्ष की अवस्था मेँ: 
जीवन-संशय का योग है ।* 

शंकर विधवा के नेत्रों की मणि थे | क्या उसे वह खो देगी ? गणना 
के फल को सुनते हो विशिष्टादेवी कातर स्वर में रो उठी। एकमात्र 
पुत्र शंकर उसके जीवन का सर्वेस्व था। “शिवरात्रि की दीप-शिखा 
के समान यह बालक उसके अंधकारमय जीवन में उस क्षीण प्रकाश 
के समान था जिसे अपने हृदय-पट के अंचल में ढेंक कर वह लिये 
चल रही थी। 

शंकर की स्वल्पायु की कथा सुनकर दैवज्ञ ब्राह्मणों का दल विदा 
हो गया। कितु बालक अध्यापक की चेतना के मर्ममूल पर इस कथा 
ने एक प्रचंड आघात पहुँचाया। भवितव्यता का संकेत वहाँ अंकित 
हो गया। शंकर के सावधान कानों ने सुना जीव-मात्र के जीवन-द्वार 
पर महाकाल की अस्फुट पदध्वनि। 

जन्म जन्मांतर का सात्विक संस्कार जांग्रत हो उठा और मुमुक्षा 
को प्रबल कामना से उनकी संपूर्ण सत्ता आलोकित हो उठी। 

अपनी माता के समक्ष अपने मन की बातें प्रकट करते हुए शंकर 


ऑकराचार्ये श्र्७ 


ने कहा - संन्यास-ग्रहण करके मैं सदगुरु की खोज में बाहर जाना 
चाढता हूँ। भुझे साधन लब्ध ज्ञान शीघ्र ही भ्राप्त करना है, ब्रह्म कौ 
भ्राप्ति करनी है। ऐसा नहीं होने पर इस मानव-जीवन की साथकता 
ही क्या ? विधाता के विधान से अत्यन्त अल्पायु होकर मैंने जन्म 
ग्रह किया है। अब तो समय नष्ट करवे से कास नहीं चलेगा 
जननी को उन्होने कई प्रकार से समझाया कि परम वल्याणकारी 
संन्‍्यास-ब्रत की दीक्षा दो उन्हें लेनी ही होगी 4 

माता बिशिष्टा के सिर पर यह मानो एक आकस्मिक वज्चाघात 
था! बेधव्य जीवन का एक मात्र सम्बल या आशा-केन्द्र यह 
डंकर ही था 

इस वृद्धावस्था भें उसे खो कर वह जीवन-धारण कैसे करेगी ? 
साथ ही, शंकर अपने किशोर तथा कमनीय शरीर से सनन्‍्यास-- 
जीवन के क्रच्छ-त्रत का साधन कैसे कर सकेगा ? नादान बालक 
की यह कैसी हृदय-विदारक कथा ! माता हाहाकार कर उठी । 

शंकर इस बार संसार-त्याग के लिए स्वयं दृढ़-संकल्प हो गये। 
किन्तु मात्ता की अनुमति के बिना तो गृहत्याग करना संभव नहीं 
था। वे इसके लिए उपयुक्त अवसर की खोज में लग गये। जीचन- 
विधाता ने शीघ्र ही एक आकस्मिक दुर्घटना के बीच एक दिन इसकी 
व्यवस्था भी कर दी। यह सुयोग सर्वेथा अप्रत्याशित था। 

अपनी माता के साथ एक दिन शंकर नदी में स्तान कर रहे हैं। 
आलोयाई नदी एकदम गहरी नदी है, पर पता नहीं उस दिन उप्तके 
जल में कहाँ से एक मगर क्षागया था। नितांत अतंकित भाव से 
उसने शंकर पर आक्रमण कर दिया। आत्मरक्षा के लिए बालक 
पानी में भाग-दौड़ करने लगे। मगर भी उन्तका पीछा करने लगा। 
यह एक भयावह दृश्य था। विशिष्टा देवी और तट के अन्य स्त्री: 
पुरुष आत्त स्वर से चीत्कार करने लगे। 

शंकर सामने के एक छोटे से टीले पर चढ़ गये, परन्तु वह हिसक 
मगर उन्हें किसी प्रकार छोड़ने को तेयार नहीं था। वह उस टीले 
पर भी चढ़ने, लगा। जीवन का अन्त निकट मालूम होने छूगा। 


श्र्द भारत के महान साघक 


शंकर ने अपनी माँ को सम्बोधित कर कहा--'माँ ! मैं तो मर ही 
रहा हूँ। पर दुःख है कि मैं संन्यास नहीं ले सका, मुझे मुक्ति नहीं 
मिल सकी । तुम शीघ्र ही अनुमति दो। मैं अन्त में संन्य।स ग्रहण 
कर भगवान का नाम लेता हुआ मृत्यु का वरण करूँ । 

उस समय माता के नेत्रों के समक्ष अन्धकार छा गया । रोते-- 
रोते उसके मुँहसे निकल पड़ा--“बेटा, वही हो, वही हो, तुझे 
संन्यास लेने की अनुमति मैं देती हूँ।” यह कहते-कह॒ते वह मूछित 
होकर नदी के तट पर गिर पड़ी । 


उधर घाट पर लोगों के आत्त चीत्कार को सुनकर अनेक साहसी 
घीवर वहाँ आ उपस्थित हुए । उन लोगों ने अस्त्र-शस्त्र और जाल 


लेकर उस मगर पर आक्रमण कर दिया। मगर को पकड़ कर मार 
दिया गया। आहत शंकर भगवान की कृपा से किसी प्रकार 
बच गये । 

इस अंत्य संन्यास की वात उस्त सत्यानुयायी बालक के मन में 
सदा के लिए घर किये विना नहीं रह सकी। परमात्मा के द्वारा प्रदत्त 
सुयोग के फलस्वरुप ही माता की अनुमति प्राप्त हो सको थो। अबु- 
ष्ठान पूर्वक तो नहीं. पर मन-प्राण से वे सचमुच संन्‍्यासोी हो गये। 
अपनी माँ को उन्होंने दृढ़ भाव से अवगत कर दिया- “संनन्‍्यासो 
के लिए गृहवास निषिद्ध है। वे घर के बाहर वृक्ष के नीवे रात्रि- 
यापन करेंगे। इतना ही नहीं, दूसरे दिन वे उस वृक्ष के नंचे भी 
नहीं रह सकेंगे। दूसरे दिन ब्राह्म मुहत्तें में सदा के लिए संसार 
त्याग करेंगे |” 

विश्विष्टा-देवी अपना सिर पीटकर व्याकुल कंठ से रोने लगीं-- 
/अरे, वह तो केवल मेरे मुंह की बात थी, मन की वात नहों थी। 
फिर, तुम्हारे जैसा बालक कठोर संन्यास-जीवन कैसे बिता सकेगा, 
बोलो तो ? इंकर ने उन्हें समझाया, “माँ ! तुम मेरी जननी होकर, 
सच्चे अर्थ में मंगल चाहन वाली होकर, मुझे संकल्प-च्युत कैसे 
करोगी ! क्या मुझे मिथ्याचारी वता कर नरक के मुख में डाल 


शाकराचाय १२६ 


दोगी ? मगर के आक्रमण करने पर निरिचित मृत्यु के हाथ से मुझे 
किसने बचाया ? जरा यह भी ता सोचो ! भगवान को छोड़ अन्य 
कीन ऐसा क्ृपामय और सर्वशक्तिमान है? उसी भगवान के हाथ 
तुम अपने पुत्र को आज समर्वित कर दो माँ !” 

इस बालक में संसार के प्रति यह आश्चर्यजनक वितृष्णा कैसो ? 
अपने पुत्र के संकल्प की दृढ़ता को देखकर माँ ने समझा, इसको 
अब किसी प्रकार घर में रखा नहीं जा सकता। अनेक प्रकार से 
समझाने - बुझने और अनेक ज्ञान ग्भित शास्त्र-वाक्यों को सुनाने के 
बाद शंकर ने अपनी माँ को मौन तो किया. किन्तु असहाया वृद्धा 
के हृदय की पाइ्वं-अस्थि ही जेसे टूट गई । बालक शंकर के बिना 
अपने अस्तित्व की बात वह साच भी नहीं सकती थो । 

आँखों में आसू भर कर जननी बार-बार दुःख प्रगट करने लगी- 
“अरे बोलो, देखो, इस व॒द्धावस्था में मेरा भोजन अब कंसे चलेगा ! 
पारलौकिक मुक्ति का उपाय भी कहाँ ? इसे जरा सोचकर देर ! 
अंतिम साँस छोड़ने के समय पुत्र के सामीष्य का भरोसा भी अब 
नहीं रहा । 

माता को आइवस्त कर शंकर सर्वप्रथम पुत्र के प्राथमिक ककत्तेंव्य 
का पालन करने के लिए अग्रसर हुए। अपने सम्बधियों को बुलाकर 
कहा--हमारी जमीन का जो टुकड़ा है वह मैं आप लागों को दान 
करता हूँ। परंतु आप लोग मुझको वचन दें कि इसके बदले मेरी 
माता के भरण-पोषण का भार आप लोग ग्रहण करेंगे। सबों ने 
सोत्साह ऐसा वचन दिया। शंकर के हृदय का एक गुरुतर भार 
उतर गया। मुमुक्ष बालक के आत्म-विश्वास की जैसे कोई सीमा 
नहीं। माता को समझाकर उन्होंने कहा -“हे माँ ? तुम्हारे आशीर्वाद 
से मेरी साधना सफल होगी। तुम्हें वचन देता हूँ, में जहाँ कहीं भी 
रहूंगा, तुम्हारी अंतिम बेला में तुम्हारे चरण के पास उपस्थित 
हो जाऊँगा। तुम इष्ट-दर्शान कर परमान्द के साथ परलोक में 
जाओगी, इसके अतिरिक्त, मैं तुम्हारी पारलौकिक क्रिया में कोई 
बाधा उत्पन्न होने नहीं दूगा। 
१७/१ 


१३० भारत के महान साधक 


जिस साधनां और सिद्धि के बल्पर शंकर यह करना चाह 
रहें है, जननी के आशीर्वाद के बिना वह केसे संभव हो सकता है? 
मुमुक्ष बालक पुत्र के हाथ जोड़तर कातर निवेदन करने पर कल्याण- 
मयी मातृ शक्ति उस दिन उद्द्ध हो उठी । इहॉकर के पूर्व. जन्म की 
कथा, शिवगुरु को प्राप्त देवादेश की कथा याद आ शई । दैवज्ञ ब्राह्मणों 
की गणना और युगाचाये के रुप में शंकर के अभ्युदय की भपिव्य- 
वाणी का संकेत भी उन्हें विस्मृुत नहीं हुआ था। जननी ने इस वार 
आशीर्वाद दे दिया । 

शंकर के संन्‍्यास-ग्रहण का समस्त प्रवंध दूसरे दिन प्रातःकाल 
माता ने शान्त भव से स्वयं ही संगन्‍्त कर दिया। इस अद्भुत दृश्य 
को देखकर कलाडि ग्राम के नर-नारी उस दिन आइश्चरयं-चकित हुए 
बिना नहीं रहे । सभी शास्त्रों में निपुण द्ांकर ने नेष्टिक भाव से स्वयं 
ही आत्म श्रद्धा और विरजा हवन को सम्पन्न कर लिया। उसके 
बाद मु डित-मस्तक संन्यासी बालक ने उत्तर दिशा में पवित्र नर्मदा 
"की ओर. अपने पाँव बढ़ाये । 

यात्रां करते-करते शंकर उस दिन तु गभद्रा नदी के तटपर कदम्ब 
बन नामक अरण्य में पहुँचे। दो पहर के समय एक वृक्ष के नीचे 
बेठकर वे. विश्राम करने लगे । उत्ती समय सहस्ता एक अद्ुभूत दृश्य 
देखकर वे. चमत्कृत हो उठे । मैढ़क के अनेक बच्चे नदी के जल से 
कदकर तटर्थ एक बड़ी शिला पर चढ़ गये। किंतु कड़ी धूप असह्य 
हो रही थी । अधिक समय वक ठहरने का कोई उपाय नहों था। 
अब पानी के भीतर प्रवेश करना आवद्यक ह्वो गया। इसी समय 
एक आइचर्यंजनक घटना दीख पड़ी । एक वृहदाकार साँप अपना फंन 
फेलाकर धीरे-धीरे वहाँआ :पस्थित हुआ। निकट आकर उसने 
स्नेहपूर्षक मेढ़क-शावकों को छाया दी। स्वभाव से ही एक दूसरे के 
शत्र सर्प और मेढ़क के पारस्परिक सम्बंध एवं आचरण में यह कंसा 
अविश्वसनीय व्यतिक्रम ? विस्मित होने पर भी शंकर को इसे 
समझने में विलम्ब नदीं लगा कि यह पवित्र स्थान वर तप: 
शक्ति से ओत प्रोत-हों रहा है। हिंसक साँप के स्वभाव में यह 


शंकराचार्य १३१ 


परिवत्तत और मेढ़क के प्रति इस वात्सल्य रस का उद्रेक इसी कारण 
से हुआ है। शंक्र यह खोजने निकछ पड़े कि वह तपसवी कौन हैं, 
जिसकी तपःशक्ति ऐसे अलौकिक व्यापार को घटाने में समर्थ हुई 

निऊ+ट ही पहाड़ पर एक साधु की पर्ण-कुटो थी! उसको लक्ष्य 
कर वे धीरे धीरे ऊपर गये। एक वृद्ध तपस्वी वहाँ ध्यान मग्न थे ! 
शंकर ने उसके निकट जा कर सुना-यहीं प्राचीन काल के महामुनि 
ऋष्यश्ंग का क्षाश्रम था। उन्होंने अब समझा कि इस अंचल के 
सर्प ने क्यों अपनी सहज खलता का परित्याग किया था। 

तपस्या से पवित्र इस वन-प्रदेश के ममोरम वातावरण में एकांत 
ः पस्या के योग्य एक आश्रम के निर्माण की इच्छा बालक झंकर के 
मन में जाग्रत हुई। इसी इच्छा के वीज ने पीछे चलकर अपना 
विकास शंगेरीमठ के रुप में किया । 

कदंबगिरि से नीचे उतरने पर उनकी आत्रा आगे प्रारंभ हुई ! प्रायः 
दो महीने तक अविशाम यात्रा ने बाद उम्होने प्रसिद्ध माहिष्मती 
नगर पार किया। उसके बाद ओंकारनाथ के द्वीप-शल पर आकर 
उपनीत हुए। इसौ पववेत की गुफा के महायोगी गोविंदपाद के आश्रम 
का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। इसी अध्यात्म-स्पर्शमणि ने केरल के 
इस वालक-संन्‍्यासी को झूपांतरित कर युगाचायें की भूमिका के रुप 
में उद्को उपस्थित किय्रा। समाधि में रत योगी गोविदपाद ने जिन 
शिष्यों को आश्रय दिया, शंकर उनके बीच अग्नगण्य थे। जन्म-जन्मा- 
न्तर की सचित अध्यात्म-विभूति लेकर यह बालक आविभूत हुआ 
था। वेराग्य, त्य|ग-तितिक्षा और साधन-भिष्ठा की दृष्टि से भी उसकी 
अंसाधारणता अस्वीकृत नहीं की जा सकती थी। महा शक्तिमान 
गुरे की कृपा को धारण करने की शक्ति लेकर ही ये यहाँ उपस्थित 
हुए थे। 

तीन वर्षों के भीतर शंकर ने असामान्य योग-सिद्धि और तत्व- 
ज्ञान प्राप्त किए। ग्रुरु-प्रदत्त साधना इस बालक के जीवन में अनुरूप 
महिमा के साथ पुष्पित और फलित हो उठी। वयस्क सह-साधकों 


श्शर भारत के महान साधक 


से यह छिपा नहीं रहा कि बालक की अलौकिक प्रतिभा अ र शक्ति के 
पीछे किसी परमात्म-लीला-नाटक का गूढ़ संकेत है। मान्य युगाचाथ 
के रुप में शीघ्र ही इसके प्रकाशित होने में अब विलंब नहीं है ५ 
गुरु गोविदपाद को उपलक्ष बनाकर उस समय शकर का योग 
विभूति की एक चमत्कारपूर्ण लीला एक दिन प्रकाशित हुई । 
वर्षा ऋतु थी, कई दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी दोनों किनारों 
को नष्ट कर बढ़ी हुई नमदा में एक दिन प्रलयंकर रुप धारण कर 
लिया। ओंकारनाथ पर्वत से उसका विपुल जल स्रोत टकरा-टकरा 
कर ऊपर उठ रहा था। 
महायोगी गोविदपाद कई दिनों से पहाड़ की गुफा में समाधि- 
मग्न थे । शिष्य लोग बहुत शंकित हो उठे | वे समझने लगे कि गुफा 
में आसीन गुरु का जीवन संकटापनन हो गया है। शिष्यों के मुख 
सूख गये । विपत्ति कितनी भो बड़ी क्‍यों न हो गुरुदेव को पुकार 
कर उनकी समाधि के भंग का प्रश्न ही नहीं उठता था। अब इस 
बाढ़ के वेग को रोके तो कौन ? 
शक्तिधर शंकर स्थिरताधृवंक आगे आये। सब को बुलाकर दृढ़ 
कंठ से बोले, '“आपलोग क्‍यों व्यर्थ उद्विग्न हो रहे हैं ? प्रकृति का कोई 
कोप समाधिमर्न गुरुदेव का अनिष्ट नहीं कर सकता है। आत्म- 
भोला महायोगी के शाथ सहयोगिता क्ये बिना प्रकृति के लिए कोई 
उपाय नहीं है। फिर उनके आशीर्वाद से इस बाढ़ की गति को 
रोकने में मैं भी समर्थ हूँ ।” 
शंकर ने एक मिट्टी के घड़े को झुकाकर गुफा के द्वार पर रख 
दिया। इधर बाढ़ का पानी कंवल बढ़ ही रहा था। किन्तु सब ने 
आइचर्य के साथ देखा कि बढ़ता हुआ बाढ़ का जल उस मिट्टो के 


घड़े में घुस कर क्षणमात्र में पता नहीं कहाँ लुप्त होता जा रहा था। 
इस अलौकिक दृश्य को देखकर गोविंदपाद के शिष्यगण समवेत स्वर 
में उस बालक को धन्यवाद देने लछगे। 

समाधि-भंग होने के बाद महायोगी ने पूरी कथा सुनी। प्रसन्न 


शंकराचार्य १३३ 


मधुर कंठ से शंकर से वोले.--“ वत्स ! मेरे आशीर्वाद से तुम पूर्णकाम 
हो गये । ब्रह्मविद्या तुम्हें प्राप्त तो गई। सभी ज्ञास्त्रों का तत्त्व जैसे 
तुम्हारे अत-करण में स्फुटित हुआ है वसे ही सभी ज्ञान एवं सभी योग- 
विभूतियाँ तुम्हें प्राप्त हो गई हैं। मेरे समक्ष और कोई प्रार्थना हो 
तो कहो ! ह 

श्रद्धाभाव से प्रणाम कर शंकर ने निवेदन किया--“प्रभु ! आपकी 
कृपा से मेरे सभी अभाव दूर हो गये हैं। मुझे आज और कोई प्रार्थना 
नहीं करनी है। अगर आप कृपा कर अनुमति दें तो समाधि-मग्न 
हो जीव-देह का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्रह्म-सागर में विलीन 
हो जाना चाहता हूँ ।" 

योगी गोविंदपाद स्वामी धीर गंभीर कंठ से कहने लगे “वत्स, 
देह विसर्जन का समय अभी नहीं आया है। परमात्मा के निर्देश 
से युग के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए तुम आये हो। वह कार्य 
तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। अद्वैत वेदान्त ज्ञान को नये रूप से 
तुझे प्रचारित करना है। बुप्त तीर्थों के उद्धार का भार भी लेना 
होगा। सन्‍्यासियों के भीतर अनेक दुराचार घुस गये हैं उनका 
संस्कार-साधन कर इस देश के अध्यात्म-जीवन को पुनर्गठित किये 
विना काम नहीं चलेगा। इसके अलावे जन-समाज आज ईइवर से 
विमुख है। तुम्हारे द्वारा अद्गैत ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने 
की आकांक्षा की अपेक्षा मैं बहुत दिनों से कर रहा था। मेरा वह काम 
आज समाप्त हो रहा है। इसीसे इस शरीर का प्रयोजन भी अब 
समाप्त है। इस बार काशी धाम जा कर तुम श्री विश्वेश्वर से आदेश 
प्राप्त करो और अपने निदिष्ट काम का उद्यापन करो। 

एक एक कर प्रिय शिष्यों से बिदाई लेकर गोविदपाद स्वामी 
समाधि-मग्न हो गये । इस समाधि से वे पुनः उठे नहीं । यही उनकी 
अंतिम समाधि थी। महायोगी के प्राण-वायु के ब्रह्मरंध्र मार्ग से बाहर 
निकलने के साथ ही दाक्षिणात्य-अध्यात्म गगन की उज्जवलतम 
ज्योति-रेखा समाप्त हो गई । 

गुरुदेव के आदेश से शंकर काश्यीधाम में उपस्थित हुए। उन 


श्ह्ट भारत के महान झाथक 


दिनों काशी भारत्र केः अध्यात्म-कर्म का केंद्र था। दंडी, संन्यासी, 
शास्त्रज्ञ ब्राह्मण और परिव्राजकों का यहाँ अहनिश आना-जाना लगा 
रहता था। मंत्र-पाठ, शास्त्र व्याख्या और स्तव-गुजन से इस नगरी 
के पथ धौर घाट सदा गुजत रहते थे। जिस किसी घाभिक मत का 
प्रचार या जिस किसी ज्ञास्त्र की नयी व्याख्या-धारा प्रवाहिद ट्ोती 
थीं, उन सभी का काशी कीं ओर अग्रसर होना आवश्यक था। 
इसीलिए शक ने अपने कम केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम यहाँ पर की ४ 

मणिकर्णिका घाट के पास अपने अनुयाय्रियों के साथ उन्होंने 
अपना आसन जमाया । तेज पुज-कलेवर इस बालक-संन्यासी के 
चगुदिक्‌ लोगों के कौतृहल की सीमा नहीं रही । उनके द्वारा एचारित 
अद्वतवाद ने काशी के जन-जीवन में एक प्रचण्ड आंदोलनों की सृष्टि 
करं दी। 

इस वालक आचार्य के चारों ओर बहुत से प्रवीण दडी संन्‍्यासी 
और शास्त्रविद्‌ उन दिनों एकत्र हो गये। उन्होंने अतुलनीय विक्रम 
से प्रतिपक्षी के मतों का खंडन कर अद्व त-सिद्धांत की स्थापना की। 
शस्त्र विचार की रणभूमि में वे एक प्रतिद्वन्द्दी विहीन योद्धा थे। वे 
मुसुक्ष, साधना-प्रार्थी न नारियों के समक्ष परित्राता के रूप में आत्म- 
प्रकाश करने लगे। उनके दर्शन और उपदेदा से संसार का मोह-वंघन 
अविलंब झिथिल हो जाता था। सचमुच अदुभुत बालक थे वे, इसीसे 
उर्नके लोकोत्तर ज्ञान और योग से बलंकृत ऐश्वर्य से वाराणसी के 
नरम्तारागण प्रभावित हुए विना नहीं रह सके । 

इसी समय चोल देश का एक युवक ब्राह्मण उनके दर्शन को आया। 
दर्शन के साथ ही क्षात्म-समपैण में उसे जरा भी बेर न लगी। 

शास्त्र विद्या में इस ब्राह्मण की असाधारण पारदर्शिता थी। नैष्टिक 

ब्रह्माबारी 


रूप में प्रथम जीवन में वे साथथा ब्रती थे। उसके पश्चात्‌ 
वराग्य के प्रभाव ने उन्हें घर के घेरे के बाहर निकाला। इतने दिनों 
के वाद उन्होंने महासाधक शांकर में अपना परम आश्रय पा लिया। 
यही युटक आधार्य के सब प्रथम दीक्षित संन्यासी शिष्य सनंदन हैं 
जो पोछे चलकर योग--विशूतति में प्रात मदीषी पद्मपाद कहलाये। 


आंकरादाये १३५ 


शंकर गोविन्दपाद स्वामी की मानस संतान थे। निविशेष 
परब्रह्म-तत्व का प्रचार अब एकान्त निष्ठा के साथ उन्हें करना ही 
डोगा । आचार्य गोविन्दपाद का आदेश उन्हें मिल चुका था। 
योगीगुरु ने उनके भीतर दाक्ति का संचार भी क़र ही दिया था। 
शंकर विचार कर रहे थे कि वे किस प्रकार उस कार्य का प्रारम्भ 
करेंगे। उसके परम शुरु शाचाय॑ गौड़प,.द अद्व तब्ाद के एक उत्स- 
स्वेडप थें-शंकर ने इसीसे उनकी मांडुक्य कारि्ाक़े भाष्य की ही 
रचना प्रहले की-उनको म्र्यादा दी। शंकर के सर्वश्रष्ठ शिष्य 
आचार्य सुरेबवर (मण्डन मिश्र ) ने पीछे चलकर इसी गौड़पाद 
स्व. भी को गौड़ देश का बाचारय कह कर अभिहित किया था। 

अद्व तवाद की घारा भारतवर्ष में उन दिनों ब्रहुत क्षीण हो गई 
थी। गुरु की आज्ञा शंकर को हुई कि अद्व तवाद को पुवरुज्जीबित कर 
आगे बढ़ाना होगा, दिग्देशों में इसः सतवाद के विस्तार का साधन करना 
होगा। इस भश्टत्नत के उद्यापन के लिए वे शीक्न ही व्रती हुए। आंपूर्व 
उ््दपन भाव में उन्होंने सिद्धान्त-स्थापन और जद त-व्याख्यान के कार्य 
आरम्भ किये। हे 

शंकर प्रचार करने निकले। ब्रह्म ही एक मात्र सत्य वस्तु है । 
यह जगत पूर्णतः मिथ्या, स्वप्न की तरह अस॒त्य है। जीव अपने 
वास्तविक रुप में ब्रह्म है, कोई दूसरा पहीं है । 

मद तवाद की इस व्याख्या को चरम रूप में उपस्थित 'कर 
उन्होंने घोषणा की निगुण, निविश्येष इस ब्रह्म में शक्ति बन भी 
कोई स्थान नहीं है। और यह निविशेष ब्रह्म ही एक मात्र परमार्थ 
तत्व है जिसे मनुष्यों को जानना है, जिसकी उपलब्धि करनी है। 

तरुण आचाय॑ के अतिमानुषिक ज्ञान और उनकी योगविभूति 
की कथा को सुनकर दल के दल लोग उनके उपदेश को ग्रहण करने 
आने लगे। पंडित और मुखं, साधक और विषयी सभी उपस्थित 
होते थे । किन्तु उनके शद्व तवाद की इस चरम व्याख्या को समझने 
की सामर्थ्य कितनों में थी ? निर्विशेष ब्रह्म की धारणा साधारण 


१३६ भारत के महान साधक 


मनुष्यों द्वारा संभव हो कंसे होती ? प्रकृत अधिकारी पुरुष कौन-किसके 
भीतर इस तत्व का स्फुरण होगा, यह बात शंकर उस समय अपने 
उद्दीपन की अवस्था में भूल से गये। काशी की अधिष्ठात्नी देवी 
अन्लपूर्णा के सामने सहायता के लिए वे नतमस्तक हुए। 

शंकर एक दिन स्तान करके भणिकणिका घाट जा रहे थे, कुछ दूर 
जाने पर देखा, एक सद्य:विधवा युवती अपने मृत पति के शव को 
गोद में रखकर रो रही थो। राघ्ते से चलना कठिन था। उसके 
मुख को रोक कर वह बेठी थी। शव की अन्‍्त्येष्ठि क्रिया-योग्य 
आवश्यक धन उसके पास नहीं था। इसीसे बीच-बीच में राह 
के यात्रियों से धत के लिए भिक्षा भी माँग रही थी। 

रास्ता पार करने का उपाय नहीं था। शंकर ने हाथ जोड़कर 
कहा, “माँ, शव को तिरछा न रख कर सीधा रख दो। ऐसा होने से 
हमलोग अपने काम से आगे जा सकते हैं ।”? 

किन्तु किसी को बात सुने कौन ? शोकाकुल रमणी रोती चली 
जा रही थी। हटने का नाम तक नहीं। शंकर अपने शिष्यों के 
साथ बड़ो विपत्ति में फस गये। भागे बढ़ने की राह ही नहीं थी। 
वार-बार उससे विनती करने लगे । 

स्त्री ने हठात्‌ कहा -“संन्यासी बगल होने या खसकने का यदि 
अनुरोध उपरोध करना है तो अच्छा है कि इसी शव से करें। यदि 
इसको इ “छा होगी तो शव एक ओर सरक जायगा।” 

यह कंत्ती अदृभुत बतत ? पतिशोक से क्या स्त्री का मस्तिष्क 
एकदम विक्वत हो गया है ? 

करूणाद्र कण्ठ से शंकर ने कहा, “माँ, किसी के कहने से क्या 
कभी ऐशवा होगा ? शव कंसे स्थान-परिवर्तन करेगा ?” 

रोना बन्दकर उसने दृढ़ स्वर में कहना प्रारम्भ किया-- 
“आचाय॑वर ! 'शक्ति-शुल्य ब्रह्म जगत कर्त्ता हैं? यह सिद्धान्त 
आप सब जगह सब के सामने स्थापित करते रहते हैं। तब यह 
निष्प्राण शक्ति-होन शव अपने को हटा क्‍यों नहीं सकता ? 


शंकराचार्य १३७ 

इतना कहने के साथ ही रमणी शव के साथ क्षणभर में गायव 
हो गई। यह अलोकिक दृश्य कैसा! यह घटना किस छिपे रहस्य 
को आज शंकर के सामने उद्वाटित करना चाह रही है ? 

ध्यान लगाकर आचाये शंकर ने समझा, यह माँ अन्नपूर्णा की 
लीला थी। उन्होंने समझाया है कि साधारण अधिकारी के सामने 
सगुण-ब्रह्म-तत्व का उपदेश ही लाभप्रद है। शक्ति युक्त ब्रह्म की 
कल्पना ही उनलोगों के लिए सहज भाव से ग्राह्मय हो सकती है। 
निविशेष परव्रह्म का तत्व दो उन्हीं इने-गिने साधकों के लिए है जो 
उच्चतर ज्ञानलाभ की साधना करते हैं । 

और एक दिन की बात शंकर स्नान-घाट की ओर चले, पीछे 
उनके भक्तों और शिष्यों का दल था। मणिकर्णिका के पथ में आगे 
एक भीमकाय चाण्डाल आ उपस्थित हुआ। उसके साथ ही कई बड़े 
विकराल कुत्ते थे। 


यह कौन अन्त्यज चाण्डाल ! यह तो नारकीय गंधमय इमशान 
की गन्दगी का स्पर्श कर निकला है। तपंण-कार्य में उसके स्पर्श से 
बचने के लिए शंकर उससे कुछ दूर हो गये। वे बोले ? “अरे, जरा 
उधर खसक जाओ भाई ।” 

वह अट्टृहास कर उठा | उसके कण्ठ से ज्ञानगर्भित चमत्कारूर्ण 
इलोक धाराप्रवाह विनिर्गत होने लगे। 

विस्मय से मौन शांकर और उनके साथियों ने जो इलोक सुने 
उनका मर्म था: “आचार्य, आप किसे हटने को कह रहे हैं? मेरी 
आत्मा को या इस देह को? आत्मा तो सर्वव्यापी, निष्क्रिय और 
निष्कलुष है, वह हटकर कहाँ जायगी ? और जायगी भी क॑से ? उसके 
लिए पवित्रता या अपवित्रता कसी ? गंगा के जल में चन्द्रमा प्रतिवि- 
म्बित होता हैं और शराब के पात्र में भी उसका श्रतिबिम्ब देखा 
जाता है। इन दोनों में क्या अन्तर है, बता सकते हो ? और यदि 
अपने आत्मा को न कहकर शरीर को ही हटने को कहा है तो क्‍या 
यह उसका पालन करेगा ? वह तो जड़ है। संन्‍्यासी आचार्य के 
रुप में, आत्मज्ञान के नामी उपदेष्ठा के रूप में, मैं देखता हूँ कि, 
आप लोगों को धोखा ही देते हैं।'' 
१८/१ 


श्३े८ भारत के महान साबक 


यह कैसा आइचर्यंजनक्र व्यापार ? उनके सामनेः छत्म रूप में यह 
चाण्डाल'ः कौन है ? क्षणभर में शांकर के नेत्रों के सामत्ति देवाधिदेव 
महेश्वर की चिन्मयं मूर्ति उद्भासित हो उठी। उन्हें उपलब्धि: के 
रुप में ज्ञात हुआ ठौक ही तों, ग्रुरु कै आदेश से युगाचार्य की महांत 
भूमिका में, झ्ाज वें अव॒तीर्ण हुए। संस्कार जन्य थोड़ी भ्ली अपवित्रता 
अपने भीतर रखने से काम केसे चलेगा ? चाण्डाल के छद्म वेश में तो 


स्वयं महेश्वर उनके सामने उपस्थित हुए। ज्ञान के अंजन की शलाका 
द्वारा उन्होंपरे आँखें खोल दी हैं । 

रजत-गिरि के समान-प्रज्ञानघव-मूर्ति आज उनके सामने खड़ी है । 
ज्रसच्च-मधुर क्ण्ठ से उन्होंने कश्ा-“वत्स ! सभी संस्कारों से ऊपर 
डठकर इसबार तुम प्रकृति अह्व त-तत्व के धारणकर्त्ता और वाहक 
वनो। तुम्हारे कार से मैं सन्तुष्ट हूँ। इसबार जगत के कल्याण के 
लिए तुम अद्वैतज्ञान असार में अग्रसर होओ, उपनिषद्‌ और 
ब्रह्मसूत्र के भाष्य की रचना तुम करो! वेदिक ज्ञान की अवरूंद्ध 


धारा को चारों ओर फैला द्वो । पूर्वांचायों के द्वारा अचारित अद्वैत तत्त्व 
में तुम्हारै द्वारा नवीन आ्राणों कीं शक्ति का संचार हो ।” 
देवाधिदेव विश्वेदवर का आदेश मिल चुका है। आचार्य शंकर 
ने निदहचय. किया कि हिसातबय की गोद में व्यासादि की तपस्या से 
पवित्र भूमि प्रर आसन जमाकर वे इन सभी ग्रन्थों की रचना करेंगे। 
सनन्‍्दन तथा अन्य कई घनिष्ठ शिष्यों के साथ वे हषीकेश पहुँचे । 
पौराणिक काल की प्रवित्र यज्ञभूमि हृषीकेश। यज्ञ इवर श्रीविष्णु 
के विग्रह की बहुत दिनों से यहाँ पूजा होती रहो है! पुक समंय 
चीन देश, के डाकुओं के आक्रमण से पंडे भयत्रस्त हो गये और विश्व 
को गंगा के जल में छिपा दिया। बहुत दिनों तक उसम्तक़ा कोई पत्ना 
नहीं चला। इस खोये हुए विग्रह को खोजने का ब्रत शंकर ने लिया। 
एक दिन ध्यानाविष्ट अवस्था में उन्होंने जल के भीतर निर्विष्ठ स्थांन 
को बात बताई। बाद में उसकी प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न हुआ। 


शंकराचार्य १३६ 


वदरीधाम की अवस्था भी ऐसी ही है। सीमा की दूसरी ओर से 
दछ्यु लोग बीच-बीच में आक्रमण कर लूटपाट करके सुविधा के अब्रु- 
सार वापस चले जातेथे। विग्रद्‌ की पविश्वता बचाये रखना और 
तोंड़-फोड़ से उसकी रक्षा करता बड़ा कठिन काम हो गया। शञीघ्रत्ता 
से! उसे निकट के जल-कुड में छिपा दिया गया। इांकर ने देखा, पहले 
की नयनाभिराम मूत्ति क्ते बदले आजकल शालग्राम शिलाकी ही 
अचे ना चल रही है । 


सबों को बुलाकर उन्होंने कहा, “श्रीनारायण की पुरानी मूर्ति 
को जलगर्भ से निकालने का मैंने संकल्प लिया है। आपलोग बिता 
विलंब किये विग्रह्‌ की प्रतिष्ठा और अभिषेक का आयोजन करें।” 

पंडों और स्थानीय लोगों के भय ओर विस्मय को सीमा नहीं 
रही। सभी जानते ये-उस कूड के तल-प्रदेश के साथ पार्वत्य नदी 
अलैकनंदा का संयोग था। यहाँ डुबकी लगाकर अनैक ने अपनि 
प्राण गँवायें हैं। तरुण आचार्यण इस विपत्ति के मुख में क्यों पैर 
बढ़ाना चाहते हैं! मना करने से लाभ हीं क्‍या ? शंकर किसी भी 
प्रकार अपने संकल्प को महीं छोड़ेंगे । 


भावाविष्ट भाव से धीरे घीरे पैर रखते हुए आचार्य में एक दिन 
कुई' में प्रवेश किया पद्मासनयुक्त, चतुर्भज अद्भुत-मूत्ति लेकर जब वे 
ऊपर उठ आये, सबों के आनन्द की सीमा नहीं रही। चारों 
दिशाओं को प्रकंपित करती हुई जयध्वनि उठो--“बदरी विशाल 
लाला की जय !” 


इसके बाद आचार्य अपने दलबल के साथ व्यास-ती्थे पधारे ! 
अलैकनन्दा गंगा और केशव के संगम-स्थान से ऊपर हिमवत की गोद 
में महाव्यास की प्राचीन आश्रम ग्रुफा है। एक अद्भुत दिव्यभाव 
के स्पंदन से इस स्थान के आकाश और वायु-मंडल परिपूर्ण हैं, चारों 
ओर अपूर्व ध्यान-गंभीर परिवेश है। इस एकांत पहाड़ी गुफा में 
अगवैेस्थित होकर आचार्य हांकर अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ठ कार्यों के 
सम्पादन ब्रती हुए । 


चार वर्षों के श्रम-फल के रूप में इस' पहाड़ी गुफा में रहकर 


श्४ड० भारत के महान साधक 


इन्होंने १६ शास्त्र-प्रन्थों के महाभाष्य लिखे। अलौकिक 'तिभा की 
दीप्ति ब्लोर अद्व॑त तत्त्व के निर्णय की दृष्टि से वे आज भी वरव्र मानव 
के ज्ञान-भांडार में अक्षय सम्पद के रूप में वत्तमान हैं । 

शंकर के द्वारा लिखे गये ब्रह्मसूत्र, द्वादशा उपनिषद, मगवद्गीता, 
आदि के भाष्य, विष्णुसह्ननाम और सनत्सुजातीय ग्रथादि सबों 
में आश्चर्णजनक चमत्कार का योग देखा जाता है। बद्व॑ तवाद की 
नवीनतम व्याख्या से भारत के साधक ओर पंडित आंदोलित हो उठे । 


प्रारम्भ किये गये इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने का 
सुयोग भी अप्रत्याशित रूप से उन्हें प्राप्त हुआ। हांकर की अलोक्रिक 
शक्ति और प्रतिभा को देख कर ज्योतिर्धाम के राजा ने उनके चरणों 
का आश्रय ग्रहण किया। इस राज-शिष्य की सहायता से उनके 
सभी ग्रन्थों की प्रतिलिपि सत्र प्रचारित होने लगी । केवल इतना 
ही नहीं, बहुत से लुप्त तीर्थो' के उद्धार ओर अद्व॑ तंवाद के प्रचार के 
साथ ही उत्तरापथ के बौद्ध और तांत्रिक प्रधान अंचल में वेदाचार 
अब धीरे-धीरे प्रतिष्ठित होने लगा। जिज्ञासु साधक, संन्‍्यासी और 
शास्त्रज्ञाताओं का दल शंकर के व्याप्नगुफावाले आश्रम में भीड़ 
लगाने लगा। 


आचार्ण जानते थे, कि उन्होंने नितांत अल्पायु लेकर जन्म लिया 
था। अपने इसी अल्प-कांलिक जीवन में उन्हें एक विराट कार्य का 
सम्पादन करना होगा। इसीलिए शिष्यों के बीच ज्ञान और गक्ति- 
संचार का कार्य निर्वाध गति से चलाना था। भशश्नित जनों में कई 
उनकी कृपा से शीघ्र ही योग-सिद्धि और शास्त्रज्ञान प्राप्त कर बनन्‍्य 


हो गये । 

शिष्यों के बीच सनन्‍्दन हांकर को बड़े प्रिय थे। योग-सामर्थ्ण 
और शास्त्र-ज्ञान की दिष्टि से भी उनकी बराबरी करना मुश्किल था। 
कितु इस गुरु-कृपा के कारण कोई-कोई उनसे अधिक इर्ष्या करते थे । 
शंकर ने निश्चय किया कि सनन्‍्दन की गुरु-भक्ति के स्वरूप को एक 
दिन वे सबों के सामने प्रकट करेंगे। 


शंकराचार्य १४१ 


अलकनन्दा के तीर पर आचार्य उस दिन अपने शिष्यों से घिरे 
बैठे थे। सभी उपस्थित थे, केवल सनन्‍्दन वहाँ नहीं थे। औषधि- 
संग्रहार्थ वे उस पार गये हुए थे। 

पहाड़ी नदी संकीर्ण होते हुए भी तीव्र-धारा की थी। फेनिल 
आवत्त के साथ जलराशि बड़ी तेज चाल से सों-सों की ध्वनि करती 
यह रहो थी । उसे तेर कर पार करना किसी के लिए संभव नहीं था। 
कई मील दूर वृक्ष के तनों और लता-यगुल्मों के द्वारा एक पुल बनाया 
गया था। गंगा की घारा वहाँ बड़ी संकोर्ण थी। इसी पुल होंकर 
सनन्‍्दन कुछ क्षण पहले उस पार पहुँच गये थे । 

अपने शिष्यों के समक्ष शंकर इस समय एक गम्भीर दार्शनिक 
तत्त्व की व्याख्या करने में लगे थे। सहसा एक गूढ़ तक की मीमांसा 
के लिए उन्होंने सबों का आह्वान किया। परनल्तु प्रइन बड़ा जटिल 
था। सभी निरुत्तर होकर बैठे रहे। शंकर धीर स्वर से उनको कहने 
लगे - देखता हूँ, तुममें से कोई इस प्रश्न की मीमांसा नहीं कर 
सफ्रे ! यह तो बड़े दुःख की बात है. पर सनन्‍दन को देख नहीं 
रहा हूँ ? वह कहां हैं? तुमछोग उसे खोजकर जरा बुला दो, देखें 
वह इसका उत्तर दे सकता है या नहीं ?” 

निकट बठे एक शिष्य ने कहा- “ग्रुर्देव, सनन्‍दन उस पार 
जंगली अंचल में किसी काम से गया हुआ है। यह देखिये; वह काम 
समाप्त कर नदीतट की ओर भा रहा है। आप उसे आदेश दें कि 
वह शीघ्र ही इस पार आा जाय । “शंकर ने नदी के दूसरे तट पर 
दृष्टि डाली। अरे वही तो, सनन्‍्दन उस पार एक पगडडी के मार्ग 
को पकड़ कर चला आ रहा है। आकुलता-पृवंक आच्षार्य ने पुकारा 
“सनन्दन ! तुम्हारे लिए हम सभी प्रतोक्षा कर रहे हैं। क्षण भर का 
भी विलम्ब किये बिना तुम तुरत यहाँ चने आओ ।” 

कथन के कान में पड़ते ही सनन्‍्दन उद्विग्न हो उठे। आचार्य की 
पुकार, एक क्षण भी विलंब नहीं किया जा सकता है। जिस पुल से 
नदी पार कर आये थे, उसका मार्ग निकट नहीं। उस मार्ग से लौटने 


शहर आरत के महान साधक 


परु अधिक समय लगेगा। गुरुदेव के चरपकमल का स्मरण कर वे 
अधिलम्व तैर कर नदी मार करेंगे । 

झलकनन्दा की जलधारा गर्जन करती जोरों से उमड़ रही थी । 
कोई भी मनुष्य तिनके की तरह इसमें बह जायगा । परन्तु उस दिन 
गुरुभक्त सनन्‍्दन के मन में अपने सम्बन्ध की कोई चिन्ता स्थान नहीं 
पासकी। उन्होंने हिमशीतल तीज्न गतिशझ्नीला पहाड़ी गंगा की घारा 
में झपने पर बढ़ा ही दिये । 

इस पार सभी गतिहीन-से खड़े ये। किप्त समय कोनज्सी 
मर्मा तक घटना घट जाय, कौन जाम सकता था ? 

किन्तु अकस्मात्‌ एक अलौकिक दृष्य देखकर शिष्यों का दल 
विंस्मय और आनन्द से विभोर हो उठा। कैसा आइचये ? गुरु 
चएंग-रत सनत्दन अलृकनन्दा: के जल म्रें एक के बाद दूसरा पैरु 
रखते जा रहे थे और उनके पेरों के मीचे जलकमल विकसित होते जा 
रहें, थे। शरीर के भार से बचाव के लिए पह अपूर्व और अलौकिक 
व्यत्नश्या। शक्तिवर शिष्य शीघ्र ही इस पार आ उपस्थित हुए और 
उन्होंने गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया । 

हांकर के दोनों नेत्रों में उस समय झ्षिष्य-गौरव की अपूर्व दीप्ति 
उद्मासित हो उठी। मुख पर प्रसनन्‍्मता और मधुयंयुक्त हास्य की 
आमभा छिटक गई। दाहिना हाथ उठाकर सनन्‍्दन को उन्होंने आशी- 
वाद दिया। इसके उपरान्त कहा :--“सबम्दन ! तुम्हारी गुरुभक्ति 
योग-सामर्थ्य और ज्ञानैश्व्य सबों के लिए अनुकरणीय हों।॥ कमल के 
ऊपर चरण रखकरें तुमने अलकनन्दा को पार किया है। इसलिए 
आज से तुम पद्म-पाद के नाम से अभिहित हुए ।” 

आचार्य के स्नेह से धन्य शिष्य सनम्दन के मुख से सबों ने उस 
उपस्थित प्रइन की मीमांसा का श्रवण किया। 

भाष्य आदि की रचना के द्वारा आ्विीित ज्ञान की नवीनतम भित्ति 
का, निर्माण हुआ । शिष्यगण भी साधना में सिद्ध और सभी शास्त्रों 


शंकराचार्य श्४३ 


में पारंगत हों गयै। इसके बाद शंकर अपनी व्यास-ग्रुफा के एकांत 
स्थान से बाहरु निकले | उत्तरा-पथ के दूर-दुर्गंस तीर्थ-स्थानों के दान 
के पश्चात्‌ भाचाय॑ अपने दल-बल के साथ उत्तर क़ाशी आये। 

यहाँ आजामै के बाद से ही एक अपूर्व भाव्वांतर उनमें दुष्टिगत 
होने लगा। अध्यापन क्षौर तत्त्वोपदेश-दान सें अब उनमें उत्साह 
नहीं रहा। हमेशा अंतमुखी और आत्मसमाहित होकर रहना चाहने 
लगे। आचार्यवर के ह॒दग्न में रह-रहकर यह भाव उठने लगा+-“शुरु 
देव गोविदपाद स्वामी छोर प्रभु विश्वेश्वर के आदेशः का उन्होंने 
पालन किया। इस देश के अध्यात्मक्षत्र में: वैद्वांतताद की भावर्गगा 
आज भअ्रवरोध-मुक्त हो चुकी है। उनका जभीष्ट पूर्ण हो गया है। 
अब उत्तर काशी की तपोभुमि में: समाधि-योग से इस शरीर फो मैष्ट 
करने में क्‍या क्षति है १४ 

प्र्मपाद प्रभृति अंतरंग शिष्यों की दुर्श्चिता की सीसा नहीं रही। 
आंचार्य की १६ वर्ष की श्ामु अवधि प्रायः पूरी हो चली थी। सबों 
ने सुन रखा था कि उत्तकी उम्रः इससे अधिक नहीं है । तब क्‍या वे 
सत्य ही इस बार शरीर त्याग करना चाहते हैँ? शिष्यों के मन 'में 
दुश्चिता की छाया पड़ गई। 

प्रसिद्ध है कि उत्तर फाशी में इन्हीं दिनों शंकर. ने एक सैमय 
अलौकिक भाव से व्यासद्वैव का साक्षात्कार प्राप्त किया। कृष्णबर्ण, 
विशाल वपु, जटाजूट-समस्वित मुत्तिवाले पुराण मे वर्णित रुप 'को 
धारण कर महामुनि अवतीण्ण हुए। आचार्य शंकर के स्तव से संतुष्ट 
होकर उम्होंने वरदाक दिया: “वत्स ! ईश्वर द्वारा निरदिष्ट महान 
कार्य तुमने सम्पन्न कर लिग्रा है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे द्वारा 
रचित अद्व तवाद के भाष्यादि अध्यात्म-जगत में चिर-अक्षय होकर 
कायम रहेंगे ।” 

शंकर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, “प्रभु! कृपाकर तब मुझें 
अनुमति दीजिये, इसः बार मैं स्वरूप में अवस्थित हो इस शरीर का 
शीघ्र परित्याग करूँ ।/ 


श्ड्ड भारत के महान साधक 


“नहीं पुत्र ! परमात्मा का विधान दूसरा ही है। तुमको कुछ 
समय तक और जीवित रहना है। तुम्हारे लिए और भो कुछकार्य 
हैं। इसी वात को बताने के लिए आज मेरा आना हुआ है। 

“अद्व॑तवाद की व्याख्या कर 'तुमने श्ञास्त्रीय भित्ति को रचना 
अवश्य की है, क्रितु अभी वह सुप्रतिष्ठित हो नहीं पायी है। दिग्वि- 
जयी पंडितों को तुम्हें अपने मत के पक्ष में छाना होगा । यह कठित 
काम तो अभी भी वाकी है। इन महारथियों के भीतर जब तक 
तुम्हारा यह सिद्धांत प्रवेश नहीं पाता, तबतक साधारण लोग ऐसा 
मानेंगे कंसे ? प्रेरित-पुरुष के रूप में तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। इस 
बार तुम अपने सम्पूर्ण निदिष्ट कार्य को सम्पस्न करो। मैं आश्ञीर्वाद 
देता हूँ, इस कार्य के लिए तुम और १६ वर्ष जीवित रहोगे।” 

युगाचार्य के जोवन-नाटक में विधाता पुरुष ने इस प्रकार उस्च 
दिन एक नया अंक और जोड़ दिया । 

इस निर्देश के अनुसार शांकर दिग्विजयी पंडितों पर विजय पाने 
के लिए निकल पड़े। उत्तरा-पथ से रामेशवर और द्वारका से परशुराम 
क्षेत्र तक सभी स्थानों में उन्होंने अद्वतवाद का झंडा फहरा दिया। 
इस अलौकिक शक्तिधर पुरुष की प्रभा से समग्र भारतभूमि उद्भासित 
हो उठी । 
इंकर ने अद्वत का भारत में अवत्तंन नहीं किया था। यह तत्त्व- 
यह आदर्श पहले से ही इस देश में वत्तमान था। उन्होंने इसे कबल 
नया जीवक दिया। एक ओरे द्षास्त्र-व्याख्या और प्रचार द्वारा तथा 
दूसरी ओर अपने व्यक्तित्व और संगठन-शक्ति के द्वारा भारत के 
मानस-लोक में उन्होंने एक सुदृरव्यापी परिवर्तन उपस्थित किया। 
साधन शक्ति के साथ बुद्धि और कर्मकुशछता का आश्चर्यजनक 
मिलन दिखाई पड़ा। यह न केवल इस देश के, बल्कि सम्पूर्ण विश्व 
के इतिहास के लिए विरल घटना थी । 


हांकर ने कहा :“ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या। निगुण, निरुपा 


शंकराचार्य श्र 
घिकर एवं ज्ञान-स्वहप परबह्म ही एक मात्र नित्य वस्तु ओर परमतत्व है ? 
समस्त विश्व प्रपंच, माया का लीला वैचित्र्य है-अनित्य है।” उनके 
प्रव॑तर्ती अद्ं तवादी आचायंगण भी इस सत्य फी घोषणा कर गये 
थे। परंतु शंकर ने इसमें नवीन प्राण का स्पंदन जगा दिया। नवीन 
तरंगों के बल मे उन्होंने इसे पुनः आगे बढ़ाया। सेकड़ों वर्षो के 
बाद आज भी उसका प्रभाव इस देश में अबाघ रुप से कायम है। 

भारतवर्ष के अध्यात्म क्षेत्र में उन दिनों वेडिक कर्मकांड का बहुत 
प्राधान्य था। याग-यज्ञ और बहिरंग अनुष्ठान में उन दिनों मनुष्य 
मतवाले-से थे । शंकर के अद्व॑त तत्त्व और मायावाद ने इस मान- 
सिकता पर एक भयंकर आधघात पहुँचाया। वेद के ज्ञानकांड की व्याख्या 
के द्वारा आचाय॑े ने अपने मतवाद को शीर्ष स्तर पर पहुँचा दिया। 

सगुण और निगुण ये दोनों तत्व्र वेदों में विद्यमान हैं। परंतु 
शंकर ने जोर देकर कहा-“जब तक निग्रुण-निर्विशेष ब्रह्म की -माया 
जगत के साथ सम्बन्ध से विहोन परमात्मा की साधना नहीं होगी, 
तब तक जीव को परम मुक्ति की उपलब्धि नहीं होगी। “उन्होंने यह 
घोषणा भी कि ब्रह्म और जीव अभिन्‍न हैं। केवल माया के आवरण 
के द्वारा ही दोनों का यह पार्थक्य सूचित होता है। ज्ञानलोक के 
सम्पात से माया का यह अधघंकार दूर होता है; जीव तथा ब्रह्म का 
अभेदतत्व स्फूरित होता है और उदित होता है “तत्त्वमसि' का 
महाज्ञान । 

शंकर ने श्र्‌ तिविहित सग्रुण ब्रह्म को स्वीकार किया श्रा यह स॒त्य 
है. किन्तु साथ-साथ मायावाद और सगुणनब्रह्म को मिथ्यां एवं अनित्व 
भी कहते रहे । उन्होंने सगुण ब्रह्म में शक्ति_ और गुणादि के अस्तित्व 
को स्वीकार किया था। उनके सिद्धांत के .अनुसारं यह संग्रुंण ब्रह्म 
मायिक और अनित्य है। युक्तिपूर्वक शंकर नें इसे निंविशेष ब्रह्मतत्त्व 
माना था। 

आचायें का अढं तवाद उन दिनों क्रेवेल दाशनिक वितंडा नहीं 
रहा। उनके द्वारा प्रदर्शित वेदान्त विचार और सुनियंत्रित साधन- 
१६/१ ह 


१४६ भारत के महान साधक 


पद्धति के माध्यम से अनेक शिष्य आत्मज्ञान के लाभ में समर्थ हुए। 
इनकी सहायता से भारत के दिग्देशों के ज्ञानपंथी सिद्ध-साधकों को 
प्रकाश मिला । केवल असाधारण शास्त्रविद्‌ के रूप में नहीं, एक महा- 


शक्तिघर आत्मज्ञानी महापुरुष के रूप में भी आचाय॑ं शंकर ने इस 
समय सर्वभारतीय अध्यात्मनेता के आसन पर अधिकार कर लिया । 


मुमुक्षु. संन्यासी और. प्राचीन शास्‍्त्रविद्‌ इस तरुण आचार्य का 
आश्रय पाकर कृतार्थ हो गये। 
नवीन साधक और साधारण मनुष्यों के लिए आचार्य शंकर ने 
ब्रह्म-आराघना के नाना पंथों और नाना उपयोगो पद्धतियों को हमारे 
सामने उपस्थित किया था-माया कहकर ही इन सबों की उपेक्षा-नहीं 
की । इस मायावादी अद्दौत-विज्ञानी के भक्ति-आप्लुत कण्ठ से अन्न्पूर्णा, 
शिवाष्टक, गंगा यमुना प्रभूति विषयक प्राणमय इलोकों की राशि उच्चरित 
होती सुनी गई। ज्ञानोपासना के साथ-साथ स धारण भक्त की पूजा- 
अचेना. और भजन का अपूर्व समन्वय उनके स्त्रोतों में रूपायित होता 
दीख पड़ा । निष्फल, नि€पाधिक ब्रह्मवाद के श्रेष्ठ व्याख्याता का 
लेखनी से यह वाणी छन्दोबद्ध हो उठी--“भज गोविंद भज गोविन्द 
भज गोविंद मूढ़मते ।” ' 
समग्र भारत में उन्हें प्रचलित अद्व तवाद का झंडा फहराना ही 
होगा । इसलिए शंकर उत्तराखण्ड से उतर आये। उस समय चारों 
शोर कुमारिल भट्ट का जय-जयकाद था। मीमांसा-दर्शन के विख्यात 
आचार्य चोल देश के यह पंडित यागयज्ञ से समन्वित वेदिक कमे- 
काण्ड को पुन: प्रतिष्ठित करना चाहते थे। बौद्ध और जेन धर्म के नेता- 
गण उसकी विराट प्रतिभा के सामने अपने मस्तक झुकाने को विवश थे। 
शंकर प्रयाग-धाम में आकर कुमारिल के सामने उपस्थित हुए। 
वार्तालाप के बाद कहा, “महात्मन ! आपके साथ साक्षात्कार करने के 
उद्योशय से ही मैं प्रयाग आया हूँ ।वेदांत के अब त-सिद्धांत के प्रचा- 
राथ मैं भारत-भ्रमण को निकला हूँ । परन्‍्तु आप जैसे दिग्विजया 
शास्त्र-विद्‌ की स्वीकृति प्राप्त किये बिना तो मेरा कार्य प्रगति ही नहीं 


शंकराचार्य श्ड्छ 
कर सकता। मैं यह जानता हूँ कि आप वेद में कर्मकांड के समर्थक 
हैं। इसलिए मैं आप से अपना व्याख्यात मत ग्रहण करवाना 
चाहता हूँ। उसके बाद आप मेरे भाष्य पर वातिक की रचना कर 
दें तो अह्वत मत सुप्रतिष्ठित हो सकेगा । 


क्रोध से कुमारिल भट्ट के दोनों नेत्र सहसा आग हो उठे। निनि- 
मेष दृष्टि से वे शंकर का आपाद-मस्तक निरीक्षण करने लगे। कौन 
है यह सोलह वर्ष का किशोर संन्यासी ? कंसा आइचयंजनक है 
इसका दुःसाहस ! यह उसका ओद्धत्य है या देवी प्रतिभा को शक्ति है ? 
भट्ट पाद के शिष्यगण ने उसी कारण महा उत्तेजित होकर नवगात 
आचांय भौर. उनके .शिष्यों को घेर लिया। 


शंकर का परिचय प्रकाशित हुआ । कुमारिल ने कहना शुरु 
किया, “आचार्य मैं जानता हूँ आप गोविदपाद स्वामी के. शिष्य 
हैं । आपकी अलौकिक प्रतिभा और शक्ति की कहानी भी मैंने सुनी 
है । उत्तराखंड में रहकर आपने भाष्यादि की जो रचना की उसकी 
ख्याति भी यहाँ पहुँच चुकी है। 


अपने द्वारा रचित कई प्रमुख भाष्य उनकी ओर बढ़ाकर शंकर 
ने कहा, “भट्टपाद ! मेरे इन ग्रन्थों को पढ़के आप को मेरा मत आज 
स्वीकृत कर लेना होगा।। एंसां नहीं होने से काप्त नहीं चलेगा |” 

कुमारिल ने स्थिर स्वर में कहना प्रारम्भ किया, “आचार्य ! आप 
बहुत असमय यहाँ: पहुँचे हैं, मैंने संकल्प किया है कि तुषानल में 
प्रवेश कर के शरीर त्याग करूगा । बोद्ध न्यायशास्त्र को. पढ़ने एक 
बार मैं नालन्दा-विहार गया था। वहाँ आचार्य घमकोति के निकट कई 
वर्षो तक अध्ययन किया ।. मेरे यह बौद्ध आचाये बाद में मुझसे ही 
विचार-चर्चा में पराजित हो. गये । क्षोम और दुःख से उन्होंने तुषा 
नल में प्रवेश कर प्राण त्याग कर दिया । इसी के प्रायश्चित्तस्वरूप 
आज मैंने शरीर त्याग करने का संकल्प किया.है। सामने भूसेका 
ढेर देख रहे हैं, में अभी उसपर चढूंगा और अग्नि-ज्वाला में 
आत्माहुति दूँगा ।” 

किन्तु महात्मन्‌ ! हमारे प्रांथित विचार को नहीं मानने से 
क्षापका अपयश घोषित होगा।” 


श्डंड भारत के महान साधक 


“नही आचार्य ! आप चितित न हों. विचार को व्यवस्था मैं 
करके ही जा रहा हूँ। वेद को पुनः प्रतिष्ठा के लिए मैंने स्वयं आजी- 
वन चेष्टा की है; कितु बोद्ध, जेन प्रभूति अव॑दिकों की पराजय में ही 
मेरो सामथ्ये का अधिक भाग समाप्त हुआ। लक्ष्य-सिद्धि का पूरा 
अवसर मुझे नहीं मिला। वेद की सर्वागोण प्रतिष्ठा ही हमारा 
उद्दे इय है। इस दिशा में मेरा और आपका मतवाद घीरे-घीरे परस्पर 
निकट ही होते जायेंगे। इस बार आप मेरे शिष्य मण्डन मिश्र के 
पास जायेँ। शिष्य होने पर भी वह मेरी श्रद्धा का पात्र है। उसकी 
प्रतिभा और विचार-नेपुण्य अदुभुत है। मण्डन आप से परास्त हो 
जाय तो आप समझ लेंगे मैं ही पराजित द्वो गया हूँ ।” 

वेदिक जगत के प्रकांड पंडित कुमारिल उसके बाद धीर भाव से 
कंदम बढ़ा कर अग्नि में प्रविष्ट हो गये । 

दाक्षिणात्य के माहिष्मती नगरी में पंडित मडन मिश्र का आवास 
था। नर्मदा और माहिष्मती नदी के संगम तट पर उनका प्रासा- 
दोपम भवन अवस्थित था। वेद का विद्या में मडन मिश्र का प्रत्तिद्वन्द्दो 
कोई नहीं था। प्रसिद्ध याज्ञिक और धर्म-गुरु के रुप में उनके प्रभ,व 
ओर ऐदवर्य को सीमा नहीं थी । 

'दांकर नें वहाँ ःउपस्थित होकर देखा, एक प्राचीर से सुशोभित 
बृहत यज्ञस्थल धूमाच्छादित था। वेद-ज्ञाता ब्राह्मणों ओर शिष्यां से 
घिरे मंडन हवन कर रहे थे। द्वारपाल उ॑त्त समय किसी भी प्रकार 
शंकर को वहाँ जाने नहीं देंगे। बार-बार अनुनय-विनय करने पर 
भी कोई परिणाम नहीं निकला। वे बड़े कुद्ध हो उठे। कहा जाता 
है; “उस "समय शंकर अपनी योग-विभूति दिश्वाने को विवद्य हो 
गये। योगवल-से आकाश में उठकर चमत्कार से उन्होंने दीवाल 

पार कर छी । ५ 

मंडन मिश्र बहुत प्रतापशाली याज्ञिक थे। अ्षबूक ,धनी व्यक्ति 
और राजा उनके शिष्य थे। वेया अन्य कोई उन्तको अनुमति 
के बिना यज्ञक्षेत्र में प्रवेश नहीं करते थे। किन्तु यह कौन है दुविनीत 


शंकराचार्य १४६ 


तरुण संन्‍्यासी ? इतना साहस उसे हुआ कंसे ? मंडन भिश्र क्रुद्द होकर 
उसके निकट आये । 

शंकर ने गंभीर भाव से उनसे कहना शुरु किया--आचायंवर ! 
मेरे साथ आपका परिचय नहीं है। मैं महायोगी गोविदपाद स्वामी का 
शिष्य शकराचार्य हूँ। मैं आज आपसे झास्त्रार्थ करने आया हूँ । आपके 
ग्रुद महापाद कुमारिल को मैं हराने गया था। परंतु यह सुयोग नहीं 
मिला। नह्वर शरीर को त्यागने के पूर्व ही उन्होंने कहा था--'/आपको 
पराजित करने का अर्थ उनको ही पराजित करना होगा। वेद के कमे- 
कांड को छोड़कर आप मेरे द्वारा प्रचारित अद्व त-वेदांत को स्वीकार 
करेंगे। इसी अधिकार को व्यक्त करने मैं आज यहाँ आया हूँ।” 

विस्मित और कुद्ध मंडन मिश्र एकटक उसे देखने लगे और विचार 
करने लगे--यह नवीन संन्यासों जानता नहीं है कि वह किसके साथ 
बात कर रहा है ! परंतु मंडन मिश्र को अपनो भूल के सुधारने में उस 
दिन देर नहीं लगी । थोड़ी बातें करने के बाद ही वे समझ गये कि वह 
किशोर कोई साघारण व्यक्ति नहीं था। वह तो अलौकिक शक्ति से 
युक्त एक महापुरुष था। इसके उपरांत उसके आह्वान को सुनकर तर्क- 
युद्ध में उतरने के आलावा कोई उपाय नहीं था। 

मंडन ने कहा- यतिवर, शास्त्रार्थ के लिए आह्वान मैं स्वीकार 
करता हूों। परतु जो पराजित हो जायगा उसको क्या सजा मिलेगी, 
यह पहले ही निश्चित हो जाना चाहिए। 

द्प के साथ शंकर ने उत्तर दिया-“आचार्य ! मेरी शतं है कि 
इस शास्त्रार्थ में जो हारेगा उसे अपने विरोधी का शिष्यत्व स्वीकार 
करना होगा। हाण जाने पर आप मुझे अपना गुरु स्वीकार करेंगे। 
गाहँस्थ्य धर्म को छोड़कर संन्यास लेना होगा । और यदि मैं हार गया 
तो आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा और सदा के लिए यह दंड 
कमंडलु त्याग दूंगा ।” 

£उत्तम बात है। परंतु अब यहू निश्चित करें कि इस शा स्त्रार्थ 
की मध्यस्थता कौन करेगा ?” 


१५० भारत के महान साघक 


“आचार्यवरं ! अनेक स्थानों पर आपकी पत्नी उभय भारती देवी 
की ख्याति की कथा सुनता हुआ मैं आया हें। इस विचार-सभा का 
नेतृत्व करती हुई वही हमलोगों की हार-जीत का निर्णय करेंगी ।”? 

“इस प्रस्ताव को आप पुनः विचार कर देखें। उभयभारती एक 
तो स्त्री हैं और इस पर वह मेरी पत्नी हैं। उससे सुविचार की आशा 
के प्रति आप इतना निर्श्चित कैसे हैं ?” 

“मैं जानता हूँ आपकी स्वी केवल असामान्य बुद्धि और शास्त्र-- 
ज्ञान की अधिकारिणी ही नहीं हैं, बल्कि सत्य के प्रति निष्ठा की दृष्टि 
से भी उनकी तुलना संभव नहीं है। मेरी इच्छा है कि वही हमलोगों 
की मध्यस्थता कंरें [” 

मंडन मिश्र को यह प्रस्ताव-स्वीकार कर लेना पड़ा। उसके बाद 
माहिष्मती के पण्डित-समाज के सामने. दोनों पक्षों के तक॑-वितर्क 
को यह समा प्रायः १८ दिनों तक होती रही। सभा के बाद उभय- 
भारती ने आचार्य शंकर को विजयी घोषित किया। वेदविद्‌ मंडन 
मिश्र की इस हार से चारों ओर उस दिन हलूचल मच गई । 

शंकर के चेहरे पर इस जय के गौरव से अ्रसन्‍न मधुर मुस्कान थी । 
वैदिक कमंकांड का श्रेष्ठ आचार्य आज पराजित हुआ है। अद्व॑ त-- 
वाद के प्रचार की प्रधान बाघा आज दूर हो गई है। पराजित मंडन 
मिश्र को अब संन्यास की दीक्षा देने के लिए वे आगे बढे । 

उभय भारती ने बाधा देकर उनसे कहा-“यतिवर ! रुकिये। 
इस समय आप मेरे पति को संन्यास्त-ग्रहण नहीं करा सकते। मैं 
स्वामी की भर्द्धां गिनी हूँ। आप तो अभी तक मुझे तर्कंयुद्ध में हरा 

नहीं सके हैं। वास्तव में आपको अभी अद्धं >विजय ही मिली - है। 
आइये, इस बार मैं आपको शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रित कर रही हूँ। 

तकं-्ुद्ध का यह भाह्वान बड़ा आइचयंजनक था। यह युक्ति- 
संगत हो यान हो शंकर इनकार नहीं कर सके। उभयभारती को 

परास्त कर केवल मंडन के -घर पर नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण देश में 
वे वेदांत की विजय-पताका फहराना चाहते ये ।- * 


झंकराचाये १५१ 


उत्तर में उन्होंने कहा-““आच।यं-पत्नी ! आप का आह्वान मैं 
स्वीकार करता हूँ। कितु किस शास्त्र पर चर्चा होगी, यह आप ही 
ठीक कीजिये ।” 

उभयभारती कह उठो--“यतिवर ! हमलोगों का यह तकंयुद्ध 
काम शास्त्र के विषय में होगा।” - 

शंकर चौंक गये ! यह क्या बात हुई ? विश्वाल श्ास्त्र-सागर की 
तुलना में यह कूप-जल कंसा ? इसके अलावा, उन्होंने जन्मभर ब्रह्म- 
चर्य ब्रत और संन्यास-ब्रत का पालन किया। अंतिम समय में क्‍या 
उनको काम-शास्त्र के विचार-संघषष में उतरना होगा? उनके लिए तो 
यह बड़ा कठिन कांयं थां। मन में दु.ख का अनुभव किये बिना नहीं 
रह सके। 

अनुनय के साथ उन्होंने कहा--“देवि, मेरा एक मात्र अनुरोध 
है कि आप दया कर इस विषय को छोड़कर अन्य किसी विषय पर 
तर्क कीजिये ।” 

“स्वे-शास्त्रविद और महाज्ञानी के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। 
तब हमारे द्वारा उपस्थापित काम-शास्त्र का यह विषय आपके ज्ञान 
के बाहर कंसे हुआ ? इसके अलावा आपत्रह्म विद्‌ हैं। इसके बारे में 
आलोचना करने में आपको हांका क्‍यों हो रही है? और भी एक 
बात है। हमारे स्वामी पूर्व छा्त के मुताविक आज से संन्यास ग्रहण 
करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं परीक्षा करना चाहती हूँ कि आपके 
ज्ञान की परिधि क्‍या है और आपके योग की सामर्थ्य कितनी है ?” 

इस प्रतिद्नन्द्री तारी का आद्वान शंकर को ग्रहण क रना ही पड़ा । 
तैयारी के लिए एक महीने का समय लेकर बिदा हो गये । 

माहिष्मती नगरी के निकट एक जंगल के किनारे आचाये शंकर 
उस दिन बेठे थे। निकट भविष्य में होनेवाले शास्त्रार्थ के प्रसंग मं व 
चितित थे। कामझास्त्र के केवल तात्त्विक पक्ष को जानकर वे विजयी 
नहीं हो सकेंगे। इस शास्त्र के व्यावहारिक पक्ष के बारे में वे पूर्णतः: 
अनभिज्ञ थे।. प्रत्यक्ष अनुभूति और ज्ञान के बिना वे इस प्रतिभाशा- 
लिनी नारी के समक्ष कितने क्षण टिक सकेंगे ? वे आजन्म ब्रह्मचारी 


श्श्र भारत के महान साधक 


थे। इस काये में समर्थ होते का उपाय एक ही था ओर वह था कियी दूध्वरे 
के शरीर में प्रवेश करना और उसके शरीर के माध्यम से इस तत्त्व 
के व्यावहारिक पक्ष को जानना। परंतु इसके लिए सुन्दर अवसर 
कहाँ ? 

ईद्वर के विघान से ज्ञीत्र ही एक अंपूर्व अवसर उपस्थित हुआ । 
संवाद मिला कि निकट ही, जंगल में एक शव संस्कार करा आयोजन हो 
रहा है। शव एक तरुण राजा का था जिसका नाम था अमरुक । 

आचार्य ने उसी समय निश्चित किया इस अवसर को छोड़ने से 
काम नहीं चलेगा । गहन जंगल के बीच एक पहाड़ था। उसकी एक 
एकांत गुफा में जाकर शिष्यों से उन्होंने कहा--“मंडन-पत्नी के घमंड 
को बिना नष्ट किये हमलोगों का ब्रत असमाप्त रह जायगा। मैं अभी 
हो योगवल से उस मृत राजा के शरीर में प्रवेश करता हुँ। एक मद्ठीना 
समाप्त होने के पहले ही मैं अपनी देह में वापस आ जाऊँगा। तुमलोग 
इस परित्यक्त शरीर की सतर्क भाव से निगरानी रखना। इस गुप्त 
स्थान का पत्ता कोई न पावे। कोई आदमी इस शरीर का स्पर्श भी 
नहीं करे ।” 

इधर राजा के शव-संस्कार की तैयारी करीब-करीब पूरी हो 
चुकी थी। बोझा का बोझा चंदन-काष्ठ और घृत लाकर जमा किया गया 
था। मंत्री और पुरोहितगण आनुष्ठानिक कम में व्यस्त थे। सहसा 
अरथी डोलने लगी । देखा गया कि मरा हुआ राजा धीरे-धीरे आँखे 
खोलने लगा है। इस दृश्य को देखकर सबों के विस्मय की सीमा 
ग जा अमरुक की देह में सत्य ही प्राणों क। संचार हो गया। 
बस्त्रों के आभरण और फूलों कीं. माला को हटाकर वे उठ बैठे । 

दैव की कृपा से राजा जीवित “हो गये। आत्मीय स्वजन और 
अनुचरों के आनंद की सीमा नहीं रही। -गाजे-बाजे के साथ पूरी 
सजावट में उसे राजमहल में लाया गया। हर 

कितु कैबेल जीवित ही नहीं हुए, राजा जैसे एक नवीन मनुष्य 
बनकर आ गये थे । पूर्व की तरह राजसी मनोवृत्ति अब नहीं रही । 


शंकराचार्य १५३ 


भोग-विलास एवं व्यसन के सामने आते ही वे जैसे संकुचित हो जाते 
थे। राज-कार्य में वुद्धिमता और ज्ञान का प्रकाश देखा जाताथा 
परन्तु कूट-कुशल राजा का और कोई चिह्न नहीं रह गया था । 
रानी के मन में संदेह उत्पन्त हुआ। राजा के मृत-शरीर में योग- 
ग्रिभ्ूति संपन्न किसी महायोगी ने तो प्रवेश नहीं किया है ? राज-मंत्री 
के मन में भी ऐसी चिता उत्पन्न हुए बिना नहीं रही । 
इसके बाद रानी और मंत्री ने मिलकर निरचय किया कि सूक्ष्म 
लोकचारी जो कोई भी योगी या संन्‍्यासी इस शरीर में आ गया है उसे 
फिर वापम्न जाने नहीं दिया जायगा । जिस किसी भी उपाय से राजा 
को जीवित रखना ही पड़ेगा । 
मंत्री प्रवीण और चतुर बुद्धि का था। उसका विश्वास था कि 
दूसरे के शरीर में प्रवेश करने में समर्थ योगी का अपना शरीर निश्चय 
ही किसी एकांत स्थान में सुरक्षित है। खोज द्वारा उसे बाहर कर 
सबसे पहले उसे विनष्ट करना होगा, तभी राजा के दरीर में 
अवस्थित यह सूक्ष्म देहवाला साधक इस वत्तमान आधार को छोड़ 
नहीं सकेगा । 
चारों ओर कठोर आदेश दिया गया कि किसी योगी या संन्‍्यासी 
के शव को देखते ही उसे जला दिया जाय । 
राजा के अनुचरगण सब जगह खोजने निकले। शंकर के शिष्य- 
बड़े भयभीत हो गये । किसी प्रकार यदि वे गुरु के शरीर का पता पा 
जायेंगे तो देह रक्षा संभव नहीं। 
प्रधान शिष्य प्रपाद ने निश्चय किया कि और विलम्ब करना 
ठीक नहीं है। समय रहते ही आचाये को सावधान करना उचित है। 
भिक्षार्थी के रूप में कई गुरु-प्राताओं के साथ वे एक दिन राजा अमरुक 
के समीप उपस्थ्रित हुए । 
राज-देहधारी शंकर से उन्होंने निवेदन किया--"प्रभु ! राजा के 


ुलर दलों में विभक्त हो सभी स्थानों की खोज में निकले हैं। 
२०॥/१ 


श्प्र्ड भारत के महान साधक 


आपके परित्यक्त शरीर को देखते ही ये जबरदस्ती जलाकर फेंक देंगे । 
आप शीघ्र अपनी देह में वापस चले आवें।” 

शंकर का राज-देह में रहने का प्रयोजन भी पूरा हो चुका था। 
थोड़े ही समय में कामशास्त्र के सभी तत्त्वों को वह प्राप्त कर चुके थे। 
शिष्यों को आब्व्रस्त करते हुए उन्होंने कहा -“तुमलोग शीत्र ही 
पवेत-गुफा में वायस जाकर प्रतीक्षा करो। इस शरीर को अब मैं 
छोड़ दूंगा ।” 

किन्तु इधर जिस विपत्ति की आशंका की गई थो वही उपस्वित 
हुई। राज-सैन्य की एक टुकड़ी ने जंगल में संनन्‍्यासियों का अड्डु देख 
संदेह किया और खोजने पर गुफा में उन्होंने मृत शरीर खोज निकाला । 
सैन्य-दल को आते देखकर आचार्य के शिष्य घबड़ा उठे । कुछ भी हो 
जाय, वे सैन्य-दल को गुरु की देह छुने नहीं देंगे। 

घोर वितके और द्वन्द्व चल रहा था। इसी समय सहसा अचेतन 
देह में गतिविधि उत्पन्न होने लगी । यह लगा जैसे निद्वित व्यक्ति का 
स्वाभाविक जागरण हो । आचार शंकर घीरे-धीरे बिछावन पर उठ 
बेठे। इस अलौकिक दृश्य को देखकर राज्य सैनिक तो हतवाक्‌ हो 
गये । इसके बाद उसे छोड़कर जाने के अतिरिक्त उनके लिए दूसरा 
कोई उपाय नहीं रहा । शंकर के अपनी देह में वापस आने के साथ- 
साथ उसी दिन राजा अमरुक के जीवन का भी अस्त हो गया । 


आचार्य शंकर की यह अत्याइचर्यजनक योग-विभूति की कथा 
दावानल के सभान चारों ओर फैल गईं। माहिष्मती नगरी में भी 
इसने कम हलचल की सृष्टि नहीं की । 

शंकर इसवार अभिमान के साथ मंडन मिश्र के घर उपस्थित 
हुए। उभयभारतो देवी के साथ तक॑-युद्ध के लिए इसबार वे पूर्ण तैयार 
होकर भाये थे । 

मंडन-पत्नी को बड़ा भव हुआ। आचार्य शंकर काम-शास्त्र में 
सुपंडित होकर वापस आये थे । अब तो उनको हराना संभव नहीं । 


शंकराचार्य १३५ 


इसके आलावा अलौकिक शक्तिधर इस किशोर संन्यासी के स्वरूप को 
ससझना अब उसके लिए बाकी नहीं था। ईश्वर-प्रे रित युगाचार्य के 
रूप में उतका आविर्भाव हुआ था और सवेत्र अपराजेय थे, यह बात 
स्पष्ट हों गई। उभयभारती ने इसबार हाथ जोड़ कर अपनी 
हार मान ली। कहा जाता है-इसके कुछ समय बाद ही इस 
महीयसी महिला ने भी योगवल से क्षणिक देह का परित्याग करु 
दिया था। 

शंकर को गुरु रूप में वरण कर मंडन ने उनसे संन्यास-त्रत ग्रहण 
किया:। उनका नाम पड़ा सुरेह्वराचार्य। भारत के अन्यतम श्रेष्ठ 
वैदास्तिक के रूप में उनका अभ्युदय हुआ । 

मंडन मिश्र की इस पराजय और शिष्यत्व-ग्रहण का फल उस दिन 
सुदृरव्यापी हुए बिना नहीं रहा । केवल माहिष्मती ही नहीं, समस्त 
दाक्षिणत्य के पंडित समाज में अद्ैत वेदान्त का प्रभाव शीघ्र ही 
विस्तारित हो गया। वेद कर्मकांड के बदले ज्ञानमार्गी शास्त्र और 
साधना की धारा नवीन रूप से प्रवाहित हो उठी । 

अद्गैतवाद के प्रचार के लिए शंकर ने इस समय नासिक और 
पंढग्पुर अंचल का परिभ्रमण किया। पश्चात्‌ दिग्विजयी आचार्य के 
रूप में श्रीशैल पर आकर वे उपनीत हुए। पुष्यतोया कृष्णा और 
तु गभद्वा के संगम स्थल के एक दौल की चोटी पर एक जाग्रत शिव- 
लिग विराज रहा था। पौराणिक काल से ही इसकी प्रसिद्धि मल्लि- 
काजु न नाम से है। इसी शिला प्रतीक को केन्द्र बनाकर अनेक शाक्त, 
शैव और कापालिक साधक यहाँ तपस्यारत रहते थे। शक्तिघर 
आचार्य शंकर के सामते इनमें से अनेक को अपनी हीनता स्वीकार 
करनी पड़ी । 

उम्रभेरव नामक एक प्रवीण कापालिक यहाँ साधना करते थे। 
इस क्षेत्र में उनके शिष्यों और अनुचरों की संख्या कम नहीं थी। 
शंकर के वेदान्तवाद के वह घोर विशेधी थे। उसके अलावा इस 
तरुण आचार्य के प्रभाव की प्रतिपत्ति भी उन्हें असह्य मालूम होती 


१५६ भारत के महान साधक 


थी। उसप्रमैरव के अनुयायी एक राजा के निकट ही रहते थे । उनका 
नाम क्रकच था। दोनों ने मिलकर पड्यंत्र किया--शंकर की हत्या 
करके मन की ज्वाला शान्त करेंगे। साथ ही साथ अद्वतवाद का 
मूलोच्छेदन भी हो जायगा | 

एकान्त रैलशिखर पर वैठकर शंकर ने उस दिन अपने सभी 
सांध्यकर्म समाप्त कर लिये थे। क्रक्रच द्वारा प्रेरित आततायियों के 
एक दल ने इनपर सहसा आक्रमण कर दिया । उसके वाद बन्दी बना 
कर सुदूर-स्थित एक पर्वत-गुफा में वे इन्हें ले गये । 

अमावस्या का दुर्भे्य अंधकार ! कापालिकों के अनुचरों के हाथों 
में मशाल और शस्त्र; प्रेतों के एक समूह के समान उनलोगों ने आचार्य 
को घेर रखा था। गुफा के भीतर महाभैरव का विग्रह विराजित था। 
इसी पीठ-स्थान में आचार्य की वलि देकर आज वे लोग प्रतिहिसा को 
वासना को शान्‍्त करेंगे। ध्यान में आँख वन्द किये निःस्पन्दभाव से 
आचार बेठे थे। राग-भय-क्रोध से रहित महात्मा ने इस ओर ध्यान 
तक नहीं दिया | 

इधर शंकर के शिष्यगण बड़े चिन्ताकुल हो गये थे। रात काफी 
बीत चुकी थी परन्तु अभी तक आचार्य को किसी ने नहीं देखा । किसी 
एकान्त में क्‍या वह ध्यान मग्न हैं? अथवा उस नई जगह में किसी 
विपत्ति में पड़ गये हैं यह कौन बताये ? 

कुटी के एक किनारे शिष्य पद्मपाद बहुत समय से ध्यान मग्न थे। 
सहसा उनका ध्यान टूट गया और एक आश्चर्यजनक दिव्य आवेश 
दृष्टिगत हुआ। तेजोदीप्त कण्ठ द्वारा प्रचंड हुंकार करके वे बाहर आ 
गये। साथ आचार्य के शिष्य ओर सभी अनुयायी उनके पीछे-पीछे 


चलने लगे। हि हे 
अनेक दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार कर सभी मैरव गुफा के पास 


पहुँचे। इसी बीच आचार्य की हत्या के सभी आयोजन आदतायी पूरा 
कर चुके थे। इसबार सभी शिप्परों ने मिलकर अप्रत्याशित रूप से 
उनपर आक्रमण कर दिया । 

पद्मपाद एक हुंकार भरकर क्षण भर में कापालिकों के बीच कद 


शंकराचार्य १५७ 


पड़े । सामने ही एक सिदूर-चचित बड़ी तलवार सुरक्षित पड़ी थी। 
शंकर के वध के लिए ही यह लाकर रखी गई थी। पद्मपाद ने इस 
तलवार को कापालिकों के गुरु के गले पर जोर से चला दिया। उम्र- 
भैरव छिन्नमस्तक हो भूमिपर गिरे पड़ं। उनके अनुयायी आक्रमण के 
डर से भाग खड़े हुए। 

पद्मआद की उस दिन वाली भावोन्‍्मत्तता देखकर सभी आइचये- 
चकित हो उठे । बाद में सुना गया कि अपने साधना-जीवन के प्रारम्भ 
में ही वह एकबार नृसिहदेव की आराधना में रत हुए थे। शीघ्र ही 
उन्हें सिद्धिलाभ भी हुआ था । इसी समय उन्होंने वर प्राप्त किया था 
कि जिप्त किसो संकट में वे पड़ेंगे नुसिहदेव उनके रक्षक के रूप में उनके 
आगे उपस्थित होंगे। गुरुदेव के संकट के समय इसीसे उनमें नृसिहदेव 
का आवेश हुआ था। 

अपने शिष्यों और पार्षदों के साथ शंकर गोकर्ण पहुँचे । नीलकण्ठ 
नाम के विल्यात दौव पडित यहीं रहते थे । इनको वेदांतमत में लाकर 


वह मौनांविका नामक शर्क्तिपीठ में उपनीत हुए । हि 
इस समय किसी भी अंचल में आचार्य के पहुँचने के पहले ही 


उनकी ख्याति पहुँच जाती थी । इसवार भी ऐसा ही हुआ। 

देवी-विग्रह के दर्शन के पश्चात्‌ शंकर मंदिर से बाहर निकल रहे 
थे। सहसा उन्होंने देखा, निकट ही एक द्वरिद ब्राह्मण और उन्तकी 
स्त्री दोनों अधीर भाव से रो रहे हैं। उनके सामने कुछ ही समय 
पहले एक मृत बच्चा पड़ा था। उनका वह एक मात्र पुत्र था--सर्वस्व- 
घन था। दोनों शोक से एकदम पागल्ल हो गये थे। 

शंकर की अलौकिक शक्ति की कहानी उनके कानों तक पहुँच चुकी 
थी। वह आज दर्शनार्थ मंदिर में आनेवाले थे। अतः वे दोनों-स्वामी 
और स्त्री अपने पुत्र को गोद में लेकर वहाँ उपस्थित हुए। 
आचार्य के चरणों पर लेट कर उलल्लोगों ने मर्मभेदी आत्तेन।द करना 
प्रारम्भ किया। 

महापुरुष का हृदय पिघल गया और साथ ही उनके करुणाघन 


श्श्८ भारत के महान साधक 


रूप का आत्मप्रकाश हुआ। देवी के हाथ की माला उन्होंने मृत 
बालक के सिर पर स्थापित कर दी । क्षणमात्र में वहाँ एक अलौकिक 
दृश्य उद्घाटित हुआ। मृत बालक के नयन-पल्‍ललव और अधरोष्ठ 
काँपने लगे। सारी देह धीरे-धीरे स्पन्दित होने लगी। उसके द्वारा 
प्राण-प्राप्ति के साथ ही समवेत जन-समूह ने जयध्वनि की। आचार्य ने 
इसके बाद अपने शिष्यों के साथ शीघ्र ही इस पीठ-स्थान का परित्याग 
कर दिया । 
विराट्‌ ईइवरीय-कर्म के गुरु भार को अपने ऊपर लेकर शंकर को 
एक विस्तृत मार्ग पार करना होगा। लेकिन उनका जीवन अल्पायु 
था। उनके पास समय बहुत कम था। इसीसे इस समय उनके 
कर्मक्षेत्र में बार-बार बुद्धि, विद्गत्ता और योग विभूति का एक सम्मिलित 
प्रकाश दीख पड़ रहा था। जब जिस स्थान पर वे गये, वहीं पर 
उन्होंने अल्पकाल में विशिष्ट साधक आचार्यो को अपनी ओर आक्रृष्ट 
कर लिया। लौकिक और अलौकिक उभय शक्तियों द्वारा 8नलोगों को 
अपने अधीन कर लिया । 
आचार्य के वेदांत मत की यह विराट प्रतिष्ठा उन दिनों कंवल 
विजयी के रथचक्र की गति का परिणाम नहीं थी। परिक्रमा के मार्ग 
में उन्होंने नई-तनई प्रतिभाओं का आविष्कार भी किया। अलौकिक 
शक्ति के बल से उन्हें वे अपनी छत्र-छाया में ले अ.ये थे। वेदांतवाद ने 
अनेक दिग्पालों की सृष्टि की थी। उनके सम्पूर्ण अध्यात्मकर्म में सृजन- 
प्रतिभा और संगठन का आइचर्यंजनक समन्वय दीख पड़ा। 
श्रीवली के जनसाधारण के बीच उन दिनों एक हलचल मच गई 
थी। आचार्य शंकर अपनी दिग्विजयी सेना लेकर वहाँ उपस्थित हुए 
थे। प्राचीन साधक और शास्त्रज्ञों के बीच भी उतके इस आगमन से 
काफी हलचल फैल गई । 
पंडित प्रभाकर वहाँ के प्रतापी आचार्य थे। प्रतिष्ठा और समृद्धि 
दोनों ही उनके पास पर्याप्त थी, परन्तु मन में थोड़ा भी सुल्ल नहीं था 
पंडित का एकमात्र पुत्र मुख था। बुद्धि और मननशीलता का तो 
उसमें चिह्न भी नहीं था। किसी भी समय उसमें वाणी की तीब्रता 


शंकराचाय श्र 


सुनो नहीं गई थी। वह जैसे मनुष्य नहीं था-वह कैवल मौन 
मांसपिण्ड जैसा था। इस वालक के दु:ख.-से पंडित और उनकी स्त्री 
के जीवन से हास्य और आनंद सदा के लिए विलुप्त हो गये थे । 

शकर की महिमा और योग-ऐड्वयं की कथा प्रभाकर ने सुनी 
थी। उन्होंने सोचा कि पुत्र को |मरोग करने के लिए एक बार इनके 
पास अंतिम चेष्टा करके देखना चाहिए। अपने पुत्र को गुरु के चरणों 
पर रखकर अश्रु रुद्ध कंठ से निवेदन किया--“प्रभु ! एक धार देखिये, 
अभागे पुत्र की क्या अवर्णनीय दुर्दशा है। इसको लेकर मैं और मेरी 
स्त्री जीवन-मृत की तरह समय बिता रहे हैं। आप एक वार हपा करें। 
सुनताहूँ, आपके चरण का आश्रय पाकर मृत आदमी में प्राण भी 
वाग्स आ गये हैं, तब हमारे इस पुत्र में क्या वाणी की स्फूतत और 
ज्ञान का जन्म भी नहीं होगा । 

बालक जड़पिंड की तरह वागीहीन और स्थिर था। शंकर के 
चरणतल्ञ में बैठकर वह उदास दृष्टि से उन्हें देख रहा था। पंडित 
प्रभाकर धन्य भाव से बार-बार विनती प्रकट कर रहे थे । 

पिता के अनुरोध ने आचार्य के अंतर का स्पर्श किया। करुणा 
से भरे स्त्रर में इस वार उन्होंने वालक से पूछा, “वत्स ! मुझसे कहो 
ता तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो? ओर कहाँ चले जाओगे ? 
इस जगत में तुम्हारी कांक्षित वस्तु क्या है ?” 

सहसा उस जड़पिड में यहू अलौकिक परिवर्त्तन कैसा ? आइचये 
के साथ देखी गई उसमें चैतन्य को एक विद्युत झलक। दो नेत्र एक 
वार ही चमक उठे। मुहूर्त मात्र में वह वाणीहीन बालक वाणीयुक्‍त 
हो गया । जैसे आज आपूर्व देवी शक्ति उद्दीप्त हो गई हो। उसके 
मुख से अबाध धारा में संस्कृत इलोकों की राशि निकलने लगी । उसके 
उच्चारण की भंगिमा जैसी थी वैसी ही उसमें भावना की गंभीरता 
और भाषा की ध्यंजना भी थी । 

बालक के पिता प्रभाकर और उपस्थित दर्शनार्थीगण अद्भुत्‌ 
दृदय को देखकर सहसा अवाक्‌ हो गये । केवल इतना ही नहीं, 


१६० भारत के महान साधक 


पद्मपाद और सुरेइ्वराचार्य आदि शंकर के दिग्पाल शिष्यों का 
विस्मय भी चरम सीमा पर पहुँच गया था। ये स्तोत्र आइचर्यजनक 
और अनुपमेय थे । आत्मस्वर्प का उद्घाटन करने वाली ऐसी 
विवेचना पहले उन्होंने कभी नहीं सुनी थी । 

भाव-गंभीर कंठ से शंकर ने अपने शिष्यों से कहा -“तुगलोग 
सुन लो, ये हैं 'हस्तामलऊ स्तोत्र । इनके गंभोर अर्थ की उ।लब्धि 
करने पर साधकों के लिए आत्मज्ञान का उदित होना सहज साध्य 
है। हाथ में रखे आँवला के फल की तरह वह उनके अश्रोन हो जाता 
है | तुम सब चैतन्यमय इन स्तोत्रों का रोज अभ्यास करोगे ।” 

पुत्र में यह अप्रत्याशित रूपांतर कैसे ? पंडित प्रभाकर भावावेग में 
अपने को भूल गये। उनके दोनों नेत्रों से आनन्द के आँसू झरने 
लगे। शंकर कहने लगे-पंडित ! आपका यह पुत्र सामान्य नही, अप्ता- 
मान्य है। जड़पिंड नहीं चेतन्य पुज है, इसके भीतर आज आत्तमज्ञान 
का आलोक सहसा स्फुटित हो गया है। वास्तव में यह एक असाधारण 
महापुरुष है। ओर सुनिये, संसार में बँधने वाला मनुष्य यह नहीं 
है। आपके क्िसो मतलब का यह कभी होगा भी नहीं । इसको हमारे 
अधीन करना ही होगा । आज से मैंने इसका भार ग्रहण किया ।” 

पंडित प्रभाकर की आँखों में फिर अश्ुधारा दिखाई पड़ा। इस 
बार आनंद के नही, दुःख के आँसू थे। पुत्र की स्वाभाविक अवस्था में 
वापस आ जाने के वाद फिर उसे खोने के कारण यह उनका ऋन्‍्दन था । 

शंकर के द्वारा आविष्कृत यह ज्ञानी बालक-शिष्य इसके बाद 
उनके पास ही रह गया । संन्यासकी दीक्षा लेने के बाद इनका नया 
नाम पड़ा हस्तामलक-आचार्य । परदुमपाद और सुरेश्वराचार्य के 
समान ही शंकर की मंडली में इनकी मर्यादा असामान्य थी । 

घूमते-घूमते आचाये एक बार श्रुगेरी आये। यह अंचल पौराणिक 
ऋषि विभांडक और ऋष्यश्रूंग की तपस्या से पवित्र थी | एक समय 
शंक्र की इच्छा थी कि यहाँ एक आश्रम स्थापित करेंगे। इस स्थान 


शंकराचार्य १६१ 
के मनोर॒भ परिवेश को देखकर उनके अन्तरंग शिष्य भी इस 
विषय में उत्साहित हो उठे। कर्णाठक के राजा सुधन्वा ने इस समय 
आचाये के चरणों में आत्म समर्पण किया। उनके तथा अन्यान्य 
शिष्यों के उत्साह से प्रतिष्ठित हुआ सुप्रसिद्ध श्वगेरी मठ। आचार्य 
ने इसके बाद यहीं महा समारोह के साथ शारदा देवी के विग्रह को 
प्रतिष्ठित किया था । 


इस मठ में शंकर अधिक समय तक रहे और बहुत से ग्रन्थ 
उन्होंने यहाँ रचे। श्ञास्त्राछोचन और साध्य-साधन के निर्णय में 
आचाय॑ प्रतिदिन उद्दीपित होने लगे और अमूल्य तत्वराशि उनके 
श्रीमुख से निकनने लगी। उत्साही और सुपंडित शिष्यगण उसी 
समय उन सब को लिपिबद्ध कर लिया करते थे । 


श्रृगेरी पर आचार्य के अवस्थान ने शिष्यों के लिए गुरु के 
निकट रहने का एक सुन्दर अवसर ला दिया। अन्तरंगता और 
व्यक्तित्व के स्पर्श से सभी इस समय परम उपकृत हुए। गुरु-कृपा के 
अमृत-सिंचन से धीरे-घोरे वे रूपांतरित हो उठे। 


पयेटन, तकंयुद्ध और संगठन-कर्म को व्यस्तता के कारण शंकर 
के जीवन में विश्राम का अवकाश कम ही मिलता था। किन्तु अपनी 
इस व्यस्तता के बीच भी अपने घनिष्ठ शिष्य के अन्तर्लोक में उत्पन्न 
छोटी-से-छोटी बात से भी वे अपरिचित नदीं रहते थे। सदा सतके 
दृष्टि से वे अपने आश्रितों की साधना और सिद्धि का नियंत्रण करते 
रहते थे। उनके भीतर के अहंबोध का सूक्ष्मतम आवरण भी सर्वेज्ञ 
आचार्य की दृष्टि से ओझल नहीं हो पाता था। 


उच्चकोटि के शिष्यों की शिक्षा के लिये; उनके सूक्ष्म आत्मा- 
भिमान को मृत करने के लिए आचार्य ने अपने झ् गेरी के निवास- 
काल में एक दिन एक अलौकिक योग-विभूति का प्रदर्शन किया । 

गिरि नाम के एक निरक्षर शिष्य को वे बहुत प्यार करते थे। 
सेवा, भक्तिपरायणता, और साधन-निष्ठा की दृष्टि से गिरि की 
तुलना विरल थी, परन्तु उसको शास्त्रज्ञान थोड़ा भी नहीं था। फिर 


२१/१ 


१६२ भारत के महान साधक 


भी अपनी दीनता और त्रूटि के कारण उसके चेहरे पर कभी भी 
परेशानी नहीं देखी गई । 

शिष्यों और भक्तों के निकट शंकर अनेक समय उत्साह के साथ 
नाना दुरूह तत्वों की व्याख्या किया करते और अपने सम्पूर्ण मन- 
प्राण से उनकी वणी सुनते। परन्तु गिरि इन सभी विषयों से 
एकदम निस्प्रह थे। उनमें न तो कोई उत्सुकता थी और न कोई 
प्रथ्तन ही। विचार-वितर्क के अरण्प में प्रवेश न करके गुरुसेवा और 
गुरु की कृपा के ऊपर ही वह बराबर निर्भर रहा करते थे। गुरु- 
सेवा ही सभी विद्धा और सभी सिद्धियों की जड़ है- यह उनकी 
उपलब्धि थी । 

आचार्य द्वारा शास्त्र-व्याख्या के समय निरक्षर गिरि का देतनिक 
कार्य था-- एक किनारे हाथ जोड़कर वेठे रहना। झास्त्र का एक अक्षर 
भी वह नहीं समझते थे ।--समझना चाहते भी नहीं थे। किन्तु गुरु 
के अमृत-भाषण को कान से सुने बिना उनका एक भी दिन 
नहीं बीतता था । 

उस दिन एक गुरुत्वपूर्ण तत्व को व्याख्या की जानेबाली थी। 
उत्कंठित शिष्यगण मौन भाव से बेठे थे। परन्तु गुरुदेव पुस्तक का 

वन्धन खोल ही नहीं रहे थे। वह किसकी राह देख रहे थे ? सभी 

एक दूसरे का केवल मुख देख रहे थे और मन में अनेक बातें 
सोच रहे थे । 

कुछ क्षणों के उपरान्त प्मपाद ने साहस करके कहा- ' प्रभ ! 
हम सभी उपस्थित हैं। अब शास्त्र की व्याख्या प्रारम्भ की 
जा सकती है।' 

शंकर ने स्थिर स्वर में कहा--“देख रहा हूँ तुम सभी वत्तमान 
हो। परन्तु गिरि कहाँ हैं ? उसे तो देख नहीं रहा हे ?” 

सभी मौन ! सेवक शिष्य गिरि की खोज करने पर देखा गया 
कि निकट ही नदीधारा में गुरुवेव के ऊरी वस्त्र ओर कमंडलु आदि 


को वह धो रहा था। उसके भाने में कुछ देरी होगी । 
परन्तु आचार्य निश्चल भाव से बैठे रहे। पुस्तक खोलने की 


कोई चेष्टा नहीं । 


शंकराचाय श्ध्३ 


पद्मपाद अपना कौतूहल अधिक छिंगा नहीं सके । उन्होंने प्रश्न 
कर हूं दिया, ' प्रभु! गिरि तो एकदम निरक्षर है। आज के इस दुरूह 
शास्त्र-तत्व के मर्स को समझने में क्या वह समर्भ होगा ?”' 


54 


आचार्य ने स्वाभाविक उत्तर टाल दिया, केवल मधुर स्वर में 
बोले -- “उसके लिए तो हमलोंगों को प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। वह 
अत्यंत श्रद्धा से एक कोने में वेठकर प्रतिदिन हमलोगों को आलोचना 
सुना करता है ।” 


निदिष्ट काये के समाप्त होने पर गुर के सामने गिरि हाथ जोड़ 
कर आ खड़े हुए। स्मित हास्य से शंकर ने उन्हें आदेश दिया रोज 
हो तो तुम श्ञास्त्र-पाठ और व्याख्या सुनते हो। आज तुम ही हम- 
लोगों को कुछ इलोक सुना दो। खुद हो रचना कर तुम यहीं बैठकर 
उनकी आवृत्ति करो। 

यह कैसी आश्चर्यजनक वात ! जिसका अक्षर से भी परिचय नहीं 
है वह संस्कृत में इलोकों की रचना कैसे करेगा ? गुरुदेव यह क्या 
कह रहे हैं ? 

सभी मौत बंठे हैं। गिरि के दोनों नेत्र भावावेरा में निमीलित 
हैं। ज्ञीघत्र ही आचार्य के सामने करबद्ध होकर वह अपूर्व इलोक-राशि 
का उच्चारण करने लगें। अवाध भाव से तोटक छन्द में गुम्फित गुरु 
माहात्य बोधक सद्यः रचित स्ताोत्रों का वह पाठ करने लगे। भक्त के 
प्राणों की अभिलाषा प्राणवन्‍्त और अचुयम वाकक्‍्य-विभूति से ऐडवर्य- 
मय--हो उठी। 


इले,कों को सुनकर लब्धश्रतिष्ठ शिष्यों के विस्मय की सीमा 
नहीं रही । उसलोगों ते समझा कि सर्वशक्तिमान ग्रुरुकी कृपा से 
गिरि को आज सभी विद्यायें और सभी अभिलषित चीजें आप्त हो 
गई हैं। नत्र स्फुरित वेदोज्ज्वला बुद्धि को प्रभा से आज उस जैसे मूर्ख 
की हृदय-कंदरा भी प्रकाशित हो गई है। 

इस अलौकिक लीला के द्वारा शंकर ने अपमे शिष्यों के बीच गुरु 


भक्ति के माहात्म्य को प्रकट किया। बशस्वी शिष्यों के सूक्ष्म विद्याभि- 
मान के मूल में उस दिन एक जवरदंस्त आघात पड़े नहीं रहा । 


१६४ भारत के भहान साधक 


संन्यास की दोक्षा लेने के बाद शंकर के इस सेवक शिष्य गिरि 
का नाम हुआ तोटकाच।यं। महाज्ञानों साधक के रूप में सस्पूर्ण 
भारत के वेदांती समाज में वह प्रसिद्ध हो गये । 
श्रूंगेरी में बठकर शंकर उन दिनों अध्यापव में रत थे। सहसा 
विस्मित हो उठे। यह कैसी विचित्र अनुभूति ! जिह्ना को बार-बार 
मातृ-स्तन्‍्य के स्वाद को अनुभूति क्‍यों हो रही है? 
ध्यानस्थ होकर उन्होंने अनुभव किया,यह्‌ उनकी माता के आह्वान 
को प्रतिक्रिया है। वे अंतिम शय्यापर पड़ो थीं। संन्यासी पुत्र को 
एक वार विना देखे शांतिपूर्वक वह मर नहीं पा रही थीं। 
शंकर के मन में यह बात आई। वाल्यकाल में उन्होंने माता को 
विश्वास दिलाया था कि अंतिम स्वांस त्याग के समय वह उनके 
चरणों में उपस्थित हो जायँंगे। जहाँ कहीं भी वे रहेंगे, काछाडी की 
क्षुद्र कुटिया में उपस्थित होने में उनसे भूल नहीं होगी । 
कितु समय अत्यल्प। शीघ्र नहीं पहुँचने से, हो सकता है माता 
से सदा से लिए भेंट नहों। कहा जाता है कि योगव्रल से उन्होंने 
लंबी राह तय कर ली और शीघ्र ही माता के निकट उपस्थित हो गये । 
२४ वर्षों की लंबी अवधि के उपरान्त माता-पुत्र का यह मिलन 
था। मृत्यु-पथ की यात्री विशिष्टा देवी के कपोल से आनंदाश्रु गिरने 
लगे । उनका अंतिम क्षण उपस्थित हो गया । अब जरा भी देरी नहीं थी। 
अंतिम समय माता के सिराहने में वठकर पुत्र भगवत्‌-महिमा 
का गान करने लगे। अद्व त-ब्रह्मात्मवादी आचार्य के कंठ से सगुण 
ब्रह्म की अपूर्व स्तुति का गान सुना गया। उनके भाव-गंभीर स्वर में 
स्वर मिलाकर माता ने अपना अंतिम निवेदन प्रस्तुत किया। उसके 
बाद हमेशा के लिए उन्होंने बपनी आँखें बन्द कर लीं। 
उनके नातेदार शंकर की ज्ञानमार्गी साधना के विरोधी थे। इसके 
पूर्व ही उनलोगों ने आचार्य को समाजच्युत कर दिया था। कुचत्रियों 
के एक दल ने इस बार सुन्दर अवसर समझ कर उनके विरुद्ध सबों 


शंकराचार्य १६०५ 


को उत्तेजित किया। पूर्ण वहिस्कार और अपमान प्रारम्भ हुआ। 
वृद्ध माता के श्राद्ध कर्म के लिए किसी भी व्यक्ति की सहायता इस 
समय उन्हें नहीं मिली । 

सभी संस्कारों से मुक्त संन्यासी के जीवन में इस बार मातृ- 
भक्ति का चरम रुप साकार हो उठा। माता का दाह-संस्कार शंकर 
ने केवल अपने हाथों से किया और किसी भी पारलोकिक अनुष्ठान 
में उन्होंने कमी नहीं की। कालाडी आकर अपनी माँ को दिये 


वचन का उन्होंने उस दिन पालन कर लिया । 

इसके ब।द शंकर सदा के लिए वेदान्त-धर्म के प्रचार को बाहर 
निक> पड़े। अलौकिक प्रतिभा और योग-सिद्धि की साकार प्रतिमा 
थे यह तव्ण आचाये। अनुगामी शिष्यों के त्याग, वेराग्य ओर 
ज्ञानेदवर्य की सीमा नहीं थी। बुद्धि, व्यक्तित्व और नेतृत्व की 
शक्ति के क्षत्र में वे एक--एक दिग्पाल थे। अपनी इस संगठित 
मंडली को लेकर आचार्य जब जहाँ उपस्थित होते थे, उच्च कोटि के 
साधक और पंडितों का दल उनके सिद्धान्त को स्वीकार कर लेता 
था मंत्र मुग्ध के समान सिर झुका देता था। 

वौद्ध सिद्धान्त की धारा उन दिनों भारतभूमि में अत्यन्त दुबंल 
पड़ गई थी। शंकर के अद्व त-वेदान्तवाद ने इसपर अन्तिम प्रहार 
किया। वैदिक कर्म-कांड के प्रचार के माध्यम से समाज के जीवन 
में इस समय अनेक बेकार वाह्म अनुष्ठानों और अनाचारों का प्रवेश 
हो गया था। चारों ओर कुसंस्कार पुजीभूत था। अध्यात्म-आदर्श 
से गिरकर मनुष्य ने अपनी दिशा भुला दी थी। शंकर के शुद्धाद त- 
ज्ञान की स्तिग्ध निर्मल धारा ने समसामयिक समाज को समस्त 
गंदगी को धोकर साफ कर दिया। ज्ञान-साधना की वाणी के बीच 
उन्होंने एक ओर आत्म -तत्व का विचार और दूसरी ओर त्याग- 
वेराग्य तथा पवित्रता का नवीन आदर्श जनजीवन के सामने स्थापित 
किया। इस देश के अध्यात्म-समाज में उन्होंने पुनर्जीवन के दर्शन 
कराये। तीर्थांचल नगर और गाँव में नवीन प्राण का स्पन्दन जाग्रत 
हो उठा। एक सावंभोम धर्मनायक के रूप में, युगाचायं के रूप में, 
यह तरुण वेदान्तवादी संन्‍्यासी सम्पूर्ण भारत में प्रद्यात हो उठा। 


१६९५६ भारत के महान साधक 


बदरीधाम से रामेश्वर, द्वारका से कामाख्या तक के अध्यात्म- 
साधना के सभी केन्द्रों ने हंंकर को प्रेरित पुरुष के रुप में स्वोकार 
कर लिया था। उनके व्यक्तित्व और आदर्श केद्वारा वे प्रभावित 
हो गये थे । 

शंकर के महाजीवन में लोकोत्तर बुद्धि और साधना-शक्ति - के 
साथ अपूर्व संगठन-प्रतिभा और कमं-कुशलूता का संयोग हुआ था । 
सुसम्बद्ध मंडली, मठ-स्थापन, और दसनामी संनन्‍्यासियों के पुतग-- 
ठन-कार्य में उनकी विशेषता का परिचय आज भी मिलेगा । 

भारत के चार प्रान्तों-विष्णु के चार धामों में शंकर ने अपने 
अध्यात्म-केधद्रों की स्थापना कौ। एक के बाद एक प्रतिष्ठित हुआ-- 
दारका का शारदा मठ, पुरी का गोवद्ध न मठ, ज्योतिर्धाम का 
जोशीमठ और रामेश्वर का श्ूगेरी मठ। आचार्य के स्वनामधन्य 
शिष्यगण -सुरेशवर, पद्मपाद, तोटक और र#स्तामलक ने क्रमश: इन 
सबों के उत्तरदायित्व-भार को ग्रहण किया । 

गिरि-पुरो-भमारती आदि दसनामी सन्यासियों को इस नव-- 
निर्मित मठों के अधीन लाकर आचार्य ने उन सबों को संगठित 
ओर श्खलाबद्ध कर दिया! उनकी इस संस्कार-व्यवस्था ने उन 
दिनों केवल संन्यास्त-आश्रम की ही शक्ति - वृद्धि नहीं की, वल्कि 
भारत के प्राचीन साम्राजिक जीवन के सामने इसने एक परम 
कल्याणमय जादर्श उपस्थित किया। 

कई वर्षों की परिक्रमा और आलस्यहीन कर्मसाधना के दाद 
आचाय॑ इसवार उत्तराखण्ड वाइस आये हैं। गुरुदेव के आदिंष्ट 
काय को उन्होंने समाप्त कर लिया है। वेसेही कम का ब्रत भी प्राय: 
यमाप्त हो चक्रा है। वेदान्त की भावधारा आज दिर्देशों में प्रचा- 
रित है। अद्व त-ब्रह्म ज्ञान की पताका समग्र भारत म॑ उड़ रही है । 

ध्यान-गंभीर हिमाद्रवि की गोद में इस वार युगाचाय शंकर क॑ 
विर विश्वाम की बारी है। प्रतोक्षित महालग्न का समय भी एक दिन 
उपस्थित हो गया। देवाधिदेव महेश्वर की आराधना में उन्होंने 
एक सुललित स्तवगाथा का निर्माण किया। उसके बाद अंतिम 
आराधना और अध्ये"निवेदत कर वे समाधिस्थ हो गये । 


शंकराचार्य १६७ 


सामने सीमाहीन आकाश का विस्तार। रजत-शुशञ्र हिमालय 
पहाड़ की चोटी, महामौन-स्वरूप सें अवस्थित । अतरंग शिष्य 
आचाग को चारों ओर से घेर कर बेठे हैं। शंका से 'उनके हृदय 
काँप रहे हैं। किसी को यह समझना शेष नहीं कि आचार्य की यह 
समाधि अब्र टूटने वाली नहीं थी। आसन्‍्न महा विरह की बात का 
संकेत कुछ दिन पहले ही उन्होंने दे दिया था। 
आत्ज्ञानी महासाधक ने आत्म-पूजा की आखिरी आरती पूरी 
कर सदा के लिए क्षणिक देह का परित्याग कर दिया। शिष्यों 
के कानों में उस समय झंकृत हो उठी आचार देव के द्वारा ही रचित 
आत्म-दर्शव की महावाणी-- 
कि करोमि कूव गच्छामि 
कि गृह णामि त्यजामि किम्‌ । 
आत्मना पूरितं सर्वम्‌ 
महाकल्पांबुना यथा ॥ 
ओहो, महाप्रलय के जलोच्छवास द्वारा जैसे समग्र संसार व्याप्त 
रहता है, वैसे ही आत्मा से सारा विश्व आच्छादित है। इसलिए 
इस संसार में मुझे क्‍या करना है, मैं कहाँ जाऊंगा, कौन वस्तु लू 
ओर किस वस्तु का मैं परित्याग करूँ ? 


इराक: अक कला: १० 


भकक्‍त दादू 


प्रीष्म की गिरती हुई बेला। सारा आकाश मेघाच्छन्न हो रहा 
है। फिर, हवा के झोंके के साथ वृष्टि भी प्रायः आ ही पड़ी । अहम- 
दाबाद के उपकंठ में चमारों के मुहल्ले के पास से साधक कमाल 
द्रतगति से चले जा रहे हैं। आज की इस वर्षा को टालना बड़ा 
कठिन है। दो-एक बूंद जल देह पर पड़ते ही वह एक छोटे से गृह 
के सम्मुख थम गये । वृष्टि इतनी ज्यादा नहीं थी इसलिए बरामदे में न 
जाकर वह -छाजन के तले ही खड़े रहे। गृह के भीतर एक मोची 
अपने काये में बहुत व्यस्त है। पानी ढोने के मशक की सिलाई कर 
बह अपनी जीविका अजित करता है। कमाल ने विचार किया; 
कुटीर के भीतर घुसकर क्‍यों इस गरीब को व्यर्थ व्यस्त कह ? इस 
गरीब के अर्थाज न में क्यों बाधा दूँ ? 

क्ितु चर्मकार ने ताड़ लिया कि दरवाजे पर एक आगंतुक खड़ा 
है; झड़ और बाइल में वह आश्रय खोज रहा है। व्यध्त्त भाव से 
बाहर आ, सलाम कर उसने कहा, “बाबा, यह घर एक गरीब 
चमार का है--क्या इसीलिए आप भीतर कने में संकोच कर रहें 
हैं ?” “नहीं भाई, ऐस्ती बात नहीं। मैं तो दीनदयाल हरि का एक 
दीन दास मात्र हूँ। मुझे क्‍या कहीं अभिमान शोभा देता है? सोच 
रहा था, तुम्हारे काम में कहीं बाधा न पड़े और तुम्हारी मजूरी कम 
न हो जाय ।” 

मोची भी यों छोड़ने वाला नहीं । अभिवंदना कर कमाल से वह 
बार-बार भीतर आने का अनुरोध करने लगा। लाचार हो उन्हें 
गृहस्वामी के साथ भीतर आना पड़ा। एक टुकड़ा मलिन चमड़ा 
२२/१ 


१७० भारत के महार सावक 


झाड़कर गृहस्वामी ने उसे अपने विद्धिष्ट अतिथि को बंठदे के लिए 
दिया। कितु यह क्‍या अद्भुत व्यापार ! आगंतुक उस आसन पर 
बेठते ही ऐसे व्याकुल भाव से रोने क्‍यों लगे ? दोनों हाथ अंजलि- 
बद्ध हैं - अद्ध निगीलित नयन-युगल से अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित 
हो रही है। चमंकार शंकित हो करुण कंठ से कहने लगा, “ वावा मैंने 
जानबूझ कर आपके मन पर आघात नहीं किया। इस गरीब-खाने 
में चमड़े के टुकड़े को छोड़ आसन देने लायक और कुछ है ही नहीं ।” 

कमाल ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, * नहीं भाई, यह नहीं। तुमने 
चमड़ें का आसन दिया है, इसके लिए मेरा यह रोना नहों है। 
तुम्हें देख मेरी दृष्टि आज अपने हृदय के भोतर पड़ी और इसी कारण 
से यह अश्रु-राशि निकल पड़ी है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है-- 
सरल प्राण और सच्चे प्रेम से उप्ते ही तो तुमने मेरे लिए बिछा दिया 
है। अपने अंतस्तल में व्यान कर मैंने देखा-इतना सहज इतना 
स्वाभाविक तो मैं अंजतक भी नहीं हो पाया। आज के दिन मैं तुम्हारे 
छाजन तल में खड़ा था, मेरे प्राण-प्रभु भी इसी भाव से रोज इस 
जीवन के द्वार पर खड़े रहते हैं और रोज ही वह व्यथात्र अंतर 
से लौट--लौट जाते हैं। जो कुछ भी सामान्य वस्तु मेरे पास है, उसे 
तो मैं इस तरह सहज-भाव में नम्नर और निरभिमान होकर उनके 
सम्मुख बिछा नहीं पाता हूँ। अहंकार की कितनी सूक्ष्म ग्रथियाँ 
जड़ी हुई हैं मेरे इस जीवन में, साधना में ! इसीसे तो मेरे प्रम-भिखारी 
प्रभ वार-बार लौट जाते हैं। अपने ही दोप से उन्हें इस रीति से 
लोटा देता हूँ। इन्हीं बातों की याद आने से तो आज वेदना के 
अश्रु झर रहे हैं।” 

सरल प्राण, निरक्षर चमंकार ने साधक कमान्त की इस हृदय-- 
वेदना और भाववेग के अनेकांश को सम्भवतः समझा ही नहीं। 
कितु उसके सरल स्वाभाविक जीवन में अश्रुजल ने अज्ञात भाव से 
जेसे एक अस्फुट स्पंदन को जगा दिया। उसने निःसंकोच-भाव से 
प्रदनन किया, “कितु कौन है आपका वह प्रभु ?” 


! वत्स, सब के जो प्रभु हैं वही हैं मेरे भी जीवन-प्रभु !” «बह 


भक्त दादू १७१ 


क्या, ऐसा होने से, मेरे भो प्रभु हैं ? मेरे इस जीवन के चौखटे पर. भी 
क्या वह इसी भाव से अपेक्षा कर रहे हैं ?” 

“हाँ जी, हाँ, सब के ही वह स्वामो हैं सब के हो जीवन-ह्वार 
पर अथक घैर््यं से वह प्रतिदिन अपेक्षा करते हैं। तुम्हारे लिए भी 
कर रहे हैं। शुद्ध होकर, प्रेम में गलकर, सहज भाव से उनका आह्वान 
किया जाता है। यही तो मानव साबना का मूल मंत्र है।” 

बाहर की वर्षा इस समय तक थम गई। कितु चमेकार के मर्म- 
स्थल की वर्षा कहाँ थम रही है ! उसके दोनों उदास नयनों से अवि- 


राम आँसू झर रहे हैं। संब्य। के घने-अंजकार में साधक कमाल ने 
आश्रयदाता मोचोी को अपना हादिक आशीर्वाद देकर बिदा ली । 


उस दिन के वह आशोर्वाद-पूत चर्मकार ही भारत-विश्वुत, मध्ययुग के 
अन्यतम मर्मी साधक दादू हैं और उतयों घर में आगत यह कमाल ही 
हैं लोक-गुरु कबीर के पुत्र और उनऊे सार्थक नाम शिष्य । जेसे 
एक दुर्जेय देवी विधान से प्रेरित हो कमाल ने दादू के घर में प्रवेश 
किया और उनके अंतर को भगववद्‌ प्रंम के रंग से रंजित कर दिया। 
वह रंग आगे चलकर समस्त उत्तर भारत के भक्त-त्षमाज में फैल गया। 

कमाल तो चले गये, पर दादू के हाथ का काम अभी अधूरा ही 
था। वह उसे पूरा करने को बैठ गए। आखिर यहों ओ उनकी 
जीविका थी । किंतु मन जैत्ते कहीं उड़-उड़ जाता था। हाथ का सुई-तागा 
अतकित ही रुक जाता है और अंतस्तल में ध्वनित होता है अस्फुट 
विरह-ग्रु जन, “मेरे जीवन-मरण के प्रभु ! युग-युग से इसी तरह क्‍या 
तुम मेरी राह देखते खड़े हो? सहज हो, एक निष्ठ हो, कब तुम्हें 
अपने हृदय में स्थायित कर सक्ूगा ?” 

दयालु कमाल दादू के जीवन के रुद्ध-भ्रोत को उन्मुक्त कर गये । 
भक्त ने बार-बार इसीसे उतके निकट जाकर प्रणाम किया और बोले, 
“बाबा, प्रभु की कथा कहकर आपने मुझे पागल बना दिया है। इस 
बार उन्हें लाकर हृदयासन पर बेठाने का उपाय कर दो। आलोक क्रा 


संधान कहाँ पाऊँगा, कृपा करके बता दो। मेरे चारों ओर केवल 


श्छ२्‌ भारत के महान साधक 


पुजीभूत अंधकार है।” साधक कमाल ने उन्हें तुरत आइवासन 
देकर कहा, “चिता करने की जरुरत नहीं। जो प्रभु हैं, वहीं गुरु भी 
हैं। व्याकुलता और प्रेम में जैसे-जैसे वृद्धि होगी, वैसे-वेसे ही साधना 
का पथ भी सुस्पष्ट और सुगम होता जायगा । आ।लोकोज्भासित हो 
प्रभु तब स्वयं दर्शन देंगे।” 
जन्म-जन्मांतर की तपस्या की अग्नि संचित हुई पड़ी थी-इस 
कंगाल चरंकार के जीवन | में इसके ही उत्ताप से वह समग्र जोवन 
चंचल हो इधर-उधर भटकता आ रहा था। मर्मो साधक कमाल के 
स्पर्श ने उनके भीतर आमूल परिवर्तत कर दिया और उसने प्रेम -- 
साधना का ब्रत ले लिया। इसका निदर्शन दादू की वाणी में इस 
प्रकार मिलता है :-- 
गैव माँहि गुरुदेव मिला 
पाया हम परसाद । 
मस्तक मेरा कर धरा 
दख्या अगम अगाध । 
रंध्रहीन तिमिर भेद कर मेरे गुरु प्रकाशित हुए, मैंने उनका प्रसाद 
लाभ किया। मेरे सिर पर हाथ रख उन्होंने आशीर्वाद दिया और 
मैंने प्राप्त की अगाध दीक्षा । 


१५४४ ई० में फाल्गुन मास की शुक्लाष्टमी” तिथि बृहस्पतिवार 
के दिन भक्त दादू का जन्म हुआ था- एक नितांत दीन--हीत मुसल- 
मान परिवार में। सम्पन्न परिवार में शिक्षा-दीक्षा की जो सुविधा 
रहती है, वह किसी दिन भी उन्हें प्राप्त न हुई। इस अशिक्षित चमे- 
कार बालक में ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो उसके उत्तर जीवन के 
विकसित और पुष्पित रूप की सूचना देता। 


दादू की चरम सम्पदा थी उनके अंतर का नितांत सहज प्रेम 
ओर निरभिमानता। इसीके मध्य से मर्मी साधक की रसोज्जवल 
घारा फूट पड़ी। दुर्भाग्य की बात है कि इस परम भागवत के बाल्य- 


जीवन संबंधी बातों की जानकारी बहुत कम ही प्राप्त है। केवल इतना 


भक्त दादू १७३ 


ही ज्ञत है कि उनके पिता का नाम था लोदी और माता का बंसो बाई। 
चमार-पल्‍ली के चरम दारिद्रय और अशिक्षा पूर्ण वातावरण में रहने 
वाले दादू को एकांत-भाव से अपने सहज गुणों पर ही निर्भर रहना 
था। बाल्यकाल और किशोरावस्था के बाद यौवनकाल में भी कोई 
असाधारण विज्वेवत्रा उनमें नहीं पायी गई। उनका जीवन दुःख- 
देन्यपूर्ण साधारण गृहस्थ का जीवन था। पत्नी 'हावा' एवं चार 
पुत्र-पुत्रियों का उनका परिवार था। अनित्य और दुःखमय कहकर 
इस संसार से दादू ने कभी भी विरक्ति नहीं दिखलाई। असत्‌ 
और सत्‌ उनके जीजन में एकाकार हो रहे थे । 

दादू के ज्येष्ठ पुत्र गरीब दास उत्तरकाल में मर्मी साधक-रुप में 
प्रसिद्ध हुए | कनिष्ठ पुत्र मस्किनदास और दोनों कन्याएँ-तनी बाई और 
माताबाई भी आध्यात्मिक जीवन के पथ में बहुत दूर तक अग्रसर थीं। 

दादू के जीवन में उस दिन नूतन आलोक का प्रवेश हुआ। वह 
घर से बाहर हो पड़े। नाना देझ्-देशान्तर का पर्यटन किया। 


काशी एवं बिहार और बंगाल के अनेक स्थानों में वह भटकते रहे । 
इस बीच वह सहज मत्त, शुन्यवाद, निरंजनवाद नाथपंथ आदि के 


साधन-तत्वों का आस्वादन करते जाते थे। कहा जाता है कि नाथ 
पंथ की योग-साधना में दादू ने एक समय असामान्य सफलता 
अजित की और “कुम्भारीपार/ नाम से वह नाथ-योगियों के बीच 
प्रसिद्ध हो गये। 'कुम्भारीपार' शब्द था इस पंथ के एक प्राचीन 
महायोगी की योग-विभूतियों का द्योतक । दादू पंथी योगियों के बीच 
आज भी कहीं कहीं कुम्भारीपार रचित कितने ही ग्रथ सयत्न, 
रक्षित हैं। इनमें कुछ के नाम हैं-अजपा गायत्री ग्रंथ, विराट पुराण, 


योग झास्त्र, अजपा ग्रंथ और अजपाइश्वास । 

साधक दादू ने अपने परित्राजक जीवन के कुछ दिन बंगाल में 
विताये थे। इस समय बंगाली नाथपंथी योगियों के साल्विध्य से 
वह बड़े उपकृत हुए। दादू-पथ्ियों के वाणी संग्रह में बंगाली 
चाथ-योगियों के भाव और भाषा का गहरा प्रभाव मिलता है: - 


श्छ्ड आरत के महान साधक 
दादू हिन्दू तुरकन होइबा 
साहब सेती काम । 
षड़दशैन के संगत जाइबा 
निरपथ कहिबा राम । 
आरत के विभिन्‍न अंचलों में प/रपभ्रमण के बाद दादू राजस्थान के 
साँभर नामक स्थान पर आकर रहने छगे। शिष्य-मंडली और अपने 
परिवार के साथ पूर्णांग और सामंजस्यपूर्ण जीवन बिता ने लगे । 
स्वजन वर्ग के साथ वह स्वयं भी श्रतिदिन जीविकोपार्जत के लिए 
परिश्रम करते । उस समय शिष्यगण समेत उनके परिवार के प्रागियों 
की संख्या कम न थी। इसलिए कष्ठ से ही उनका जीवन-यापत 
होता था। परल्तु दादू इसमें भी श्रीभगवान का हाथ देखते । उनका 
दृढ़ विश्वास था कि-- 
दादू रोजी राम है. 
राजिक रिजक हमार । 
दादू उस परसाद सौं 
पोष्या सब परिवार। 
अर्थात्‌, हे दादू राम ही मेरा प्रतिदिन का अन्न हैं, वही मेरी 
वृत्ति हैं। वही मेरी जीविका हैं। उनका प्रसाद पाकर ही तो मेरे 
समस्त परिवार का भरण-पोषण होता है । 
_. दादू मंदिर-मस्जिद की साम्प्रदायिक सीमारेखा को नहीं मानते 
थे। उनके निकट हिंदु-मुसलमान का भेद भी कभी का विलुप्त हो गया 
था। उन्होंने सकल मानव-जाति के कल्याणार्थ सत्यानुसरण का सहज 
पथ खोल दिया था। सनातन पंथी हिंदू साधक और मुधलमान उल्मा 
आकर कहते, “दादू, धर्म-साधना या सेवा-कार्य किप्ती एक सम्प्रदाब 
में रहकर ही तो सम्भव है। तुम किस सम्प्रदाय के हो ?” दादू 
कहते, /भाई ! चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, हवा, जल ये सभी तो निरंतर 
सेवा-कार्य में रत रहते हैं। कहो तो वे सब किस दल या सम्भदाय 
को मानने वाले हैं १" 


भक्त दादू १७५ 


दाहू का समस्त जीवन परमेश्वर की सहज करुणा और प्रकाझ 
से ओतप्रोत था। वह परमेइवर को छोड़कर न तो अन्य किसी को 
जानते और न जानना चाहते। वह जिज्ञासुओं से कहते, 'अलख 
इलाही जगत्‌ गुरु दूजा कोई नांहि।”--जो अलख था वही ईइवर 
और गुरु है। 

साधक दादू के अनुयायियों और अनुरागी भक्तों को छोग ब्रह्म- 
सम्प्रदायी कहा करते थे। दादू सनातन पंथी साधक नहीं थे। शुद्ध 
ज्ञान-माग को भो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनकी साधना प्रेम 
और भक्ति से रस्ताय्ति थी। अपने आध्यात्मिक ऐश्वय के आलोक 
में वह अपने शिष्यों और भक्तों के साथ नृत्यगीत में विभोर हो 
ज्यते। ग्रुजरात के कांठियावाड़ अंचल में भ्रमण करते समय दादू 
एक वार भजनिया दल के मंजीरा, वाद्य एवं नृत्य को देखकर मोहित 
हो गये थे । उसके बाद वह भी अपने अनुयायियों के बीच बड़े 
उत्साह से इस नृत्य-गीत का सहारा लेने लगे। 

किन्तु इस नृत्य-गीतमय साधन-भजन में दादू अच्तर की आकु- 
लता और भावमयता पर विशेष जोर देते। एक बार एक प्रसिद्ध 
संगीत-शिल्पी दादू की कीत्तंन सभा में गाना गा रहे थे। उनकी 
संगीत-शली में तान और आलाप के करतब की अत्यधिक प्रधानता 
थी। भक्त दादू ने उस्ताद को बुलाकर कहा, “भाई प्रभु की स्तुति 
क्या इस तरह से गायी जाती है ? सदा इस भाव से गान करो कि 
उनका ही प्रकाश सदा प्रमुख रहे ! सतके रहना कि कभी भी तुम्हारे 
अहं का प्रकाश कहीं बड़ा न हो उठे। ऐसा होने से भजन-स्तुति के 
साथ-साथ तुम्हारी यह ललित व.ला भी व्यर्थ हो जायगी ।” 

एक वार नारायण ग्राम में बड़े समारोह से होली मनाई जा रही 
थी। प्रसिद्ध गायक बखना जो सोत्साह वंसत का गान गाकर सारे 
जलसे को मस्त कर रहे थे। दादू ने आवेग भरे कंठ से हठात्‌ शिल्पी 
वखना को कहा, “भाई, आज इस वसंत को अपने संगीत में मूत्त 
करने का जो कुछ प्रयास आपने किया है, सव अर्थहीन हो रहा है। 


श्छद भारत के महान साधक 


सभस्त उत्सव ही जैसे व्यर्थ है--यदि प्रिय .म प्रभु के संग मिलन न 
हुआ तो जितनी कुछ शोभा और नाचगान हैं, सब व्यर्थ हैं? एसी 
देह रची रे भाई रामनिरंजन पाबो आई'--“अरे मेरे भाई, ऐसे आनंद की 
रचना करो जिसमें प्रभु का गुनगान हो।” मालूम पड़ता है कि 
उस दिन उस्ताद बखना के जीवन का निर्दिष्ट शुभ लग्न आ गया था। 
इसीसे दादू की मधुर प्रेममय वाणी और अश्रू-सजल दोनों नयनों 
ने उस संगीत-शिल्पी को झकझोर दिया। वह ईश्वर की नाम-सुचा 
में मस्त हो गये। दादू-परमाश्रय की प्राप्ति के बाद एक श्रेष्ठ भक्त 
के रूप में खूब प्रसिद्ध हुए । 

परवर्त्ती काल में दादू ने राजस्थान के अम्बर शहर में चौदह 


वर्षों तक वास किया। इस काल में उनके अनुगामी साधकों की 
संख्या बहुत बढ़ गई थी। शिष्य और भक्‍त-दल दिन भर अपने 


गाहस्थ्य-धर्म का पालन करते किल्तु प्रति संघ्या और रात्रि दादू के 
नेतृत्व में इकट्ठ होते। कभी-कभी भिन्‍न-भिन्‍न धर्म के आचार्य और 
उल्मा भी वहाँ भा जाते। धम्म-चर्चा और भजन-कीत्तन से इस 
मिलन-सभा में अध्यात्म की अमृतधारा बह जाती। यह स्थल मानों 
भक्तों और साधकों का मिलन-केन्द्र था। तत्व और साधना के 
आदान- प्रदान का एक उदार क्षेत्र था। दादू-पंथी इसे संज्ञा देते 
अलख दरीबा अर्थात्‌ अलख निरज्ञजन के आनन्द-हाट की । 
एक तरफ आननन्‍द-हाट और इष्ट-गोष्ठी चलती, दूसरी ओर 
दाहू आंतरिक साधना के गम्भीर रस में निमज्जित रहते। प्रेम की 
साधना में उस समय मानो उन्होंने एक बार ही सर्वस्व की बाजी 
लगा दी हो। सकल आकषंण, सकल अभिमान त्याग कर दादू अपने 
स्वामी में डूबे रहते । वह अपने को एकदम ही निःशेष कर देना 
चाहते थे। उनक्री समसामयिक वाणी में पाया जाता-- 
दादू है को भय घ्णों 
नाँही कौं कुछ नाहि, 
दादू नाही होइ रहु 
अपने साहिब मांहि। 


भक्त दादू १७७ 


हे दादु ! जिसके पास अनेक-कुछ है उसे भय भी अनेक है; 
जिसके पास कुछ नहीं, उसे भय भी कुछ नहीं । हे दादू ! अपने स्वामी 
में इसी प्रकार शुन्यवत्‌ वास करों-अपनी सत्ता और मैं को निःशेष 
कर दो । 

परम भागवत की दृष्टि से साथना के जिस मूल तत्व की उपलब्धि 
होती है उसे भी वह भक्तों को सुनाते - 

जहाँ राम तह मैं नहीं; 
मैं तह नाहीं राम । 
दादू महल बारीक है; 
दोउ कुनाही ठाँउ॥ 

“जहाँ मेरे राम हैं ( ईश्वर हैं ) वहाँ 'मैं' पन का लेश नहीं, और 
जहाँ मैं' हूँ वहाँ राम नहीं। हे दादू, अत्यन्त सूक्ष्म तथा सँकरा 
है, वह श्री मन्दिर-उसमें उन दोनों के लिए जगह नहीं ।' 

भगवान के साधन की इस शुद्ध सत्ता का परम-मिलन ही तो 
चिर-प्राप्ति है। इसी की प्रतीक्षा में भक्त दादू का हृदय आकुल था। 
और इसी एक तिष्ठा के फलस्वरूप उनके साधत-जीवन में अपूब 
शुद्धि आ गई, प्रेम-रस की सुधा धारा भी उद्गत हो उठी। कितु 
प्रेमास्पद का दर्शन कहाँ ? साधक दादू की समग्र सत्ता में उस समय 
सकरुण आवेदन ध्वनित हो रहा है-- 

दादू पेआला प्रेम का 
साहिब राम पिलाई। 

परंगट पेआला देहु भरि 
मिरतक लेहु जिलाई ॥ 

'हे भगवान, हे मेरे स्वामी, प्रेम का प्याला.तो तुमने पान कराया 
कितु, अब अपना दिव्य दर्शन देकर इस प्याले को पूर्ण करं 'दो, इस 
मृतक में इस बार जीवन-दान करो । 

दादू को यह प्रेम साधना आत्म निवेदन माधुय्यं से भरपूर थी। 


२३/१ 


श्छ्८ भारत के महान स्षाघक 


एकान्त शरणागति और एकनिष्ठा के सहारे वह उसी परम एक में 
अपने को निःशेष कर देता चाहते थे। सैकड़ों वर्ष वाद आज भी इस 
मरमी साधक का आकुल आवेदन समग्र भारत के भक्त-समाज में 
प्रतिध्वनित हो रहा है : - 
तुम्ह कू हमसे बहुत है 
हम कू तुमसा नाहिं। 
दादू कू जिन परिहरे 
रह नेनहूँ माहिं । 
तुम्ह थे तरही' होए सब 
दरश परश दर हाल । 
हम कबहूँ ना होइगा 
जे बीत हें जुग काल। 
तुमही ते तुम्ह कू मिले 
एक पलक मैं आई। 
हम कवहूँ न होइगा 
कोटि कलप जे जाइ। 
हि राम! मेरे समान तुम्हारे अनेक हैं, कितु तुम्हारे समान तो 
मेरा और कोई नहीं। दादू का कभी परित्याग न करना, सदा मेरे 
नयनों में रहना। तुमसे ही सब कुछ होगा- दरस-परस और प्रेम- 
वैवइथ । मैं जानता हूं,युग-युगान्त काटने पर भो मुझ से कुछ न 
होगा ।प्रभु-तुम्हारी कृपा होने से एक पल में मैं तुम्हें पा लूंगा। कितु 
मेरी शक्ति द्वारा कोटि-कल्प काल में भी यह नहीं होगा।” 
प्रियतम के साथ मिलन की यह साधना, दुष्कर तपस्या और 
दैन्यमयः जीवन का पथ नहीं- वल्कि रस-मधुर प्रिय-पथ-यात्रा है। 
दादू के अंतरंग शिष्य रज्जब की साधना और आचरण में यह 
रसोज्ज्वल तत्त्व खूब प्रस्फुटित हुआ है। उनकी प्र म-साधना में भाव- 
मयता के साथ मिश्रित थी प्रियतम के अनुरूप साज-सज्जा। इस 
वेश-भूषा के सम्बन्ध में प्रइन करने पर वह दाद का विख्यात अर्थ- 
भरा वाक्य कहते, “राई, प्रियतम के संग क्या दीन-होन, अशुचि 


भक्त दादू श्७६ 


वेश में मिलना शोभादायक है ? प्रेम, आनंद और ऐड्वर्य--यही तो 
इस महा-मिलन का पाथेय है।" 
भक्त दादू की प्रार्थना में उनका अपना प्रेम-मधुर जीवन- 
दर्शन जैसे मूत्त हो उठा है -- 
आशा अपरंपार की 
बसि अंबर भरतार। 
हरे पटंबर पहिरि कटि, 
घरती करें सिंगार॥ 
बसुधा सब फूले फले, 
पिरथी अनंत अथार। 
गगन गरजि जल-बल भरे 
दादू जे जे कार ॥ 
काला मुह करि काल का, 
साई सदा सुकाल । 
मेघ तुम्हारे घरि घ्णाँ 
बरसहूँ दीनदयाल ॥ 
अर्थात्‌ आकाश में बसे हुए उस स्वामी के निर्देश से हरी साड़ी 
पहनकर घरती ने श्यगार किया है। सभग्न बसुधा आज थल और 
फूल से झोभित है। अनन्त-अपार पृथ्वी के जल-स्थल को गगन गरज 
कर भर रहा है। दादू कहते हैं-जय हो, प्रभु की। काल का काला 
मुह करके मेरे स्वामी तुम सर ही सुकाल रूप से विद्यमान रहते हो। 
तुम्हारे आलय में है अजख्र घन मेघ की राशि, हे दीन दयालु ! आज 
उसे बरसाओ ! 
विरह की ज्वाला और साधना के मंथन से भक्त दाद के जीवन में 
परम प्राथित अमृत उद्गत हुआ--भगवत्‌-दर्शन पा वह कतार्थ हुए। 
इस साधना और सिद्धि का इंगित दादू अपनी वाणी में छोड़ गये हैं। 
मथि करि दीपक कीजिये 
सब घट भया प्रकाश। 


श्द० भारत के महान साधक 


दादू दीया हाथ करि 
गया निरंजन पास ॥ 

इस साधन- सत्ता रूप घट का मंथन कर प्रदीप प्रज्वलित करो। 
उसके आलोक से सारा घर ही प्रकाशित हो गया। दादू, उसी 
प्रदीप. हस्त से निरंजन के पास पहुँच गया। 

साधना की सार्थकता ने इस वार दादू के जीवन को रूपांतरित 
कर दिया। सद्गुरु की कृपा से अतीन्द्रिय जोबन का सदु-द्वर उनके 
सम्मुख उन्मुक्त हो गया। महा-जीवन पद्म रंग और रस से भरकर 
खिल उठा । उसके सौरभ से चारों दिंशाएँ आ।मोद में डूब गई । 
अज्ञात आक्षकण से खिचकर चतुदिक से पुण्य-लोभो मुमुक्ष्‌-दल लुब्ध 
भ्रमर के समान आ-आकर भीड़ करने लगे। एक के बाद एक भक्त- 
साधक-दल ने उनका आश्रय ग्रहण किया । दादू के इन प्रधान शिष्यों 
को संख्या बाथन थी ॥ .उनके बीच उल्लेख-योग्य हैं--रज्जबजी, 
सुन्दर दास (छाटे), जाइसा,, माधों दास, प्रयाग दास, गराव दास, 
बखना जी, बनवारी दास, हांकर दास, जन गोपाल, जगजोवन 
इत्यादि। सम्-सामयिक दादू-पंथियों की भाषा में ये सब एक एक 
'खंभा' या साधन-स्तम्भ' के भ्रवत्तंक माने जाते हैं । 

साधना के उत्कर्प और सार्थेकता के साथ प्रत्येक महापुरुष के 
जीवन में अतिश्राकृत शक्ति-लीला भी स्फुरित होती है। साधारण 
मनुष्य की दृष्टि में जो नितांत अलौकिक और विस्मयकारी लगता है, 
वही लोकोत्तर मानवों के जीवन में नितान्‍्त सहज और स्वाभाविक 
हो उठता है। परम भागवत दादू के जीवन में भा इस ज्योति का 
विकिरण बीच-बींच में देखा जाता है। दादू-पंथियों के ग्रथ में उनके 
विभूति प्रकाश के नाना उल्लेख पाये जाते हैं । 

एक वार भवत दादू चातुर्मास्य-अनुप्ठान के उपलक्ष में आँची- 
ग्राम में जाकर कुछ दिन रहे। उन दिनों व़ाँ वर्षा का काई लक्षण 
दिखाई नहीं पड़ता था। सूखा और अकाल के भय से जन-साधारण 


भक्त दादू श्ष््‌ 


अत्यन्त आतंकित हो उठे थे। सत्र मिलकर साधक दादू के पास 
गये। कहा जाता है कि दादू की एक विनतोपूर्ण भगवत्‌-प्रार्थन्रा 
से वहाँ अविलम्ब वर्षा हो गई । 
टोंक अंचल में एक्रार एक विराट महोत्सव अनुष्ठित हुआ । 
अनेक भक्त और साधु-सन्‍्तों के आगमन से वह स्थान सुखरित हो 
उठा। ज्यादा जन-समागम के फल से वहाँ खाद्य-द्रव्यों की कमी 
पड़ गई। प्रवन्धकों ने भीत हो भक्त प्रवर दादू की शरण ली। उनकी 
कृपा के सिवा इस विपद्‌ से उद्धार पने की कोई भी आशा नहीं थी। 
ददू-पथ्चियों के वीच प्रसिद्ध है कि दाबू ने अपने उपास्थ को भोग 
लगाया और उधर भोज्य का भंडार जेसे अक्षय हो उठा। महोत्सव 
के प्रबन्धवों के आयोजन के अनुपात से उस दिन अभ्यगतों की 
सरुप्रा कई गुना अधिक थी। किन्तु दादू के अलौकिक शक्ति-फल 
से उस दिन कोई अध्षुविधा न हुई । 
दादू स्वयं इस प्रकार विभूति या सिद्धि-प्रदर्शन के पक्षपाती नहीं 
थे। केवल विशेष-विशेष अवसर पर ही भक्तों और शिष्यों के मध्य 
वह इसका प्रकाश करते। पतिन्नता के समान एकान्‍्त निष्ठा और 
स्मरण-मनन ही इप्त परम .भागवत का स्वभाव-धर्म था। स्वामी के 
साथ युक्त होने ही से तो .उनके सभी ऐश्वयं कर+लगत हो जतते हैं-- 
दादू को वाणी पें-यही सुर स्फुरित हुआ है-- 
निमित्त हरि भज 
भगति निमित्त भजि सोई। 
सेवा निमित्त सांई भर्ज 
सदा सजीवनि होई। 
हिरदे राम रहै जा जनके 
ताकौ उना कौन कहै। 
अठ सिधि नौ निधि ताके आगे 
सम्मुख ठाढ़ी सदा रहै। 
अर्थात्‌ किसी उद्ृश्य से हरि का भजन करना हो तो भक्ति के 
उद्देश्य से ही भजन करना चाहिए। सेवा के उद्दं श्य से स्वामी को 


श्षर्‌ भारत के महान साधक 


भजने से जीवन सदा सार्थक सिद्ध होता है। जिसके हृदय में राम 
अधिष्तित हैं, उस्ते कौन छोटा कह सकता है ? अष्टसिद्धि, नव-निधि 
सब कुछ उस भक्त के सम्मुख सदा आज्ञावान के समान खड़े रहते हैं । 
दादू कहते हैं-'योग सभाधि सुख सुरति से” सहजै“सहजे 
आर |” एक ओर योग-समाधि का साधन-पएथ और दूसरी मोर 
आनन्द-सुरति; इन्ही के मध्य वर्त्ती सहज-पथ का दादू ने प्रधानतया 
अनुसरण किया। किन्तु यह महांप्रेमी क्या योग-साधना की पूर्ण- 
तया अग्हेलना करते थे? उनकी एक विशिष्ट वाणी में इस पर 
प्रकाश पड़ता है- “हे दादू ! सवद (शब्द) हुई सूई, प्रम ध्यान हुआ 
तागा, इस काया को ही बनाया अपनी कंथा। योगी छोग युग पर 
युग इसी कन्या का परिधान करते हैं, यह कभी भी छिन्न नहीं होता ।” 


दादू उस समय अम्वर में वास कर रहे थे। उनके चारों ओर 
मुमुक्ष हिन्दु-मुसलमान साथकों की भीड़ लगी रहती थी। एक मरमी 
सिद्ध-पुरुष के रूव में उस समय सारे उत्तर भारत में उनकी ख्याति 
फैल चुकों थी। यह ख़बर सम्राट्‌ अकबर के कानों में भी पहुँचते 
देरन लगी। साधु संतों के दर्शन के उत्साही सम्राट ने दिल्ली से | 
उनके निकट दूत भेजा। दादू के निकट उपस्थित हो इस दूत ने 
निवेदन क्रिया, “सम्राट्‌ आप के साथ साक्षात्‌ करने के बड़े अभि- 
लाषी हैं।” भक्त दादू के निकट जेसे यह एक रहस्यमय प्रस्ताव हो । 
घीर कंठ से उन्होंने उत्तर दिया, “भाई मैं समझ नहीं पाता कि मेरे 
साथ दिल्‍ली के बादशाह के साक्षात्‌ करने का क्‍य। प्रयोजन हो 
सकता है। मुझे लेकर इतनी खींचा-तानी क्यों ? मेरे लिए तो 
जाना सम्भव नहीं है ।” 
दूत के मुख से सारी बात सुनकर सम्रादू ने उसे कहा, “इस 
महा साधक के संग इस तरह की बात कर दमन भला नहीं किया। 
तुम फिर वहाँ जाओ और उनसे नित्रेदन करो कि भागतत्‌- प्रसंग- 
लुब्ध अकबर आपके दर्शन की प्रार्थना करते हैं। कब और कहां 
भेंट होगी, आप दया कर बतावें ।” 


भक्त दादू श्८३ 


दादू ने इस बार स्पष्ट बात कहने में इतस्तत: नहीं किया । कहा, 
“ऐव्वर्यमय दिल्‍ली जाकर मिलने से सम्राट्‌ उन्हें ठोक तरह पहचान 
नहीं सकंगे। फिर वैसे उन्हें भी कम असुविधा नहीं होगी । उस भीड़ 
और आउडम्बर में अपने को खोज पाना कठिन होगा।”! अकबर ने 
इसके उत्तर में कहलाया, “राजधानो के मायावी वातावरण में आपको 
बुछाऊँ ऐसा मूढ़ मैं नहीं। सागर से एक पात्र जल लाकर सागर का 
रूप क्या मैं देख सक्‌गा ? उत्तरा खण्ड की एक शिला लाकर हो 
हिमालय की महिमा क्या समझूगा ? मैं पके अपने निजस्व परि- 
वेश में, भक्त साधकों के केन्द्र-स्थल में ही आपके दर्शन करने जाता, 
कितु मेरा दुर्भाग्य कि मैं इस देश का सम्राट्‌ हूँ। मेरे आपके यहाँ 
जाने से वावेला मच जायगा। आपकी शांति में बाधा पड़ेगी और 
आपका साधन स्थल भी अशांत हो उठेगा। आप या मैं किसी को भी 
स्वध्ति नहीं मिलेगी । ” अंत में स्थिर हुआ कि दादू और सम्राट्‌ अकबर 
का साक्षात्कार होगा फतेहपुर-स्तिकरी के निक्रट एक निजंन प्रांतर में । 

दादू कई अंतरंग शिष्यों के साथ सम्राट्‌ से मिलने को चले रास्ते 
में एक भक्त उत्साह से भरकर कहने लगे--“इस अलख पंथी ब्रह्म- 
सम्ददाय के काय्ये में सम्राट्‌ की सक्षायता पाने से आपको कि..नी 
सुविधा होगी ! प्रचार और संगठन का कार्य कितनी शीघ्रतासे 
सम्पादित होगा।” दादू ने गंभोर हो उत्तर दिया, “भाई,जिसको 
प्रतिष्ठा करने का ब्रत हमने लिया है, उसके ऊपर ही पूर्णतः निर्भर 
रहने का सबसे ज्यादा प्रयोजन है। इसके अलावे सोचो तो जरा, 
मैं ही यदि प्रभु को त्याग दूं, मैं हो यदि उनके नाम की घोषणा और 


प्रतिष्ठा से विरत रहें, तव कौन उनकी ओर अग्रसर होगा ? परम- 
सत्य धीर गति से ही तो आत्म-प्रकाश करता है ! इसके लिए राजा- 


रजवाड़ों की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं | 

दादू के साथ सम्राट्‌ अकबर का धर्मालाप प्रायः चालीस दिलों 
तक चलता रहा । यह गाथा विशिष्ट दादू भक्तों के लेखों में सन्निविष्ट 
है। बादशाह का मन ज्ञान पिपासा से भरा था। वह प्रइन पर प्रइन 
करते। अकबर ने जिज्ञासा की, “महात्मन्‌ ! मुझे बतावें, इस विश्व- 


श्ष्ड भारत के महान साधक 


ब्रह्मांड-सृष्टि का क्रम क्‍या है? अल्लाह ने पहले किस वस्तु को-- 
आकाश, वायु, जल अयवा भूमि को पैदा किया ?” 

दादू ने सहास्य उत्तर दिया, “यह क्या सम्राट्‌ ! मेरे प्रभु की 
शक्ति को इस तरह सीमित क्‍यों कर रहे हैं? सर्व शक्ति के जो 
आधार हैं, उनके लिए कौन आगे, कौन पीछे. का प्रदन ही क्‍यों 


उठता है ?” 


एक सवद सब कुछ किया, 
ऐसा समरथ सोई । 
भागें पीछें तो करे ; 
जे बलहीना होई। 
अर्थात्‌, मेरे प्रभु ऐसे समर्थ हैं कि वह एक आनंद-ध्वनि से ही 
समस्त-कुछ की एक साथ हो सृष्टि कर सकते हैं। आगे-पीछे की 
तैयारी करने का भ्रइव तो उसके सम्बन्ध में ही: उठता है जो वल- 
हीन हो | * हि 

कथा-प्रसंग में अकबर ने कहा, “साधारण लोगों के बीच एक 
प्रचलित धारणा है कि संत. कबीर अर्पनी साधना के दारा अध्यात्म- 
तत्त्व का जो कुछ मक्खन था, मथकर ले गये। इस कथन का अर्थ 
क्या है ?” कबीर द्वारा प्रचारित मरमी साधना ही दादू की साधना 
का उत्स था, यद्यपि उन्होंने अपने सामथ्यं से इसकी धारा को स्पष्ट 
और विस्तृततर किया था। अतः ये कबीर को गुरु की तरह मानते 
थे। उनके प्रति इनकी श्रद्धा की सीमा नहों थी। कितु अकबर के इस 
प्रइव से सत्यनिष्ठ साधक उद्दीपित हो उठे । उत्तर दिया, * यह कौन 
सी बात ! कोई कितगे ही बड़े साधक क्‍यों न हों इस भगवत-रस- 
सागर को कौन उलोच कर खाली कर सका है ? पक्षी अपने चंच में 
सागर का कितता भाग ले सकता है ? यह केवल साम्प्रदायिक बुद्धि 
की बात है, संकीर्ण चित्त को कल्पला है। यद्यपि कबीर मेरे गुरु- 
स्वह्प हैं, फिर भी मैं गुरु के नाम धर अन्याय को भ्रश्नय नहीं दे 
सकूगा। अपने गुरु को लाठी बनाकर दूसरे का माथा फोड़ने जाना- 

यह तो है अपने ही गुरु का चरमतम अपमान ।” 


भक्त दादू १८५ 


बादशाह के साथी पंडितगण इस निरक्षर चम्मंकार के ज्ञान से 
विस्मित हो गये। अंत में उन्होंने दादू से प्रश्न किया, “सब समझा, 
किन्तु दादू ! इसबार स्पष्ट कर बताओ-तुम्हारा शास्त्र कौन है? 
साधना की पद्धति और मंत्र क्या है?” उत्तर मिला, “अपने इस 
काया-महल में ही मैं नमाज पढ़ता हँ--वहाँ कोई जन-प्राणी नहीं आ 
सकता। मन की म.ला पर मेरा निरंतर जप चलता है, इसीसे स्वामी 
का मन तुष्ट रहता है। चित्त-सागर में मेरा स्नान और 'वजू” चलता 
है। फिर निरंल अंतर को बिछाकर, अपने प्रभु की वंदना करता हूँ; 
उसके चरणों में अपने को अर्पित कर देता हूँ ।” पंडितों से घिरे हुए 
सम्राट विस्मय-विमुग्ध नयनों से इस सिद्ध पुरुष की ओर देखते रहे। 

- जयपुर के राजा भगवंत दास का इस समय अम्बर पर अधिकार 
था। राज्य के सभी विशिष्ट व्यक्ति राजा को श्रद्धा-निवेदन करते, 
उनसे भेंट करने आते । कोई-कोई तो अनुग्रह और सहाय्य की आशा से 
राज-सभा में आते। राजा के कानों में प्रायः दादू की सुख्याति-चर्चा 
आती । किन्तु यह क्‍या ? यह भक्त साधक तो एकबार भी राजधानी में 
राजा से मिलने नहीं आया ! अम्बर-पति के अभिषेक के दिन भी दादू 
अभिनन्दन करने नहीं गये। अवनी अन्तर-साधना में यह डूबे-हुए हैं, 
किसी सामाजिक्ता की परवाह ही नहीं करते। किन्तु राजा भगवंत दास 
उनके इस व्यवहार को कभी भ[ल नहीं सके । 

भारत-सम्राटू अकबर के निमन्त्रण और संवद्ध ना के बाद जन- 
साधारण वी दृष्टि दादू की ओर आक्ृष्ट हुई थी। एक दिन अम्बर- 
पति हठातू इस सुविख्यात साधक को देखने उपस्थित हो गये । राजा ने 
प्रइन किया, “आप कितने दिनों से अम्बर में हैं ? दादू ने उत्तर दिया, 
“महाराज बहुत वर्षो से रहता हूँ ।” भगवंत दास ने आत्माभिमान को 
संयत कर संक्षिप्त भाव से केवल इतना ही कहा, “कहाँ, आपको तो 
कभी देखा नहीं !” राजा के कथन में जो भ्रच्छुन्‍्न इंगित था, उसे 
समझने में देर नहीं हुई। किन्तु दादू सबकुछ समझकर भी चुप रहे । 
र२४। १ 


श्ष्र भारत्र के महान साधक 


दादू कौ दो लड़कियाँ बड़ी हो गई थीं। परन्तु अबतक विवाह 
नहीं हो सका था। सामाजिक संस्कार एवं आचार-निष्ठा का भगवंत 
दास मन और प्राण से समर्थन करते | दादू का यह उदार मतवाद और 
उनकी वचन-भंगी राजा को जरा भी न सुहाई | लड़कियों को दिखाकर 
दादू से राजा ने पूछा कि उनके विवाह की उम्र क्या बीत नहीं रही है ? 
दादू ने सविनय बताया, “लड़कियों ने अध्यात्म-जीवन को ही एकांत 
भाव से गले लगा लिया है, साधन-भजन में ही वे लीन हैं। दूसरे 
विवाह का उपाय भी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता । “जो पति बरूबो 
कवा रजी, सो करि बरयो निचाहि।' -कवीर ने जिसे पतिरूप सर 
वरण कर लिया था, कन्याओं ने भी उसे ही पतिरूप में ग्रहण कर ।लया 
है ।” समाज-नियम के सम्बन्ध में सदा सजग रहनेवाले अम्बर के 
राजा के कानों को किन्तु ये बात अच्छी नहीं लगी । 
उस दिन के साक्षात के ब,द भगवंत दास चले गये । किन्तु राजा 
के साथ दादू पंथियों का विरोध जैसे बढ़ ही गया। उसके कुछ दिनों 
बाद दादू ने विरक्त हो अम्बर त्याग दिया। मारवाड़, बीकानेर, 
कल्याणपुर, प्रभृत्ति स्थानों में कुछ-कुछ समय तक रहकर वह शेषकाल 
में नारायणा में उपस्थित हुए । 
दादू कौ साधना का पथ है सहज पंथ। भौतिक जीवन एवं 
शाइवत जीवन के बीच सहज योग-सूत्र की स्थापना द्वारा ही इसका 
परिपूर्णता और सार्थकता है। उन्होंने इसीलिए कहा है, “नदी के 
समान एक संग ही प्रतिदिन की साधना और शाइवत साधन। के भीतर 
अपने को ढाल दो । व्यर्थ ही संसार के कर्त्तव्य को बाधा देकर अस्वा- 
भाविकता का बेड़ा न खड़ा करो । एक ही संग अपनी सेवा द्वारा दोनों 
तीरवालों को तृप्त करो, फिर सहज योग के आनन्द से उद्बलित हो 
महासागर में जाकर मिल्नन के आनन्द का उपभोग करो। भक्त साधक 
के जीवन में नदी का धर्म और द्वत साधना ही विकसित हो उठे।” 


किन्तु दादू के इस मतबाद को उनके सभी शिष्यों ने न माना। 


भक्त दादू श्ष्छ 


उनके बीच जंसार त्यागी साधकों की संख्या कम न थी। फिर दादू 
पंथी नागा संन्यासियों की संख्या भी प्रचुर थी। उनका प्रभाव उत्तर 
काल में भारत के बहुत से स्थानो में क्रम: विस्तृत होने लगा । 

भक्तों के साधन-भजन की सुविधा के लिए दादू ने भक्ति-रसाश्रित 
पदों के दो विस्तृत संग्रह-ग्रन्थों की रचना का निर्देश दिया। तदनुसार 
उनके हिन्द शिष्य जगननाथजी एवं मुसलमान शिष्य रज्जबजी ने यथा 
क्रम “गुण गठजनामा' एवं 'सर्वा गी” नामक दो भक्ति-ग्रन्थों का संकलन 
किया ' इनमें मरमी साधना के पदों और संगीत का समावेश है। अन्य 
सम्प्रदायों के भक्ति-साधकों की रचनाएँ भी इनमें सन्निविष्ट हैं । 

दादू की साधना का मुख्य सूत्र है--ईइवर-प्र म और ईश्वर-विरह। 
उनकी दृष्टि में यह प्रेम औरु विरह ही है चर्म सत्य । कारण, मनुष्य 
की आत्मसत्ता तो परम प्रभु की ही सृष्टि है और परम प्रभु के रस- 
सिंचन से ही वह जीवंत है। प्रभु के लिए भक्त जैसे रोता फिरता है-- 
भक्त के लिए भी हमारे प्रभु वेसे ही क्या व्याकुल, विरह विधुर नहीं ? 
प्रियतम का प्र माकषण ही तो मानव-साधना के रस-सागर को अविरत 
उद्बे लित करता रहता है-- 


हाँ माई, 
म्हारो लागी राम वरागो 
तजा नहीं जाई। 
प्रेम बिथा करत उर अन्तर 
बिसरि सुख नहीं पाई। 
जोगिन द्वो फिरुंगी विदेश 
जिउ की तपन मिठाई । 
दादू को स्वामी है रे उदासी 
घर सुख रहा किमि जाई। 
अर्थात, मेरे लिए ही राम मेरे वेरागी हुए, इसीलिए तो उनको 
त्याग देना संभव नहीं । मेरा अन्तर प्रेम की वेदना से क्षात्तं हो रहा है, 


श्प्द भारत के महान साधक. 


उसे भूल कर तो कोई सुख ही नहीं पाता | योगिनी हो मैं देश-विदेश में 
विचरण कर अन्तर की आग मिटाऊँगा। ओरे! दादू का स्वामी तो 
उसके लिए उदासी हो गया है, किर किस तरह घर में रहा जाय ? 
भक्त दादू की इस प्र म-साधनःमें नाम-जप का -स्थान बहुत ऊँचा 
है। “भन-पवऩा गहि सुरति सौं;दादू पावे स्वाद”--मन और पवन 
द्वारा अर्थात मत:द्वारा प्रतिश्वास योग में प्रेम के साथ नाम लेने से। हे 
दादू, तुम अमृत का आस्वाद पाओगे। अपने इस नाम-जप के क्रम के 
सम्बन्ध में भी वह कह गये हैं--पहले होता है नाम-श्रवण, दूसरे उप- : 
जता है नाम में रस, तीसरे हृदय में ध्वनित होतां नाम-गान, चौथे मन 
होता है मग्न, प्रति रोम-कूप में उफनता है भक्ति और प्रेम रस । 
दादू के 'सहज-पंथ” ने भक्त और साधक के सम्मुख सहज तीर्थ का 

पथ खोल दिया था-'सहंज समपंण सुमिरन-सेवा, तिरवेनी तट संगम 
सपरा ।” सहज आत्म-समर्पण, स्मरण और सेवा के द्वारा ही इस पुण्य- 
त्रिवेणी पर साधक पहुँचने में समर्थ होता है। काया के मध्य कायाहीन 
का, सीमा के मध्य परम असीम का जो दर्शन दादू ने पाया, इसका 
परिचय देते हुए उन्होंने वताया है--“काया के अन्तर में ही मैंने पाया 
त्रिकूटी का तीर। सहज ही प्रभु ने अपनें को प्रकाशित किया, सर्व 
शरीर में वह परिव्याप्त हो रहे । काया के अन्तर में ही पाया उस 
निराधार निराकार को, सहज ही वहाँ उन्होंने अबने को प्रकाशित 
किया, मेरे स्वामों ऐसे ही समर्थ हैं। अपनी काया के भीतर हो मैंने 
उपलब्धि की उनकी असीम-अनाहइत वंशी ध्वनि को। शुन्य-मंडल में 
विराजित हो उन्होंने अपने को किया सुप्रकट, काया के अभ्यन्तर ही 
दर्शन किया देवों के देव का, सहज ही अपने को उन्होंने किया प्रका- 
शित-दप्रभु मेरे हैं ऐसे ही अलख और अनिवचनोय । 


इस अयरूप दिव्य धाम का आभास सिद्ध पुरुष दाद ने एक गान 
में दिया है-- 


भक्त दादू ह्घ& 


राम तहाँ परगट रहे भरपूर । 
आतम कमल जहाँ, परम पुरुष तहाँ, 
झिलिमिलि झिलमिलि नूर॥ 
कोमल  कुंसुम दल, 
निराकार ज्योति जल। 
वार नहि. पार॥ 
शून्य सरोवर जहाँ 
दादू हँस रहे तहाँ, 
विलसि-विलसि निज सार ।” 
भगवान उसो आत्मकमल में प्रकट होकर रहते हैं। परम पुरुष 
जहाँ विराजित हैं, वहीं ज्योति निरंतर झिलमिल करतों रहंती है। 
कोमल कुसुमदल है, निराकार ज्योति का सलिंल है-शुन्य सरोवर 
जहाँ, वहाँ नहीं है कूल-किनारा। हंस हो दादू वहाँ रहते हैं, बिहार 
और बिलास से अपने को वह कर देते हैं साथंक। 
मरमी साभ्क दादू की आत्मानुभूति में एक अपूर्व प्रिय मिलत, 
अपूर्व आत्मिक योग का तत्व उद्भासित है-तेज:पुञ्ज 'सें ही रचित 
है यह सुन्दरी जीवात्मा, और तेज:पुझ्ज का हो बना है यह कांत पर- 
मात्मा। तेज:पुञ्ज के हीं इस मधुर मिलन में वसंत खिल पड़ा है, 
प्रेम का पुष्प सदा ही ब्रसता रहता है। श्री हरि के भक्त जन फाग 
खेलने में मस्त हैं। दादू ! तुम्हारा यह परम सौभाग्य है जो ऐसा 
आनन्द-रंग तुम देख रहे हो। ध्यान से देखो-परब्रह्म वर्षण कर रहे 
हैं अमृत धारा, ज्योति पुझूज झर रहा है झिलमिल-झिलमिल | साधकगण 
उसका ही पान कर रहे हैं। अनंत कोटि धाराओं में यह रस-वर्षण 
चल रहा है। दादू, वहाँ ही मन को निशचल कर लगाये रहो, तभी 
तुम्हारे बीच बसंत सदा विराजित रहेगा ।” 
प्र म-साधना की सार्थकता ने दादू की सत्ता को पूर्ण कर, ऊपर 
उठा दिया है। बहिरंग जीवन पर क्रमश: एक यवनिका गिरती जा 
रही है। अंतर्लोक में चल रहा है--अविराम आनन्द-रसपान | किन्तु 


१६० भारत के महान साधक 


इस अनुभूति को दूसरों को समझाने का मन ही उनका अब कहां रहा ? 
“गूंगे का गुड़ का कहुँ मन जानत है भाई, राम रसाईन पीवता सो सुख 
कह्या न जाई।” अर्थात्‌, यह जैसे गूगे का मुड़ खाना है। वह क्‍या 
बोले ? केवल मन हो मन उसका स्वाद जानता है । उसी प्रकार राम- 
रसामृत पान करने का जो आनंद है, वह तो कहा नहीं जा सकता !” 
दादू आजकल कुछ मौन से हो गये हैं। भक्त-प्रवर वाजिद खाँ ने 
एक दिन उनपर अभिग्रोग लगाते हुए कहा, “आप पहले भक्त और 
मुमुक्षु साधकों का कितना साथ देते थे, उनको लेकर कितनी आनन्‍्द- 
चर्चा चलाते थे। इस समय केघल भगवान को लेकर आप दिन-रात 
मग्न रहते हैं। भगवान के बनाये हुए मनुष्यों का क्या कोई मूल्य ही 
नहीं ?” उत्तर में दादू ने कह्टा, “निश्चय द्वी है भाई ! मनुष्य सच्चे 
रूप में जो पाना चाहता है, वहं उसे भगवान के माध्यम से ही पाता 
होगा। परम-श्रभ के मध्य ही तो सब विधृत हैं। इसीसे उसके 
भीतर से देखना ही तो यथार्थ देखना है, उसे पाना ही तो यथार्थ 


पाना है-- 
देव निरज्जन पूजिये 


सब आया उस माहिं। 
डाल पात फल फूल सब्‌ 
दादू न्‍यारे नाहिँ। 
अर्थात्‌ “देव निर|ज्जन की ही पूजा करो, तभो सव उसके संग- 
, संग उसके भीतर भा जायेंगे। डाल्-पात, फल-फूल सब कुछ ही उसी 
मूल द्वारा विधृत हैं, यह सारा वस्तु-प्रसार मूल से भिन्‍न कुछ भी 
नहीं है ।” 
मन के गोपन मणि-करोठा में प्र ममय स्वामी के साथ दादू का रास- 
रंग और अनिवर्चनीय लीला-विलास सदा ही चलता है। व्यामसुन्दर 
वनमाली आज दादू के मनमाली रूप में अवतीर्ण हैं। परम-भक्त की 
अध्यात्म-सत्ता में उपवन की रचना कर पुण्याकीर्ण आँगन में परम-प्रभ 
आज क्या मधुर खेल खेल रहे हैं-- ह 


भक्त दादू १६१ 


मोहन मालो सहजि समानाँ 

के जान साधु सुजानाँ 

काया वाड़ी माँ हैं 

माली तहाँ रास बनाया । 

सेवग सौं स्वामी खेलन कौं 

आप दया करि. आया । 

बाहरि भितरि सब हि निरंतरि 

सब मैं रह्मया समाई 

परगट गुपत गुपत पुनि परमट 

अविगत लख्या न जाई । 
मोहन माली मेरे अंतर के सहज लोक को परिपूर्ण कर रहे हैं। 
केवल साधु सुजान ही इसे जानते हैं। काया-उद्यान के बीच वास 
कर माली ने वहाँ रास रचाया है। सेवक के साथ खेल करने के 

लिए मेरे स्वामी आप ही दयाकर वहाँ आं गये। 


अंतकुञ्ज में रास का यह रस-माधुये, यह परम-अमृत त्याग 
देना क्या दादू चाहेंगे ? इसो से उन्होंने अपनी आकुल आकांक्षा 
हृदय नाथ को ज्ञापित की--“जुगि जुगि-तोरनहार जुगि-जुगि दरशन 
देखिये, जुगि-जुगि मंगलाचार जुगि-जुगि दादू गाइये ।” अर्थात्‌ युग-युग 
में वही हैं त्तारणकर्त्ता, युग-युग में उनका द्वी दर्शन होता है, युग-युग में 
उनका ही मंगलाचार चलता है। युग-युग में दादू उनका स्तव गान 
करता है। अद्व त-ज्ञान से परम भागवत दादू को कोई अयोजन नहीं-- 
युग-युग में वह परम प्रभु को दयित के रूप में ही पाना चाहते हैं, उनके 
प्रम रस का आस्वादन कर क्ृतार्थ होना चाहते हैं। चीनी होने का उन्हें 
प्रयोजन नहीं, चीनी को खाने के वह चिर-अभिलाषी हैं । भक्त-प्राण की 
यह परम आकांक्षा दादू की वाणी में व्यक्त हुई है । 
प्रेम पियाला नूर का 
आसिक भरि दोया 
दादू दर दिदार मैं 
मतवाला कीया । 
दादू. अमलो मिक। 
रस बिन रह्मया न जाई। 


श्ध्र भारत के महान साधक 


पलक एक पी नहीं 

तलफि तलफि मरि जाई। 
दादू राता राम का 

पीव प्रेम अघाई 
मतवाला_ दीदार _ का 

मांगे मुकुति बलाई। 

अर्थात्‌, ज्योति के प्रेम प्याला से प्रभु ने आशिक को पूर्ण कर 
दिया । दादू को प्रियतम ने दर्शन दे मतवाला कर दिया। दादू 
को राम का नशा चढ़ गया । इस रस के बिना उसका बचना कठिन 
है । एक पलक यदि वह इस रस का पान न करे तो छटपट कर उसे 
मरना होगा । दादू राम के प्रेम से रैग गया है। दि रात वही 
प्र म-रस पीकर वह तृप्त रहता है । अरे! जो राम के रूप-माधुये से 
मतवाला ही चुका है, वह क्‍यों मुक्ति का झमेला खोजता फिरे ? 

रसोज्ज्वल साधना का दीघे पथ पार कर दादू जीत्रन के अंतिम 
काल में आ पहुँचे । राजस्थान के छोटे से जनपद-नारायणा में इस 
समय वह वास कर रहे हैं। महा-समाधि का परम लग्न उपस्थित 
हो गया है। साधकों को भी यह मालूम था। इस समय में न 
केवल उनके अनुरक्त भक्त और शिष्यगण ही उपस्थित थे, बल्कि 
अनेक उच्चकोटि के साथ भी हठात्‌ वहाँ उपस्थित हो गये। भक्‍त 
दादू भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए शेष समय में हर्षोक्तफुल्ल कंठ 
से बोल उठे- 

दादू मम सिर मोटे भाग 

साथू' का दद्वत किया 
कहा करे जम काल 

राम रसाईन भरि पिया । 

“कैसा महान मेरा सौभाग्य ! इन साधुओं का दर्शन इस 
समय पाया, राम-रसायन का पान किया, अब काल-यम मेरा 
क्या करेंगे ?” 

१६०३ खुृष्टाब्द, ज्येष्ठ मास, कृप्णाष्टमी, शनिवार-प्रे,मक 
साधक दादू शरीर त्यागकर गोलोक चले गये। उस समय उनका 
वय:क्रम था उनसठ वर्ष । नारायणा में आज भी दादू की 'ग्दी' 
परम श्रद्धा से पूजित होती है। उनके ग्रंथ के सम्मुख देश-देशांतर 
के साधक भविति-आप्लुत अंतरसे अपनी प्रणति अपित करते हैं। 


योगीवर गम्भीरनाथजी 


नमंदा नदी के तट से होकर एक संन्‍्यासी आगे बढ़ रहे हैं। 
मस्तक पर लंबी जटो है, कित्तु वयस से अभी युवक ही हैं। शरीर 
का गठन सुडौल और समुन्तत है--अंगों की कांति स्वर्णाभम। मुख- 
मंडल पर महिमा विराज रही है और दोनों नयन अ नंद की द्यूति 
से उज्ज्वल हैं। हजारों साधु-संतों की भीड़ में भी दिव्य श्रीमंडित 
इस साधक को सहज हो पहचान लिया जा सकता है। 

प्रायः चार वर्ष पूर्व इन्होंने यह पाद परिक्रमा-ब्रत ग्रहण किया 
था। नर्मदा नदों के उद्गम स्थज्ञ पर अमरकंटक नामक एक पुण्य- 
तीर्थ है। यहीं से इस यात्रा का आरम्भ हुआथा। समुद्र-संगम से 
लौटकर फिर उस पुण्यस्थल में ही इसका अन्त होगा । 


इस मार्ग से पुण्पार्थी यात्री और साधु संत लगातार चलते ही 
रहते हैं। कभी साधुओं की जमात के साथ कथी निःसंग यह साधक 
आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने आप आनन्द में भग्न रहते हैं । 
पुण्यगसलिला नदी के नाना तोर्थों एवं घाटों में उन्हें स्नान करना 
होता है। कभो नदी-तठ की बालुकाराशि में गुफा वना कर वह कई 
दिनों तक वहीं बेठे बेठे ध्यान में मग्न रहते हैं। जंगल में यदि कोई 
स्थान पसन्द पड़ जाता है तो यह साधक कुटिया बना कर वहाँ, 
आत्म-समाहित अवस्था में, दस-पाँच दिन व्यतीत कर देते हैं । 

उस दिन अपराक्त का समय था। संध्या होने में अब बहुत देर 
नहीं थी। संन्‍्यासी ने देखा-सामने नदी-तट पर एक छोटी-सी 
२५/१ 


श्ध्ड भारत के महान साधक 


पर्ण-कुटी है। बिलकुल सुनसान स्थान, पास में कहीं कोई नहीं। 
समझा किसी तपस्वी ने साधन-भजन के लिए यह कुटिया बाँधो है। 
इस समय किसी काम से कहीं गये हुए हों । 
कुटिया के आँगन में प्रवेश करते ही उनका अन्तर एक अज्ञात 
आनन्द से भरपूर हो गया। क्या यह स्थान-महात्म्य है ? या उन्हीं 
की एक विशेष प्रकार की अनुभूति है? कारण जो भी हो उन्होंने 
दो-चार दिन वहाँ ठहरने का निश्चय किया। 
कुछ क्षणों तक विश्राम करने के बाद संनन्‍्यासी आसन लगा क< 
ध्यान करने लगे। श्ीघत्र ही वहाँ एक विस्मपजनक घटना घटित 
हुई। आँखें खुलने पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ार्साप फण 
काढ़ कर सामने खड़ा है। इसके वाद साँप ने जो कुछ किया वह 
और भी अद्भूतथा। निशचल भाव से, कुछ समय तक स्थिर दृप्टि 
से देखते रहने के बाद, नाग प्रवर ने उस तरुण साधक की प्रदक्षिणा 
की। इसके बाद ही वह जंगल में न मालूम कहाँ चला गया। इसके 
साथ ही एक दिव्य अनुभूति की तरंग संन्यासी की सम्पूर्ण सत्ता को 
आलोड़ित कर गई। 
तीन दिनों तक संन्यासी यहाँ ध्यान-भजन में लोन रहे । और 
अत्यंत आइचय का विषय कि प्रति दिन उनके आस पर बंठने पर 
यह साँप वहाँ उपस्थित हो जाता। फिर साँप के वहाँ से अदृश्य हो 
जाने पर वह समाधिस्थ हो जाते । 
तीन दिनों के बाद उस कुटिया के साधु लौट कर आ गये। बह 
एक तपस्वी ब्रह्मबगमारी थे। बहुत समय से नमंदा के तट पर वात 
करते हुए साधन में निमग्न रहे। कुटिया में पहुँचने पर अतिथि 
संन्यासी का उन्होंने सादर स्वागत -किया। इसके बाद उनके साथ 
वार्त्ताछाप के प्रसंग में जब उन्होंने सांप की वात सुनी, उनके 
आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मौन-भाव से कुछ समय तक तरुण 
संन्‍्यासी की ओर देखते हुए ब्रह्मचारी बोले, “भाई एक साधक के 


योगोवर गम्भी रनाथजी १६५ 


रूप में सचमुच आप भ-््यशाली हैं। गत बारह वर्षों से मैं इस 
नाग प्रवर के दर्शन की आशा लगाये हुआ हूँ, कुटिया बाँध कर उनके 
लिए दिन गिन रहा हुँ। किल्तु पृव॑-जन्म की सुकृति के अभाव में 
अब तक उनके दुर्लभ दर्शत से वंचित रहा। वस्तुत: वह एक असा- 
धारण महापुरुष हैं। स्वेच्छा से सर्प का शरीर धारण कर साधकों 
पर छूपा करते के लिए विचरण कर रहे हैं। आपने तीन दिनों के 
अंरर ही किस प्रकार इनकी कृपा प्राप्त कर ली, यह सचमुच मेरे 
लिए एक दुरूह रहस्य है। 

नागःपी छद॒मवेशो महापुरुष के आशीर्वाद से कृतार्थ यह्‌ तरुण 
संन्‍्यासी दी बाद में चल कर गंभीरनाथ बाबा के नामसे प्रसिद्ध 
हुए। केवल नाथ योगमार्गी साधकों के गुरु के रुप में ही नहीं, : 
वल्कि सारे भारत के एक श्रेष्ठ योगी एवं ब्रह्मज्ञानी महायुरुष के रूप 
में भी इनकी असीम ख्याति एवं प्रतिष्ठा थी। 

नाथयोगो-सम्प्रदाय इस देश की एक प्राचोन योग-साधना की 
धारा का वाहक रहा है। महायोगी गोरखनाथ इस विशिष्ट स,धन- 
प्रणाली के प्रवत्तंक थे। बाद में चलकर इस सम्त्रदाय में अनेक 
स्व्रनामधन्य योगी हुए और इन शक्तिधर महापुरुषों द्वारा योग- 
साधन की धारा भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में फैडी। आज भी भारत 
के विभिन्‍न अंचलों में नाथपंथी साधकों द्वारा स्थापित मठ, आश्रम 
आदि देखे जाते हैं । 

गोरखपुर का प्रसिद्ध गोरखनाथ-मठ इन साधन-केन्रों में 
विशिष्ट स्थान रखता है। विशेषकर योगी गोरखनाथजी को स्मृति 
से सम्बन्धित होने के कारण इस स्थान का माहात्म्य और भी बढ़ा 
हुआ है। कहते हैं कि सुदूर अतीत में किसी समय गोरखनाथजी ने 
इस अंचल में कठोर तपस्था की थी। उस समय यहाँ सघन जगल 
था। बाद में चलकर उनकी इस तपोभूमि पर मठ एवं मंदिर की 
स्थापना हुईं। आज का गोरखपुर शहर गोरखनाथजी की साधन- 
स्थली के ही चारों ओर बसा हुआ है। 


१६६ भारत के महान साधक 


गोरखपुर मठ की प्रसिद्धि अब पहले जैसी नहीं रह गई है। 
तपोनिष्ठ योगमार्गी साधकों के लिए उपयुक्त निर्जंन परिवेश भी 
अब वहाँ नहीं रह गया है। फिर भी गोरखनाथ मठ अपने परम्प- 
रागत गौरव एवं साधन-ऐतिह्ाय को वहन करत चला आ रहा है। 
तीर्थ-कामी यात्री एवं साधु सन्‍्यासियों का आना-जाना यहाँ लगा 
ही रहता है। नाथ पंथी योगियों के केन्द्र स्थल के रूप में गोरखपुर- 
मठ का वैशिष्ठय आज भी वना हुआ है। 

उन्‍्नीसवीं शताब्दी के मुख्य भाग्य में भारतीय योगी-समाज में 
गोरखपुर-मठ के महंत बावा गोपालनाथजी की उस समय बड़ी 
प्रसिद्धि एवं प्रतिपत्ति थी। दूर-दूर से आये हुए मुमुक्षु उतके पद- 
श्रांत में बवेठकर योग-साधना किया करते थे। उस समय तक गोरख- 
पुर-मठ जनाकीर्ण नहीं हुआ था। चारों ओर निर्जन बाग बगीचा 
ओर वन-जंगल होने से साधनोपयोगी परिवेश देखा जाता था। 
आश्रम के नाथ-मंदिर के चतुदिक छोटे-छोटे कितने ही साधन-कुटीर 
थे। योग-साधन-ब्रती संन्यासी यहाँ आसन लगाया करते थे। 

एक दिन एक सुदर्शन युवक मठ में आ पहुँचा । वह कीमतों 
रेडमी वस्त्र पहने हुए था। मुख मंडल पर मर्यादा की छाप अकित 
थी। एक बार देख लेने पर इस चारुदर्शन व्यक्तित्व-संपन्‍न युवक 
को किसी प्रकार भी भुलाया नहीं जा सकता था। उस दिन आश्रम 
में जितने लोग थे सब उत्सुक होकर उक्त युवक को देखने लगे। 

सब के मन में यह धारणा हुई कि युवक किसो धनी परिवार की 
संतान है । युण्यार्थी के रूप में या कौतूहुलवश मठ में घूमने के लिए 
आया है। दर्शन कर लेने पर फिर अपने घर लौट जायगा। उसकी 
भावभंगीमा और आचरण से कुछ ठीक पता नहीं चलता था। भाव 
तनन्‍्मय होकर बहुत समय तक वह बाबा गोपालनाथजी के चरणों में 
बेठा रहा। महंथ महाराज के प्रकोष्ठ से जब वह बाहर निकला तब 
जाना गया कि युवक ने योगी गुरु के समीप सदा के लिए आत्म* 


समपंण कर दिया है। 
मोक्ष की अदम्य पिपासा छेकर वह घर से बाहर निकला था। 


योगीवर गम्भोरनाथजी श्६७ 


वहाँ लौट जाने की उसकी तनिक भी इच्छा नहीं है। उसका गाहूंस्थ्य- 
जोवन धन-जन पूर्ण है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है। कितु, फिर 
भी उसने त्याग वैराग्यमय जीवन को ही वरण किया है। प्रवीण 
साधकों ने उसे योग-मार्ग के कष्ट-साधन तथा उसकी दुस्तर कठिना- 
इयों से अवयत करा दिया, कितु इन सबका कोई प्रभाव उसके मन 
पर नहीं पड़ा । 

अपने अध्यात्म -जीवन को सार्थक बनाना उसकी एकमात्र कामना 
है। इस सकंल्प से च्युत होने का कोई प्रश्न ही उस दिन उसके मन में 
नहीं उठा। बढ़ुत थोड़े समय के सान्विष्य और बातचीत से उस 
युवक के अंतर्लोक में बाबा गोयाल्ननाथ को किस महान तपस्वी का पत्ता 
चला.यह कौन बता सकता है ? देखा गया कि जिस प्रकार उस 
मुमुक्ष तरुण के आत्म-समपंण में विलंब नहीं हुआ उसी प्रकार योगी 
गोपालनाथ ने भी उसे तत्क्षण ग्रहण कर लिया। दक्षा-दान के बाद 
इस सौम्य-दर्शन साधु का उन्होंने नामकरण किया-ग्रम्भीरनाथ, 
नाम के साथ नाम- धारण करने वाले व्यक्ति को एकात्मकता बहुत 
कम साधकों के जीवन में उस रुप में सार्थक देखी जाती है जिस 
रूप में कि गम्भीरनाथ के जीवन में । 

जम्भू-काइमीर के एक छोटे से गाँव में गम्भीरनाथजी का जन्म 
हुआ था। एक उन्नतिशील मध्यवित्त परिवार में उनका पालन-पोषण 
हुआ। उस समय तक सुदूर गाँवों में शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ 
था। इसलिए गाँव के प्राथमिक विद्यालय में सामान्य शिक्षा प्राप्त 
करके ही उन्हें संतुष्ट रह जाना पड़ा । 

बालक बड़ा प्रतिभाशाली था। लिखना-पढ़ना और खेलकूद के 
साथ-साथ ललित कला के प्रति भी उसकी कुछ अभिरुचि थी। भजन, 
गान और सितार बजाने में उसने कुझलता प्राप्त कर ली। शरीर 
भी सुन्दर, सुडौल और सुदृढ़ था। प्रियदशिता एवं पारदर्शिता का 
एक विचित्र समाहार उसमें देखा जाता था। बूढ़े-बच्चे, स्त्री-पुरुष 
सब इस बालक से प्रेम करते थे। वह सब लोगों के स्राथ एक 


श्ह्द भारत के महान साधक 


निष्कलुष प्रेम में आवद्ध हो गया था। गाँव में जो लोग दु:खी एकं 
विपन्न थे उनके प्रति उसकी असीम सहानुभूति थी। उनको सेव। और 
सहायता करने में वह सदा तत्पर रहता था। 
गम्भीरनाथ का गृहस्थ जीवन समृद्ध था। सुखोपभोग की सारी 
सुविधाएँ सुलभ थीं, फिर भी इनकी ओर उनका कोई आकर्षण नहीं 
था। एक स्वाभाविक वेराम्य का स्नोत फल्यु-धारा की तरह, प्रच्छन्न 
रूप में उनके अंतस्तल में प्रवाहित हो रहा था। उनमें एक सहजात 
अनाशक्ति-भाव बाल्थावस्था से ही देखा जाता था। उनके समवयस्क 
छात्र और खेलकूद के सायी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे $ 
गाँव से कुछ ही दूर पर इमशान-भूमि थी। किशोर ग्रम्भोरनाथ की 
वेराग्य वृत्ति प्रायः उन्हें वहाँ खीच ले जाया करती थी। चिताधूमसे 
आच्छन्न इमशान-भूमि के छुक कोने में आत्म-विस्मृत बन कर वह 
मौन-भाव से बैठकर घंटा पर घंटा बिता देते थे । 
उस इमशान में जटाजूट-मंडित त्रिशुलदंड-धारी सन्यासियों के 
दल प्राय: आया करते थे। गम्भीरनाथ बड़े आनंद के साथ उनकी 
सेवा मं लगे रहते थे। आटा, घी, धूनी का लकड़ी आदि जुटाने का 
काम वह बड़े उत्साह के साथ किया करते थे। अवसर मिलते ही 
साधकों के चरणों में तन्‍्मय होकर बैठ जाते थे। उनका मन किस 
अज्ञात लोक का यात्री बना हुआ था, यह कौन जाने ? 
संन्यासियों के समीप जाकर बेठते ही गम्मीरनाथ भाव-विभोर 
हो जाते थे। कई दिन सारी रात धर्म-चर्चा म बीत जाती थी। 
इसके लिए परिवार के लोगों का तिरश्कार एवं भत्संना उन्हें सहन 
करनी पड़ती थी, फिर भी आदत नहीं छूटती थी | 
भयंकर निज॑न श्मशान में न मालूम किस अज्ञात आकर्षण की 
ओर उनका मन दौड़ जाता था। इमशानचारी संन्यासियों के सत्संग 
में उनके जीवन का मूल्य-बोध ही त्रदल गया। वेराग्यमय जीवन की 
ओर उनकी प्रवृत्ति धीरे घोरे बढ़ने लगी। समर्थ साधक पुरुष को 


योगीवर गम्भीरनाथजी श्ध्थ 


देखते ही वह श्रद्धा भाव से उनकी सेवा-परिचर्या में लग जाते, धर्म 
श॒वं साधन-रहस्य को शिक्षा के लिए व्याकुल हो उठते 

क्रमशः मुक्ति की खोज में उनका किशोर जीवन चंचल एवं व्यग्र 
हो उठा। उन्हें ऐसा लगा कि योग-साधना की परम सिद्धि के मार्ग 
घर उन्हें अविलंब अग्रसर होना होगा । किल्तु उनके मन में बारबार 
यह प्रश्न ठता कि इस तपस्या के मार्ग में कृप!मय गुरु का आवि- 
भाव उनके जीवन में कब संभव होगा? गुरु का पता उन्हें 
कहाँ मिलेगा ? 

अंतर की व्याकुलता एवं ईइवर की कृपा के कारण उहें सद्गुरु 
का पता शीघ्र ही लग गया। गाँव के इस इमशान में कभी-कभी एक 
बुद्ध योगो आ-जाया करते थे । ग्रम्भीरनाथ इनकी सेवा में आंतरिकता 
के साथ लग जाते थे। इस साधक के प्रति उनकी असीम श्रद्धा थी। 
यह महात्मा बीच-बीच में उन्हें कुछ साधनोपदेश भी दिया करते थे । 

एक दिन गरम्भीरताथ ने इन महात्मा से दीक्षा-दान के लिए 
प्रार्थता की। महात्मा ने कहा “बेटा, मुझसे तुम्हें दीक्षा आप्त नहीं 
होगी । तुम्हारे गुरु हैं, गोरखनाथ-मठ के महंत बाबा गोपालनाथ। 
इस सिद्ध योगी के चरणों कातुम आश्रय ग्रहण करो ।” मुक्ति की 
खोज में रहने वाले गम्भीरनाथ के जीवन में उस दिन वह शुभ घड़ी 
उपस्थित ड्ो गयी थी। प्रेरित दूत के रूप में वह महात्मा उस दिन 
उसी का निर्देश दे गये थे। 

हृदय में जो अव्यक्त वेदना अब तक गुबार के रूप में थी, उदा- 
सीन गंभीरनाथ को वह संसार से खींच कर बाहर ले आई। गृह- 
परिवार का ल्नेड, ग्रामोण जीवन का आनन्दमय परिवेश, सब कुछ 
उन्हें केवल तुच्छ ही नहीं बल्कि अत्यन्त दुःसह प्रतीत होने लगा। 

बाबा गोपालनाथ उत्तर भारत के एक महासमथे योगी थे। वह 
केवल असाधारण ऋडद्धि-सिद्धियों के अधिकारी ही नहीं थे बहुत से 
मुमुक्षुजनों के परमाश्रय भी थे। इन्हीं चरणों में आत्म-समपेण करने 
के लिए उस दिन गम्भीरनाथ घर छोड़ कर चले आये थे। महायोगी 


२०० भारत के महान साधक 


गोपाल की कृपा से उनके जीवन में एक नये अध्याय का आरम्भ 
हुआ। नाथपंथ को विशिष्ट योग-साधना को अपना कर गंभीरनाथजा 
उसके चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगे | 
बावा गोपालनाथ को प्रयम साक्षात्‌ में ही यह समझने में देर 
नहीं लगी कि यह तरुण सावनार्थी एक उत्तम अधिकारी है। इतना 
ही नहीं, शरीर और मन से प्रस्तुत होने की दिशा में यह तरुण 
असाधारण हैं, यह भी उनकी दिव्य दृष्टि से छिपा नहीं रहा । योग- 
मार्ग के मंत्र, साधन आदि की एक-एक कर वह यलपूर्वक शिक्षा देने 
लगे। एक ओर नवीन शिष्य की साधन निष्ठा और दूसरों ओर 
गुरु-कृपा की संजीवनी घारा दोनों के संयोग से पूर्व जन्म का जो 
योग-संस्कार था, वह साधक की अंतश्चेतना में उद्बोधित हो उठा। 
दोक्षा-प्रहण करने के बाद गंभी रनाथजी उत्साह पूर्वक गुरु-प्रदत्त 
साधन-पद्धति का अभ्यास करने लगे। कुछ समय बीत जाने पर 
उनका शिखा-छेंदन का पवित्र अमुष्ठान सम्पन्न हुआ। नाथयोगियों 
की पद्धति के अनुसार नवोन साधक को 'ओघड़' की श्रेणी में प्रविष्ट 
कराया गया नांद, सेलो और कौपीन” धारण करके उन्होंने पूर्ण 
संन्याश्ष ग्रहण किया । निष्ठावान तरुण साधक के जीवन में यह 
नूतन तात्पये को लेकर प्रकट हुआ। 
प्रियदर्शन, तपोनिष्ठ गंभीरनाथजी को इस समय जो भी देखता 
उनकी ओर आढक्षष्ट हुए बिना नहीं रहता। संन्यास से पूर्व के उनके 
जीवन का परिचय प्राप्त करने की उत्कंठा बहुत लोगों को थी। इस 
सम्बन्ध में उनसे जो भी प्रइत किये जाते सब का उत्तर वह इतना ही 
देते--“प्रयंच से क्या होगा ? भर्थातू, मायामय संप्तार की बात जान 
कर क्या करेंगे ? 
सर्वस्व-त्याग कर हो सर्वमय परमात्मा को प्राप्त करना होगा-- 
इस संकल्प की दोप-शिखा गंभीरनाथजी के अंतर में निरंतर प्रज्वलित 
थी। साधन, भजन एवं ध्यान में वह अपने को सम्पूर्ण रूप से डबो 
देना चाहते थे, किन्तु गुरुजी ने कुछ समय तक उन्हें सेवा-धर्म के 


योगीवर गम्पीरनाथजी २०१ 


कार्य में नियोजित किया। आश्रम में ताथजी की पूजा, गुर महाराज 
की झेवा शुक्षुषा एवं अतिथि साधु -संत्रों का स्वागत-सत्कार उन्हें ही 
करना पड़ता था। पालतू गाय--मैसों को देख-भाल और आय-व्यय 
का हिसात्र रखने का भार भी उन्हीं के ऊपर था। मठ के विभिन्‍न 
व्यावहारिक कार्थों के संपादन में भी वह सहायता पहुंचाया करते 
थे। मितभाषी, गंभीर मूत्ति इस साधक को कभी किसी ने समय का 
अपव्यय करते नहीं देखा। नित्य के कार्य को चुपचाप निष्ठा के 
साथ सम्पन्न कर वह गुर द्वारा उपदिष्ट साधना में रत हो जाते थे । 

मठ के जन-कोलाहलपूर्ण वातावरण में सेवा-सुश्रूषा आदि 
विभिन्‍न कर्मों का संपादन करते हुए भी तरुण योगी सदा अंतमुखीन 
रहा करते थे। गुरु गोपालनाथ की यही इच्छा थी कि वाह्य जीवन 
की चंचन । के बीच भी वह निलिण्त एवं प्रशांत बने रहें। इस 
दिल्ला में गभीरनाथ ने जो प्रगति की थी वह मठ के निवासियों के 
लिए कम आश्चर्यजनक नहीं थी । 

नाथ योगियों की साम्प्रदायिक रीति-नीति के अनुसार साधकों 
का अंतिम अनुष्ठान है !कर्णवेब । योगीश्वर महादेव के प्रतीक के 
रूप में गुरुजी ने शिष्य के कानों में दो कुण्डल पहना दिये। इस 
प्रकार के कुण्डल को दर्शनी' कहते हैं। नाथ -सम्प्रदाय के संन्‍्या- 
सिश्रों के कानों में छेद: कर उनमें इसका प्रवेश करा दिया जाता है। 
इसलिए उन्हें 'दर्शनी योगी' भी कहा जाता है। पश्चिम भारत के 
जनसाधारण में यह लोग 'कनफटा योगी” के नाम से परिचित हैं। 
गुर गोपालवाथ इसके बाद गंभीरनाथजी की कर्ण-भेदन दीक्षा के 
लिए तंयारो करने लगे। उनकी व्यवस्था के अनुसार प्रवीण एवं प्रसिद्ध 
नाथयोगी बाबा विश्वनाथजी द्वारा यह दीक्षा-दान सम्पत्त हुआ। 

जितने साम्प्रदायिक आचार, अनुष्ठान आदि थे सब क्रमशः 
समाप्त हो गये। कितु इन सबसे गम्भी रनाथजी की अंतर को पिपासा 
शांत नहीं हुई। पूर्णांग योग के जिस उच्चतम स्तर तक वह पहुंचना 
चाहते थे, सिद्ध नाथन्योगियों के अनुयायी साधक के रूप में जिस 
चरम अध्यात्म-अनुभूति द। वह्‌ आस्वादन करना चाहते थे, उसकी 
२६/१ 


र्ण्र भारत के महान साधक 


प्राप्ति कहाँ हो रही थी ? इस जन-बहुल मठ में इतनो कमं-व्यस्तता 
के बोच रहते हुए क्‍या वह उसे पा सकेंगे ? 

शिवकल्प गोरखनाथजी का साधन-जीवन गंम्भोरनाथ का 
आदर्श था। सांसारिक आवेष्टन से बाहर सघन वन में बंठ कर इस 


महायोगी ने दीर्घक्षाा तक तपस्या की थी। उन्होंने असाधारण 
योगैश्वययं एवं ब्रह्मज्ञान श्राप्त किया था। उसी परम प्राप्ति की आशा में 


गंभी रनाथ व्याकुल हो उठे । कठोरदर तपस्या के लिए तैयार होने में 
विलंब करना अब उनके लिए असह्य हो उठा। 

अध्यात्म-अनुभूति का द्वार अब एक-एक कर खुलताजा रहा 
था। इसलिए साधक की इच्छा हुई कि किसी सुदूर निर्जन स्थान में 
जाकर निरवच्छिन्न साधन में लग जाये । गुद गोपालनाथजी ने इस 
बार उन्हें बाधा नहीं दी । तीन वर्षों तक अपने घनिष्ठ साहचर्य में 
रखने के बाद उन्होंने अपने स्नेह- भाजन शिष्य को आश्रम त्यागने 
को अनुमति दी । 

गोरखपुर से दक्षिण दिद्या में उन्होंने यात्रा आरंभ की। पहले 
वह॒विश्वनाथपुरी वाराणसों पहुँचे । वाराणसी युग-युगांतर से 
साधकों की चिर अभिलषित तपोभूमि रही है। उनकी इच्छा हुई कि 
कुछ दिनों तक यहाँ रह कर साधन-भजन करें। अकिचन योगी 
केवल एक कौपीन और कंबल का संबल साथ लेकर मार्ग पर बढ़ते 
चले जा रहे हैं। भूख, प्यास और टिकने के स्थान की ओर उनका 
बिलकुल ध्यान नहीं है। उस समय उन्होंने अयाचक वृत्ति ग्रहण कर 


लीथी। 

मार्ग पर चलते-चलते एक दिन गम्भोरनाथजी बहुत थक गये। 
भूख-प्यास से व्याकुल हो रहे थे। इसी समय देखा गया कि एक 
पूर्व -परिचित -ब्राह्मण तेजी से उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। 
समीप आकर उसने गम्भीरनाथ को एक वृक्ष की छाया में बैठाया। 
इसके बाद सविनय कहने लगा, “गत रात श्रीनाथजी ने मुझे स्वप्ना- 
देश दिया-इस स्थान में एक श्रांत, क्षुधा-पीड़ित परित्राजक का 
आगमन होगा. तुम उसके भोजन एवं सेवा परिचर्या की व्यवस्था 
करो” । ब्राह्मण इसीलिए वहाँ दौड़ा हुआ आया था। अयाचित रूप में 


योगीवर गम्भी रनाथजी २०३ 
प्राप्त भोजन की वस्तुओं को खा लेने के बाद गम्भीरनाथजी ने फिर 
चलना आरंभ कर दिया । 


काशी पहुँचने पर उन्हें असीम आनंद प्राप्त हुआ। उनके विचार 
से यह प्रसिद्ध तीर्थ सत्र तीथों का राजा था। गंगा-स्नान एवं विश्व- 
नाथजी की यूजा समाप्त करके उन्होंने नदी-तट में एक निर्जन स्थ।न 
चुन लिया और वहीं लगातार तीन वर्षों तक योग-साधन में निमग्त 
रहे। उन्होंने यहां तप करते हुए अनेक उच्चतर अध्यात्मिक अनुभू- 
तियाँ प्राप्त कीं। एक शक्ति-मान साधन के रुप में क्रमशः उनकी 
ख्याति बढ़ने लगी। अब लोगों की भोड़ बढ़ने लगी जिससे योग- 
साधन के अनुकूल निर्जन परिवेश नहीं रह गया। इसलिए गरभ्भीर-- 
नायजी ने काशो का परित्याग कर दिया। 

इसके बाद प्रयाग उनका साधन-स्थान हुआ। झूसी के एक एकांत 
स्थान में वालू की गुफा में रहकर वे. कठोर तपस्या करने लगे। संयो- 
गवश मुकुटनाथ नामक एक युवक्र साधु वहाँ कहीं से आ पहुँचे। 
अध्यात्म साधना के क्षेत्र में वे भी नाथपंथ के ही अनुयायी थे । 
साधक गम्भीरनाथ उस समय निरवच्छिन्न ध्यान-जप एवं योगसा- 
धना में निमग्न थे। प्॒र्दी, धूप, वर्षा सहन करते हुए वे तपस्या में 
रतथे। शरोर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। न मालूम क्यों, 
तरुण साधक मुकुटनाथ ने इस त्याग-तितिक्षामय योगी के प्रति एक 
विशेष आकर्षण का बोध किया । इस समय से साधन-रत गम्भीर- 
नाथ की समस्त सेवा का भार उन्होंने साग्रह अपने ऊपर लिया। 

गम्भी रनाथजी क्रमशः योग साधन की गहनतम अवस्था में 
निमग्न होते जा रहे हैं। उनके अंतर में उस सपय तीब्र व्याकुलता 
एवं अदम्य संकल्प था-योग सिद्धि की उच्चतम स्थिति पर उन्हें पहु- 
चना ही होगा। साधन-ग्रुफा के बाहर इस समय वे कदाचित्‌ ही 
निकला करते ये। बाहर के लोगों के साथ मिलना-जुलना तो दूर रहा, 
एकनिष्ठ सेवक मुकुटनाथ के साथ भी उनकी बहुत कम बात-चीत 
हुआ करती थी । जिस दृढ़ संकल्प एवं एकाग्रता को लेकर वे योग- 
साधन के ब्रती हुए थे, इस समय अनेकांश में वह सफञ्न हो रही 


२०४ भारत के महान साधक 


थी। एक्रनिष्ठ तपस्यथ। के फलस्वह्प उनको साधन-सत्ता में असाधा- 
रण योग शक्ति विकसित हो उठी । 

झूसी को इस बरालुकामय गुफा में गम्भीरनाथ ने लगातार तोन 
वर्ष व्यतीत कर दिये। इस के बाद प्रयाग छोड़कर उन्होंने नमंदा 
की परिक्रमा करने का ब्रत ग्रहण किया । 

कठोर तपस्या के फलस्वरुप इस वार गम्भीरनाथजी ने साधना 
की स्थिर भूमि प्राप्त की। इसके बाद उनके साधक जीवन में व्यापक 
पर्यटन का दौर आरम्भ हुआ। भारत के समतल ओर पहाड़ी-प्रदेशों 
में सवंत्र, जहाँ जो कुछ सुगम और दुर्गम तोर्थ है. एक-एक की 
उन्होंने यात्रा की । अपने परित्राजक जीवन में उन्होंने विचित्र अनु: 
भव प्राप्त किये और इस प्रकार के जीवन को कल्याणकर वताबा। 
अपने शिष्यों से कहा करते थे, “जान रखो नित्य के जीदन के 
अभाव--अभियोग, सुख-दुःख के सम्पर्क में अ.कर पर्यटन करनेवाले 
साधक के भ्रम और संशय नष्ट हो जाते हैं-वैराग्य भाव सुदृढ़ होने 
पर उनकी देहात्म-बुद्धि भी क्रमश: नष्ट हो जाती है। पर्यटन का 
सबसे बड़ा लाभ यही है।” 

परित्राजक गम्भी रनाथजी एक बार कुछ सपय के लिए गरुरुघाम 
गोरखपुर लौटकर आये। इस बीच सिद्ध पुरुष के रूप में जन समाज 
में उनकी अच्छी ख्याति हो गयी थी । उनके त्याग एवं तप की चर्चा 
भी साधु-संतों में विशेष रूप से हुआ करती थी। प्रिय शिष्य को 
पुनः समीप पाकर गोगालनाथजों को जिन्न प्रकार अपार संतोष हुआ 
उसीप्रकार आश्रमवाश्षी भी अत्यंत आनंदित हुए। किंतु मठ के जन- 
कोलाहलपूर्ण वातावरण में गम्भीरनाथजों बहुत दिनों तक नदों रह 
सके। परम तत्त्व की प्राप्ति की आकांक्षा आज भी उनके जीवन में 
पूर्ण नहीं हुई थी। इसलिए एकांत में तपस्या करने के लिए यह 
साधक व्यग्र होकर पुन: बाहर निकल पड़े। 

गया के निकट ब्रह्मययोनि पहाड़ है। इसके शिखर पर कपिल- 
धारा नामक एक मनोरम निर्जन स्थान है। परिब्राजक संन्याप्ती एक 
दिन इसीके समीप आकर रुक गये। यह स्थान ही क्या उनकी अभीष्ट 
सिद्धि की निदिष्ट भूमि है ? मानों सहसा किसीने इस स्थान के साथ 


योगीवर गम्मी रनाथजी २०५ 


बनिण्ठ बोग बंबरन की बात उन्हें जता दी हो । एक अपूव॑ प्रेरणा उनके 
अंदर उद्4 हो उठी और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अपनी 
साथता की चरम सिद्धि के लिए इसी स्थान पर आसन लगाऊंगा । 
स्थान का प्राकृतिक परिवेश बड़ा ही रमणीय था। तपो-शभूमि को 
पवित्रता मानो बहाँ के वायुमंडल में ओत-प्रोत थो। तीन ओर तरू- 
लता झोमित इयामल पव॑त-श्रंणी और एक ओर जंगल से होकर 
डेढ़ी-मेड़ी पग-डंडो । नीचे समीप में ही जंगल से घिरा हुआ कपि-- 
लेइवर शिव का प्राचीन मंदिर। समस्त अचल में एक आश्चयंजनक 
दता एवं शुन्यता छाई हुई थी। दो एक साधन-रत संन्यासियों 
डुकर बहाँ स्थायी रूप में रहनेवाला और कोई नहीं था। आस- 
आन भो किसी सपय साधना एवं तपस्या भूमि के रूप में पुनीत 


हो चुके थे । विष्णपाद यहाँ से बहुत समीप ही था। बुद्ध एवं चेतल्य 
ने यहीं सिद्धि प्राप्त की थो। इस पुण्यमय परिवेश में ही गम्भीरू- 


नाथ जी की साधना परिपूर्ण सिद्धि की दिल्ला में अश्रसर हुई । 

कपिलधारा के निर्जन पहाड़ी प्रदेश में गम्भीरनाथ की तपस्या की 
जारा उस समय निरबच्छिन्न भाव से प्रवाहित होने लगी थी। कभी 
उन्मुक्त आकाश के नीचे, कभी ब्रह्मयोनि पहाड़ की गुफा में साधक 
आत्म-समाहित रहा करते। शौत, वर्षा, ग्रीष्म एक-एक ऋतु आती 
ओर उनके मस्तक के ऊपर से होकर चली जाती। किसी दिन 
भी ऋतु-परिवत्तंन की ओर उनका ध्यान नहीं गया। अविचल 
निष्ठा के साथ अध्यात्म-जीवन के एक-एक स्तर को वे पार करते 
जा रहे हैं। 

इस समय गम्भीरनाथ जी ने अपने वाह्मय जीवन में बहुत-कुछ का 


त्याग कर दिया था। ऋृच्छुब्रती कौपीन-धारी संन्‍्यासी के पास एक 
कंबल, नारियल का खप्पर और योग-दंड के सिवा और कुछ नहीं 


था। कोई संगी या सेवक भी नहीं था। अंतमु खी योगी दिन-रात 
ध्यान में निमग्न रहा करते थे । 
योग-क्षेम भी इस समय मानो भगवान के अदृश्य संकेत पर ही 


२०६ भारत के महान साधक 


पूरा हो रहा था। गया के पड़ोस में अक्कू कुर्मी नामक एक व्यक्ति 
रहता था। वह बड़ा गरीब था। जंगल से लकड़ी काटकर झहर में 
बेचता और इसी से जीविका निर्वाह करता था। लकड़ी काटने के 
लिए उसे वीच-बीच में कपिलधारा के जंगल में जाना पड़ता था। वहाँ 
एक दिन गम्भीरनाथजी की दिव्य मूत्ति उसने देखी । 
दर्शन के साथ साथ अक्कू के जीवन में एक परिवत्तंत घटित 
हुआ। नवीन तपस्वी के चरणों में आत्म समर्पण किये बिना वह 
नहीं रह सका | धूनी के लिए लकड़ी और भाग जुटाने का भार उसने 
स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया। इसके साथ हीं साधु बावा के लिए 
फलाहार और दूध भी वह ले आया करता था। यह कठोरब्रवी 
साघक कौन ये, कहाँ से आंये थे, कैसे थे यह वह नहीं जानता था । 
कितु उनकी सेवा, परिचर्या के लिए वह व्याकुल रहा करता था। बाद 
में उसका भाई मुन्नी भी साधु बाबा का भक्त बन गया। इस प्रकार 
क्रमशः सारा कुर्मी परिवार साधु बाबा की सेवा में निरत हो गया। 
सीधा-सादा अक्कू और उसके परिवार के अन्य लछोग साधु 
बाबा! को ही अपना अभिभावक और हितेषी रामझने लगे। दुःख- 
विपत्ति पड़ने पर बाबा के निकट अपने अंतर का आवेदन पहुँचाकर 
अपने हृदय का भार वे हल्का कर लेते । अक्कू परिवार के इस 
अपनापन, सेवा एवं त्याग को देखकर गम्भीरनाथ ज्ञी उसके प्रति एक 
सहज आत्मीयता के बंधन में आबद्ध हो गये। केवल इस समय में 
ही नहीं, बाद में चलकर भी देखा गया कि योगी की स्नेहपूर्ण दृष्टि 
बराबर इस गरीब परिवार पर निबद्ध रहती थी। उनके भाव एवं 
आचरण को देखकर सब लोग यही समझने लगे थे कि इस दरिद्र 
कुर्मी परिवार के प्रति वे अपने को चिर-ऋणी समझते थे । 
इसके बाद गम्भी रनाथजी के एकांत सेवक के रूप में दो नये 
साधक देखे गये-नृपत्‌नाथ और सिद्धनाथ | गृह-त्याग करने के बाद नूप- 
तनाथ सदुगुरु की खोज में विभिन्‍्न- स्थानों में भटक रहे थे। ऐसे समय 


योगीवर गम्भीरनाथजी २०७ 


में ही सहसा एक-दिन कपिलधारा में गम्भीरनाथजी से उनका 
साक्षातूकार हुआ। उसी दिन इस सौम्यदर्शन योगी के चरणों में 
आश्रय ग्रहण करने के लिए ते कृत-संकल्प हुए । वाबा ग्रम्भीरनाथ 
हपा किसो के दीक्षा देने के लिए राजी नहीं होते थे, इसलिए उस 
दिन उन्होंने नृपत्‌नाथ के आवेदन को स्त्रीकार नहीं किया। फिर भी 
चूपत्‌ताथ उन्हें ही गुरु मावकर एकांत विष्ठा के साथ उनकी सेवा 
करते रहे। ध्यान मग्न योगी को देनंदिव परिचर्या का भार इस 
समय से प्रधानत: उनके ऊपर ही पड़ा । 
केवल गम्भी रवाय की देह-रक्षा का भार ही नहीं, उचके साधन- 
मार्ग में किसी प्रकार को विध्न-ब्राधा नहीं हो इस ओर भो नृयतुनाथ 
की सजग दृष्टि रहती थी । योगीवर के निविष्व साधन-भजन में जिन 
वस्तुओं की आवश्यकता थी उन सब की व्यवस्था करते हुए वे चारों 
ओर से उन पर पहरा देते थे। भयंकर भैरव वेश में सज्जित सेवक 
नृपतृनाथ को हाथ में त्रिशुल॒ लिये प्रायः हिंसक जीव-जंतुओं को 
भगाते हुए-देखा जाता था। तीर्थ-यात्रो कौतृहलवश ग्रम्भीरनाथजी 
को योग-सावना में विघ्न न डालें इस ओर भा नृपत्‌नाथ सतके रहा 
करते थे। उस समय भैरव वेश्ञ में नृ+त॒नाथ को देखकर बहुतों को 
व्यान-मग्न योगी के सामने उपस्थित होने का साहस नहीं होता था। 
गम्भी रताथ के साधन-स्थल से कुछ नीचे खर्पर भैरव नामक स्थान 
में नृपतूनाथ और सिद्धिनाथ रहा करते थे । बोगी को सेवा-परिचर्या 
कर लेने के बाद दोनों कपिलधारा से नीचे उतर आते और अपनी 
पर्ण कुटी में विश्वाप करते । इससे ग्रम्भोरनाथजी को एकांत में अपनी 
कठोर तपस्या में अग्रसर होने का सुयोग मिलता । 
ब्रह्मयोनि पहाड़ की एकांत गुफाओं में दो एक साधु-तपस्वी 
स्थान-स्थ।न पर देखे जाते थे। धीरे-धीरे इन तपस्वियों में भी गम्भी र- 
नाथजी की योग-साधना की चर्चा फैलने लगी। इसलिए ये कभी-- 
कभी योगी के सम्मुख आ जाया करते थे। गम्भीरनाथजी के समीप 


बेठकर साधन-रत होने पर वे भी सहज ही गम्भोर ध्यान में डूब जाते 


रण्द भारत के महान साधक 


थे। केवल ब्रह्मययोनि पहाड़ के आस-पास में ही नहीं; गया्षेत्र में 
भी धीरे-धीरे इस महासाधक के योगेश्वर्य की ख्याति फैल गयी। 
कपिलधारा का दिव्य दर्शन एवं शक्तिमान महात्मा की ब्रात उस 
समय सब लोग जान गये थे। 

गया के माधोलाल पंडा एंक घनी-मानी व्यक्ति थे । संयोग से वे 
एक जटिल एवं विपज्जनक मामले में फेस गये । यदि यह मामलः 
वे हार जाते तो उनके लिए दर-दर का भिश्लारी वनने के सिवा और 
कोई चारा नहीं था। और, मामला का जैसा रंग ढंग था उसमे' उनके 
जीतने की तनिक भी आशा न थी। उनके सामने भविष्य अंबकार- 
मय दिखाई पड़ता था। विपन्न माधोलाल निरुपाय होकर गम्भीर- 
नाथजी के शरणार्थी हुए ओर साश्र्‌ तेत्रों से योगी-प्रवर के सामने 
अपना दुःख कह सुनाया। उनकी दु:ख कथा सुनकर बाबा द्रवित हो 
गये। उन्हें सांत्त्वना प्रशन करते हुए प्रशांत कंठ से बोले, “चिन्ता 
मत करो। तुम्हारा भला हो होगा।” 

धत्यंत अप्रत्याशित रूप में माधोलाल यह मुकदमा जीत गये 
ओऔर इस प्रकार सबंनाश होते-होते वचा। इस के बाद से वे गम्भी र- 
नाथजी के एकांत भक्त हो गयये। और बराबर उनकी सेवा में दत्तचित्त 
रहने लगे। अपने इस भक्त के साग्रह अनुरोध पर गम्भीरनाथजी ने 
उन्हें कपिलधारा के साधन-स्थल में एक योग गुहा और वेदी-निर्माण 
करने की अनुमति प्रदान की। लगभग बारह वर्षों तक लगातार 
वहीं रहकर गम्भी रनाथजी साधन-भजन करते रहे । 

योग-गुहा के भीतर के प्रकोष्ठ में गम्भीरनाथ दिनरात ध्यान- 
मग्न होकर सामधिस्थ हो जाते। सेवक-गण इस प्रकोष्ठ के बाहर 
थोड़ा-सा दूध उनके लिए रख जाते। जब उनका ध्यान टूटता, 
आवश्यकता होने पर गम्भीरनाथ केवल वही दूध पी लेते। इस प्रकार 
वहां अवस्थान करते हुए वे योगसाधना की उच्चतर अवस्थाओं 


को एक-एक कर पार करने लगे । 
आरंभ में योगीवर एक सप्ताह या पखवाड़े के बाद अपनी योग-- 


योगीवर गम्भी रनाथजी २०९ 
गुहा से बाहर निकला करते थे । दूर-दूर से आये हुए भक्त, मुमुक्षु एवं 
आत्तंजन उनके साधनस्थल में उपस्थित होकर नियत समय में उनके 
दर्शनों की प्रतीक्षा करते। गम्भीरनाथजी उस समय भी अंतमु खीन 
ही रहा करते थे। मौन एवं प्रशंतवदत गम्भीरनाथ भक्त-मंडली को 
भाशोर्वाद देकर पुनः अपने योग-प्रकोष्ठ में लौट जाते और ध्यानस्थ 
हो जाते । 

मौनी योगीवर एक बार लगातार तीन मास तक अपनी योग-ग्रुहा 
में ही रह गये। इस समय की अत्यन्त उग्र साधना के फल-स्वरूप 
उन्हें अभीष्सित परम वस्तु प्राप्त हुई । अमित योगसामथ्य प्राप्त कर 
लेने पर एक शक्तिवर ब्रह्मज्ञानी पुरुष के रूप में उनका अभ्युदय 
हुआ । 

गम्भीरनाथजी की सत्ता में योगविभूति, ज्ञान एवं माधुय का 
अपूर्वे समाहार देखा जाता था| अपने साधन-ऐश्वर्य को वे इतने 
सहज स्वच्छंद भाव से मधुरता के साथ वहन किये रहते कि एक 
असाधारण योगी के रूप में सर्वसाधारण के लिए उन्हें पहचानना 
संभव नहीं था। हाँ, उस समय के जो विशिष्ट साधक एवं ब्रह्माज्ञ पुएष 
थे उनकी दृष्टि में गम्भीरनाथ की लोकोत्तर सत्ता छिपी नहीं थी । 

वराबर पहाड़ के दो प्रवीण नाथयोगी, धनिया पहाड़ के नानक- 
पंशी महापुरुष ठाकुरदास बाबा गम्भीरनाथजी के प्रति विशेष श्रद्धा- 
ज्ाव प्रदर्शित करते थे। वृन्दावन के स्वनामधन्य ब्रह्मज्ञ पुरुष रामदास 
काठियाबाबा के मुख से भो महायोगी के साधन-ऐश्वय को बात सुनी 
जाती थी । 

प्रभुवाद विजयक्ृष्ण गोस्वामी गम्भीरनाथजी के प्रति आंतरिक 
श्रद्धाभाव रखते थे। उन्होंने योगीवर से अनेक साधन सीखकर 
अपने को कृतार्थ किया था। इन महायोगी के सम्बंध में जब कभी 
चर्चा होती तो गोस्वामी जी विशेष उत्साह प्रकट करते और अपने अंत- 
रंग शिष्यों से वे प्रायः कहते थे, * बाबा गम्भीरनाथजी क्षणभर में 
सृष्टि-स्थिति-प्रलय करने में समथे हैं। ऐश्वय भाव से सिद्धिलाभ 
करने के बाद अब उन्होंने माधुये भाव में डूबकी लगाई है ।” 
२७/१ 


२१० भारत के महान साधक 


विजयकृष्ण गोस्वामी के एक शिष्य नवकुमार विश्वास महाझ्नय 
ने योगीवर ग़म्भीरनाथ एवं गोस्वामीजी के सम्बन्ध में एक मनोज्ञ 
विवरण दिया है-“आकाशगंगा के आश्रम में हम सोये हुए हैं। 
सब कुछ नीरव एवं निस्तब्ध, चाँदनी रात। बीच-बीच में सुनाई 
पड़ता, जैसे कोई पहाड़ के शिखर पर एक-दो बजे सितार बजाकर 
भजन कर रहा हो। गोस्वामीजो हमलोगों से कहा करते, “सुनिये 
बाबा गम्भीरनाथ जो कितने मधुर स्वर में भजन कर रहे हैं ।” किसी 
किसो दिन यह भजन सुनकर वह अकेले मध्यरात्रि में वहाँ दौड़कर 
चले जाते । दो-एक घंटा के बाद फिर वहाँ से लौटकर आ जाते। 
एक दिन गोस्वामोजी बोले, बाबा प्रेमिक और शक्ति-संपन्‍न महात्मा 
हैं। हिमालय के नीचे इस प्रकार का और कोई सिद्ध महात्मा नहीं 
देखा जाता है। पहाड़ पर बाघ, साँप आदि कितने ही हिंसक जन्तु 
हैं किन्तु बावा की शक्ति से मुग्ध होकर कोई उन्हें हानि नहीं पहुँ- 
चाता ।” 
बाबा गम्भीरनाथ ओर गोस्वामीजी के मिलन का मधुर चित्र 
अंकित करते हुए मनोरंजन गुहठाकुरता ने लिखा हैं :“हिंसक जीव- 
जंतुओं,से भरे हुए गया के पहाड़ पर निर्जन कपिलधारा के शिखर के 
ऊपर बेठे हुए गम्भीरनाथजी गंभीर रात्रि में सितार बजाकर भजन 
गा रहे थे, और आकाश-गंगा के पहाड़ से गोस्वामीजी संगियों को 
छोड़कर वन-जंगल का बीहड़ मार्ग पार करते हुए उन्मत्त-मन से 
दौड़कर वहाँ पहुँच जाते थे। यह किसका प्रम था। कौन सा आक- 
पण था। किसम्रेम में ये दोनों बँध गये थे ? इस बबन का सूत्र कहाँ 
था? किस मालाकार नेबीच में आकर दो हृदयों को इस रूप में 
आवद्ध कर दिया था? इस पुण्य कहानी को सुनने से भो प्राणी को 
धर्म होता है। क्षण भर के लिए हृदय विस्मित एवं स्तंभित हो 
जाता है। ! 
उत्तर भारत के अनेक महात्मा एवं योगी गम्भीरनाथजी के संग 
और सौहाद की कामना करते थे। इनमें एक थे गंगोत्री के बाबा 
सुन्दरनाथ । इन महात्मा की योग-विभूति इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि 
एक ही समय में (वभिन्न स्थानों में यह सश्लरीर उपस्थित हो सकते थे। 


योगीवर गम्भी रनाथजी २११ 


बाबा गम्भीरनाथ के साथ इनकी घनिष्ठ मैत्री थी। इनके दर्शन के 
लिए यह महापुरुष यदा-कदा गोरखपुर भी जाया करते थे । 

गम्भीरनाथजी अपने योगैश्वयं को यों सर्वंसाधारण में प्रकट 
नहीं करते थे । इसप्त प्रकार की समस्त शक्ति-विभूतियों को वह प्रपंच 
कहा करते थे। कितु सर्वथा स्वाभा-वक रूप में योगीवर की योग- 
विभूति की लीला स्थान विशेष में कभी-कभी प्रगठ हुए बिना नहीं 
रहती। सूर्य के उत्ताप के समान उनके सहज योगेश्वर की दीप्ति उनके 
समग्र परिपाइवं को देदीप्यमान कर देती । 

अवक्‌ और मुन्नी ये दोनों कुर्मी-बंधु बहुत दिनों तक स्वामीजी 
की सेवा में लगे रहे। उनका सारा परिवार हो घीरे-धीरे इन 
महात्मा की शरण में आ गया। एक बार बाबा का प्रिय भक्त अकक्‌ 
किसी कठिन रोग से पीड़ित हुआ, बचने की कोई आशा नहीं थी। 
अंत में एक दिन देखा गया कि रोगी मरणासस्न अवस्था में पहुँच गया 
है। शरीर में प्राण का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है। आत्मी- 
यजन मृतक के संस्कार का प्रबंध करने में लगे हुए हैं। अक्कू का 
छोटा भाई मुन्‍्नी शोक-विह्लल होकर धैर्य खो रहा था। दोड़ा-दौड़ा 
गम्भीरनाथजी के आसन के पास पहुंचा। बाबा का पाँव पकड़ 
रो-रो कर कहने लगा, “बाबा, आपका एकनिष्ठ सेवक अक्कू चल 
बसा, कितु हम लोग जानते हैं कि आपके लिए असाध्य कुछ नहीं 
है। कृपा कर आज आप उसे बचायें।” 

ध्यान मग्त योगी ने आँखें खोलो। आत्तें-अकुल जन के ऋंदन 
ने उन्हें करुणाद्रं कर दिया। मुन्नीको घर जाने का आदेश देते हुए 

उन्होंने कहा कि शव का अग्नि-संस्कार रोक रखो। इसके साथ 

साथ वे शीघ्र ही अक्कू की रुग्न शय्या के पास पहुंच गये। भक्त का 
शरीर स्पर्श करने के बाद गम्भीरनाथजी ने कमंडलु से कुछ बूदें 
उसके मुख में डाल दी। जो लोग वहाँ उपस्थित थे सब ने आइचर्य 
के साथ देखा कि अक्क में प्राण के लक्षण पुनः प्रकट होने लगे हैं। 


२१२ भारत के महान साधक 


उसने घीरे धीरे आँखें खोली और बिछावन पर करबट बदली । उम्र 
दिन उसके लिए पथ्य की जो ब्यवस्था की गयी, वह्‌ भी बड़ी विचित्र 
थी। अक्कू के पथ्य के लिए खिचड़ी तैयार करने का .आदेश देकर 
बावा गम्भी रनाथ कयिलधारा के आसन पर लोट गये । इसके बाद 
भी अवक्‌ बहुत दिनों तक जीता रहा । 

कपिलघारा में गम्भीरताथजी के आसन के समीप कभी कभी एक 
बाघ आ जाया करता था । बाघ वहाँ पहुँचकर योगी की 
प्रदक्षिणा करता और फिर कहाँ चला जाता, कोई नहीं जानता था। 
प्रायः यह बाघ उस समय आता जब योगी के पास कोई नहीं होता । 
कितु एक दिन यह बहुत लोगों के सामने ही आ पहुँचा। उस दिन 
बावा भक्तों एवं साधुओं से घिरे हुए बेठे थे। बाघ को देखते हो 
सब लोग डर से काँप उठे। बावा ने तुरत सब को आइवासन देते 
हुए प्रशांत कंठ से कहा “आप लोग डरें नहीं और न यहाँ से हटने 
के लिए व्यग्न हों। यह व्याप्र-रुपी एक महापुरुष हैं। सव लोग चुप- 
चाप वेठे रहिए ।” अपने आसन पर बेठे हुए सब लोग भीति-- 
विस्मय-मिश्रित नेत्रों से भयंकर बाघ की ओर देखते रहे। इसके 
बाद बाघ कुछ क्षणों तक एक दृष्टि से योगिराज को देखता रहा 
और घीरे धीरे आश्रम के आँगन से चला गया। 

जंगल के बाघों के साथ गम्भीरनाथजी वरावर मैत्री और अप- 
नापन का व्यवहार करते थे। उपयुक्त घटना के बाद भो उनके 


समीप एक-एक बाघ आ पहुँचता था। बाघ को भाव-भगी देखकर 
ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि उसमें नरभक्षक पशु की किचित भी 


हिल्न प्रकृति है-ऐसा लगता था मानो वह बाबा का पालतू जानवर हो । 

बाद में चलकर गोरखपुर मठ के पिजड़े में गम्भीरनाथजी का 
एक पालतू अनुगत बाघ देखा जाता था। उसकी देख-भाल के सम्बन्ध 
में बाबा बहुत सतर्क रहा करते थे। सेवकों की असावधानी से 


बाघ किसी क्सी दिन पिजड़े से बाहर निकल आता था। गम्भीरनाथ 
जी केसाथ वहुत हिलमिल गया था। सामना होने पर वह 


योगीवर गम्भीरनाथजी २१३ 


उससे कहा करते, “अरे, तुम्हारे भय से आश्रम के साधु लोग भाग 
पड़ते हैं! अब शांत हो जाओ और पिजड़े के अंदर चले जाओ, बेटा ।” 
इसके वाद सस्नेह उसके कान को पकड़ कर खींचते हुए उसे पिजड़े 
की ओर ले जाते । खुशी से दुम हिलाते हुए बाघ तब पिजड़े के अंदर 
प्रविष्ट हो जाता । 

मुन्नूलाल धारीवाल नामक एक गयावाल के पागलपन के कारण 
सब लोग परेशान हो उठे थे। कई वार वह साधुओं पर भी अत्याचार 
करने से बाज नही आया। . एक दिन कपिलघारा में आकर वह साधु 
महात्माओं को तंग करने लगा। इस वार स्वामीजी की कृपा-दृष्टि 
उनके ऊपर पड़ी । उन्होंने जोर से उसके गाल पर दो तमाचे लगा दिये 
इसके फलस्वरुप केवल उस दिन के लिए ही उसका उपद्रव बंद नहीं 
हो गया, वल्कि सदा के लिए ही वह शांत एवं सुस्त हो गया। इसके 
वाद बहुत वर्षों तक स्वाभाविक रूप में वह अपना कारवार 
चलाता रहा और फिर कभी पागल नहीं हुआ । 

प्रयाग के कु भ मेला में एक बार दंगा हो गया। किसी कारणवश 
उत्तेजत होकर बेष्णव नागा साधुओं ने योगियों एवं संत्यासियों 
पर आक्रमण कर दिया। मेला में उस दिन खून-खराबी हो गई और 
योगियों में कितने घायल हुए। योगी सम्प्रदाय के नेता गम्भीर- 
नाथजी उस समय उधर ही डेरा डाले हुए थे। ध्यानासन पर बैठे हुए 
उनके कानों तक इस उत्तेजना और मारपीट की कोई खबर नहीं 
पहुँची थी। लाठी और चिमटा लिए हुए जब नागा साधु उनकी 
छावनी में प्रवेश करनें जा रहे थे उस समय भी वह अचल ध्यानस्थ 
बेंठे हुए थे। 

इसी समय एक भक्त उनके आसन के सम्मुख उपस्थित होकर 
जोर से चिल्ला उठा--“महाराज, जरा देखिये तो कैसा विपत्ति आ 
पड़ी है। मारपीट करने के लिए ये सब भीतर चले आये हैं।” इस 
वार ग्रम्भीरनाथजी का ध्यान टूटा। आँख खोल कर उच्च स्वर में 
केवल इतना ही बोले, “बस, शाँत होओ |, शांत होओ ।” क्षण भर में 


२५१४ भारत के महान साधक 


एक जादू जैसी घटना हो गई। आक्रमणकारी नागा एकाएक रुक गये । 
उनकी उत्तेजना एक बारगी शांत हो गई। लाठो, चिमटा आदि झुका 
कर वे नतमस्तक धीरे-धीरे वहाँ से चल दिये । 

गम्भी रनाथ जी के जीवन में योग-विभूति एवं अलौकिक शक्ति का 
जो कुछ प्रकाश देखा गया है वह आस-पास के लोगों पर क्ृश के रूप 
में। साधारणतः वे अपनी इन शक्तियों को सतर्कता के साथ गोफ्न 
रखते थे। जिज्ञासु भक्तों को वह अपनी अलौकिक शक्ति की अपेक्षा 
सहज लौकिक शक्ति का परिचय देना ही अधिक अच्छा समझते थे। 

गम्भीरनाथजी के एक शिष्य ने त्याग एवं सेवा--निष्ठा में प्रसिद्धि 
प्राप्त की थी। अपने गुरुदेव के लिए वह नि:संकोच परिश्रम करते और 
उनकी तुष्टि के लिए मुक्त हस्त होकर अर्थ- व्यय भी करते। अपनी 
दीघंकाल की सेवा-परिचर्था के बीच किसी दिन भी उन्हें गम्भीरनाथ- 
जी की अलौकिक योग-विभूति का परिचय नहीं मिला। इसका उन्हें 
बराबर खेद रहा । 

एक दिन बाबा से वह अपनी विभूति--लोला दिखाने के लिए बार- 
बार साग्रह अमुरोध करने लगे। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि बहुत 
समय से गुरुजी की जो वह सेवा करते आ रहे हैं. इससे उनके गुरुजी 
उनके इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। गम्भीरनाथजी समझ 
गये कि शिष्य को सेवा का अभिमान हो गया है। इसके सुधार के 
लिए उन्होंने नाथ-सम्प्रदाय की पुरानी कहानी का वर्णन किया। 


कहानो इस प्रकार थी: -- 

महायोगी गोरखनाथजी एक बार बहुत समय तक तपस्या-रत थे । 
इस समय एक भक्त ब्राह्मण उनकी देख--भाल करता और प्रति 
दिन उन्हें पयस भोजन कराता । बहुत दिनों की सेवा के बाद इस 
ब्राह्मण को योंगीवर की विभूतियों को प्रत्यक्ष करने का कौतृहल 
हुआ। उसको यह घारणा थी कि एकनिष्ठ सेवा द्वारा वह गोरख- 
नाथजी का स्नेह-भाजन बन गया है। इसलिए उगक अनुरोध को वड़ 
कभो टालेंगे नहीं। गोरखनाथ जी ने विचार किया- भक्त को सेवा 
का अहंकार हो गया है, शीघ्र इस अहंकार को नष्ट कर देने की 


योगीवर गम्भीरनाथजी २१५ 


आवश्यकता है। उसी समय उन्होंने विपुल परिमाण में दूध, चीनी 
और चावल उनके सामने उगल दिये और गम्भीर स्वर में बोले -- 
देखो, तुमने जो सब चीजें खिलायी थीं वे सब यहाँ पृथक-पृथक रूप 
में रखो हुई हैं।” इस अलौकिक दृश्य को देखकर भवषत ब्राह्मण भय 
एवं विस्मय से अवाक हो गया। सेवा-निष्ठा का जो अहंभाव उसमें 
जाग्रत हो गया था, वह चूर्ण हो गया । 


बावा अपने शिष्यों एवं भक्तों के कल्याण के लिए अनेक अव- 
सरों पर इस कहानो को दोहराया करते थे। ग्रुरूजी की योग-श॒क्षति 
काच त्कार देखने का कौतूहल जिन लोगों के मन में उत्पन्न होता» 
उन्हें फिर आगे बढ़ने का साहस नहीं होता । नि 

कपिलघारा के ज्ञांत-समाहित जीवन के परिवेश को छोड़कर 
गम्भी रनाथजी बीच-बीच में तीर्थ-प्रमण के लिए निकल जाते थे। 
चाहे कितना ही दुर्गंग एवं विपद-संकुल क्‍यों न हो, भारत का कोई 
भो तीर्थ उससे अपरिचित नहीं था। पर्यटन के बाद वह फिर लौट- 
कर गया-अंचल में ही आ जाते। 

उनके आश्रम में इस समय भक्तों का विशेष रूप में समागम 
होने लगा था। एकांत तपस्या-स्थल में क्रमशः मदिर, वास-भवन 
आदि निर्मित हो चुके थे। अब कपिलघधारा के परिवेश को गम्भीर- 
नाथजी एकांत-वास के अनुपयुक्त समझने लगे थे। अतः भक्त 
माधोलाल ने वामनी घाट में योगी-राज के लिए निर्जन में एक बार 
उद्यान-भवन बनवा दिया था। तोर्थाटन से लौट कर गम्भी रनाथजी 
विशेषतः इस उद्यान में हो आसन लगाया करते थे । 

साधुओं और तीर्थ-यात्रियों के बीच बिलकुल साधारण भाव से 
चलते किरते रहने पर भी गम्भोरनाथजी को अलौकिक शक्तिका 
परिचय प्रायः लोगों से छिपा नहीं था। राख से ढकी हुई आग कब 
किस फाँक से धधक उठेगी, यह कोई ठीक नहीं जान सकता। एक बार 
गम्भी रनाथजी आठ-दस संगियों के साथ उदयपुर गये हुए थे। एक 
निर्जन मैदान में सब लोग धुनी जलाकर बेठ गये । बरसात का 


२१६ भारत के महान साधक 


समय था। देखते-देखते सारा आकाश वादलों से भर गया और 
जोर से वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर जल ही जल हो गया, किन्तु 
आइचय का विषय कि बाबा गम्भी रनाथ मैदान के जिस भात में बेंठे 
हुए थे वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं वरसा। साथ में जो संन्यासो थे 
उन्हें गम्भीरनाथजी का माहात्म्य मालूम था। उन्हें समझने में देर 
नहीं लगी कि यह अलौकिक घटना महापुरुष की योग-शक्ति के 
कारण ही घटित हुई है। 
इस घटना के बाद ही गम्भीरनाथजी की ख्याति उस अंचल में 
फैल गई। लोगों की भीड़ इतनी होने लगी कि संन्‍्यासियों के लिए 
वहाँ ठहरना कठिन हो गया। इसके अलावा एक और विपत्ति आ 
पड़ी। उदंयपुर के महाराणा के कानों तक इन योग-विभूति संपन्न 
महापुरुष की वात॒ पहुँच गई। गम्भीरनाथजी को अपने राज-प्रासाद 
में लाने के लिए वह वार-बार अपना आदमी भेजा करते थे। किस्तु 
योगी-प्रवर का नियम था किसी गृहस्थ के आवास में वह पदार्पण 
नहीं करेंगे। केवल एक बार अपने भक्त अक्कू कुर्मी को प्राणदान 
करते समय उन्हें बाध्य होकर गृहस्थ के घर में जाना पड़ा था। महा- 
राजा के आमंत्रण को अग्राह्म करने पर भी विपत्ति से छुटकारा नहीं 
मिला। भहाराज स्वयं योगीराज के समीप उपस्थित होने के लिए 
तैयार हो गये । यह संवाद सुनते ही गम्भीरनांथजी ने तत्क्षण 
उदयपुर से अस्थान कर दिया। 
गम्मी रनाथजी असामान्य ऋद्धि-सिद्धि के अधिकारी बन चुके थे। 
असंखझ्य साधु-संन्‍्यासियों की जमात में भी उन्हें सहज ही पहचाना 
जा सकंता था। साधुओं की जिस किसी भी पंगत या मेले में वह 
उपस्थिति होते थे, वहाँ अत्यंत स्वाभाविक रूप में उनका नेतृत्व 
स्थापित हो जाता था। इस सम्बन्ध में बाबा गोकुलनाथ ने अपने 
प्राचीन संस्मरण के प्रसंग में लिखा है, “मेरे पूर्वज वंशानुक्रम से 
सारंग कोट के योगियों के शिष्य थे। १८६० ई० में मैं अपने पिता 
के साथ सारंग कोट के पीर एल्ाचीनाथ के भंडारा में गया हुआ था। 
वहाँ सुनने में आया-कि एक 'राज योगी” अमरनाथ से आये हुए हैं । 


योगीवर गम्भीरनाथजी २१७ 


मैंभी अपने पिता के साथ इस 'राज योगी' को देखने गया। उक्त 
भडारा में १२०० साधु उपस्थित थे। उनके बीच गम्भीरनाथ बाबा 
एक राज योगी के समान ही परिलक्षित हो रहे थे ।” 


__. हस्थ, तीर्थयात्री अथवा साधु-संन्‍्यासी जिस किसी के पास 
योगीवर पहुँच जाते थे, वह अपने अंतस्थल में एक दिव्य आनन्द का 
अनुभव किये बिना नहीं रहता। उनकी सदा प्रसन्न दिव्य मृत्ति से 
अप्तीम माधुय॑ एवं शांति की धारा चारों ओर विस्तारित होती रहती । 

एकबार पुरी-धाम में जटिया बाबा के आश्रम में गम्भीरनाथजी 
कई दिनों तक रहे । प्रभुपाद विजयक्ृष्ण गोस्वामी के शिष्यगण बाबा 
के अत्यन्त प्रियपात्र थे । उनके आमंत्रण पर ही वह यहाँ आये हुए थे । 
गोस्वामीजी के शिष्यों ने उनकी जेसी आव-भगत्त की उससे वह बड़े 
असन्‍्त हुए। इस समय गरम्भीरनाथजी का सान्निध्य-लाभ कर आश्रम- 
वासियों का जो कल्याण साधन हुआ, उसका वर्णन करते हुए शारदा- 
कांत वन्द्योपाध्याय ने लिखा है, “उस समय उनका जिसने दर्शन किया 
उनकी कृपा चिरकाल के लिए उसके हृतपटल पर अंकित हो गई। 
आश्रम का सेवा-कार्य सम्पन्न कर कभी-कभी अपराह्द में उनके समीप 
जा वेठत। । उनके पास बैठते ही अनुभव करता, मेरा गुरु-प्रदत्त 'नाम' 
स्वतः मेरे अन्तर में बड़ वेग से उच्चारित हो रहा है। कुछ क्षणों के 
वाद बाबा का भादेश होता--'जाओ, अब सेवा कार्य करो ।' 

गोस्वामीजी के शिष्य मनोरंजन गुहठाकुरता ने प्रयाग के कुम्म- 
मेला के कथा-प्रसंग में महायोगी गम्भी रचाथजी का एक मनोज्ञ आलेख्य 
अकित किया है। उन्होंने लिखा है, “जिस प्रकार देखकर और किचित्‌ 
सिर हिलाकर इशारे से वह मन प्राण को मुग्ध कर देते हैं, उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। वह अत्यन्त अल्पभाषी हैं। साधकगण इन्हें 
सिद्ध पुरुष के रूप में जानते हैं। बहुत से शिष्यों के साथ वह मेला में 
उपस्थित थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति इनके आसन के समीप पाँच 
सौ कम्बल रखकर चले गये । बाबा गम्भीरनाथजी उस समय ध्यानस्थ 
२८॥ १ 


र्श्८ भारत के महान साधक 


थे। कुछ समय के बाद जब उनके नेत्र खुले, उन्होंने अपने सामने 
कम्बलों का ढेर देखा। बायें हाथ की अंगुली से इशारा करते हुए 
कहा-जिन्हें इनकी जरूरत हो, उन्हें ये सव दे डालो। उसी समय 
सारे कम्बल बांट दिये गये । 
शक्तिघर योगी होने पर भी गम्भीरनाथजी व्यावहारिक जीवन में 
एक सहज-सुन्दर प्रंमिक पुरुष थे। लौकिक जीवन की विभिन्‍न 
समस्याओं और दन्द्रों के बीच उनके करुणा-घन रूप को ही व्यक्त होते 
हुए सबसे पहले देखा जाता था। 
एकवार गया के पहाड़ पर उनके भक्तों एवं दर्शनार्थियों की संख्या 
बहुत बढ़ चली थी । लोक-समागम अधिक होने से बीच-बीच में चोरों 
के उपद्रव भी होने लगे थे। एक दिन भाघी रात में कुछ बदमाश ढेला 
फेंकने लगे। इससे भक्तगण कुछ विचलित हो उठे। बावा गम्भीरनाथ 
के कानों तक इस खबर के पहुँचने में देर नहीं लगी । निर्विकार महा- 
पुरुष धीरे-धीरे चल कर उन बदमाशों के सामने उपस्थित हुए। उन्हें 
बुलाकर सस्नेह कण्ठ से कहा, “तुमलोग ढेला क्‍यों फेकते हो ? आओ, 
तुम जो कुछ चाहो इस आश्रम से ले जाओ। कोई रोक टोक 
नहीं करेगा।” 
सेवक-शिष्य नृपत्नाथ ने गुरु के आदेश से घर का दरवाजा खोल 
दिया । यह सब देखकर जो लोग चोरी करने आये थे उन्हें कुछ घवड़ा- 
हट जैसी हुई। किन्तु उनका लोभ प्रबल हो उठा-इस मौका को वे 
किस प्रकार छोड़ सकते थे ? धीरे-धीरे उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया । 
अतिथियों की सेवा के लिए वहाँ रखे हुए अन्न, वस्त्र, कम्बल आदि 
सब उठाकर वे चलते बने । जाने से पहले सिद्ध-महात्मा गम्भीरनाथजी 
को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद की याचना करना वे नहीं भूले । 
चोरों के प्रति करुणा एवं समवेदना से महापुरुष का अन्तर आदर 
हो उठा। स्नेह-भरे स्वर में उन्होंने कहा, “बेटा, सचमुच तुमलोग 
अभाव-प्रस्त हो, दु:ख में पड़ कर ही ये सब दुष्कर्म कर रहे हो, यह मैं 


योगीवर गम्भी रनाथजी २१६ 
समझ रहा हूँ। फिर दस-पन्द्रह दिनों के बाद आना। उस दिन भी 
आज की तरह कुछ चीजें मिलेंगी। किन्तु लोगों पर अत्याचार नहीं 
करना ।” दिव्य करुणा का यह स्पर्श उन दुर्वृत्तों को भी प्रभावित किये 
विना नहीं रहा। नत-मस्तक वे वहाँ से विदा हुए । 

भक्त माघोलाल आश्रम के लिए अधिकांश आवश्यक वस्तुएँ 
जुटाया करते थे । दूसरे दिन वह व्यस्त होकर चावल, दाल, घी आदि 
बस्तुएँ खरीद कर ले आये। अब उन चोरों का दल जब कभी अभाव- 
ग्रस्त होता, बावा के सामने आ उपस्थित होता। योगीवर आवश्यक 
वस्तुएँ उनके बीच ज्यों ही बांट देते, त्यों ही वे सब चीजें फिर आश्रम 
के भंडार में लाकर माधोलाल भर देते । 

माधोलाल को इस तरह बार-बार अनावश्यक व्यय-भार वहने 
करना पड़ता था। एक दिन स्वयं गम्भी रनाथजी ही इस विषय में सतर्क 
हुए। उन्होंने कहा, जब तक मैं यहाँ से कहीं और जगह नहीं चला 
जाऊँगा, तब तक यह अपष्यय कम करना संभव नहीं हो सकता । इस- 
लिए उन्होंने गया छोड़ देने का विचार किया। भक्त माधोलाछ के 
दोनों नेत्र सनल हो आये। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “बाबा केवल 
इसीलिए आप यह स्थान छोड़कर चले जायेंगे, यह क्यों कर हो सकता 
है ? इसके सिवा चोर आखिर लेंगे ही कितनो ? आप इसकी जरा भी 
फिक्न न करें ।” ह 

चोरों का एक दूसरा दल एक दिन आश्रम में उपस्थित 52 ॥ 
किन्तु उस दिन साधुओं के पास दान देने योग्य कोई वस्तु नहीं थी। 
अस्तु, गम्भीरनाथजी ने अपने निज के व्यवहार का कम्बल कप 
सामने रखकर कहा, “भाज तो तुमलोगों को देने लायक "कोर ष 
वस्तु नहीं है, इसलिए यह कम्बल लेकर ही चले जाओ। किन्तु, न 
मालूम क्‍यों चोरों ने महापुरुष द्वारा व्यवहृत कम्बल को लेने में विशेष 
उत्साह नहीं दिखलाया। वे चुपचाप आश्रम छोड़कर चले गये । 

चोर अभी कुछ ही दूर गये होंगे जबकि आश्रम के एक नवागत 
साधु ने लम्बी साँस लेते हुए कहा, “जाओ, अच्छा ही हँआ कि हम- 


२२० भारत के महान साधक 


लोगों के पास जो कुछ रुपये हैं, उनका पता इन्हें नहीं लग सका । हम 
खूब बचे !” यह साधु और उसके कई संगी नवागत अतिथि थे। वे 
गम्भी रनाथ के आश्रित भक्तों में कोई नहीं थे। वे सब तीर्थ-भ्रमण में 
निकले थे, और मार्ग में कई दिनों के लिए यहाँ ठहर गये थे । किन्तु 
गम्भी रनाथजी इन अतिथियों को छोड़ने वाले नहीं थे । उनकी वात्त को 
सुनकर उन्होंने फौरन दृढ़ स्वर में कहा, “अभी दौड़ कर जाओ । पास 
में जो कई रुपये हैं, उन्हें दे आओ ।'” उनके इस आदेश को अमान्य 
करने का साहस नवागत साधुओं को नहीं हुआ। उनमें एक उसी क्षण 
दौड़कर गये और चोरों के हाथ में अपने पास के रुपये देकर चले आये | 


गुरु गोपालनाथजी के महाप्रयाण के बाद गम्भीरनाथ के ज्येष्ठ 
गुरुभाई बलभद्रनाथजी महन्त के पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसके बाद 
क्रमश: उनके शिष्य दिलवरनाथजी और सुन्दरनाथजी गद्दी पर बैठे । 
इस बीच एक योग-सिद्ध महापुरुष के रूप में गम्भीरनाथजी की ख्याति 
साधु-समाज में फैल चुकी थी। कुम्भ-मेला में आये हुए प्रसिद्ध साधु- 
संन्‍्यासियों में भी उनकी कम मान प्रतिष्ठा नहीं थी ! इसलिए नाथ- 
पंथी योगियों में कितने ही ऐसे ये जो सोचते थे कि गम्भीरनाथजी को 
यदि महन्त का पद स्वीकार करने के लिए किसी प्रकार राजी किया जा 
सके तो बड़ा अच्छा होता। इससे केवल सम्प्रदाय की मर्यादा में ही 
वृद्धि नहीं होगी, गोरखनाथजी के साधन-परीठ का कार्य भी अच्छी 
तरह चलेगा । 


किन्तु इस वीतराग संन्‍्यासी को गद्दीधारी बनने के लिए कौन 
राजी करायेगा ? विशिष्ट नाथ-पंथी साधक प्राय: इस प्रस्ताव को 
लेकर उनके समीप उपस्थित होते, युक्तिपूवंक उनसे अनुनय करते | किन्तु 
सबकुछ सुनने के वाद योगीवर गम्भीर भाव से केवल इतना हो संक्षिप्त 
उत्तर देते-'नहीं ।! यह उत्तर सुनकर सबलोग चुप हो जाते । 


महायोंगी के चरणों में आश्रय लेने के लिए भारत के दूर-दूर के 


योगोवर गम्भोरनाथजों २२१ 


प्रदेशों से बहुत से साधक लोग आया करते थे। किन्तु किसी को दीक्षा- 
दान करते में वह सहज तैयार नहीं होते ये । कोई यदि अत्यन्त अनुरोध 
करता तो वह उसको कठोर भत्सना करते हुए कहते, “क्या मैं अपने 
जीवन के अंतकाल में एक फौज का गठन करूँगा ?” 
किन्तु विधि-विधान से उन्हें बाद में चलकर इस 'फौज' का गठन 
करना ही पड़ा। कपिलवारा वनांचल त्यागकर गम्भीरनाथजी को 
अंततः गोरखपुर-मठ में आकर रहने के लिए वाध्य होना पड़ा। उनका 
आश्रय प्राप्त कर बहुत से लोगों ने अपने को धन्य समझा । 
गोरखपुर-मठ के महन्त सुन्दरनाथ युवक और अव्यवस्थित-चित्त 
के थे। सम्प्रदाय का नेतृत्व, पूजा और अतिथि सत्कार आदि का भार 
उन्हीं के ऊपर था। किन्तु इस भार को वहन करने की उनमें क्षमता 
कहाँ थी ? मठ की संपत्ति का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं हो रहा था । 
सबलोग मिलकर इस दुरवस्था की बात बार-बार गम्भीरनाथजी के 
कानोंतक पहुँचाने लगे। अंत में गुरुघाम के इस संकट को देखकर वह 
उससे दूर नहीं रह सके । सुन्दरनाथजी को महन्त पद पर कायम रख- 
कर वह मठ के सब कामों पर नियन्त्रण रखने लगे। 
उनकी देख रेख में सुव्यवस्थित रूप से चलने लगे। 
गम्भी रनाथजी १६०६ ई० में गोरखपुर-मठ में आकर स्थायी रूप 
से वहाँ बास करने लगे। अब गोरखनाथजी के मन्दिर में ही उनका 
साधन-आसन स्थापित हुआ। इसके फलस्वरूप उत्तर के बहुत से 
साधकों एवं मुमुक्षुजनों को उनकी कृपा प्राप्त करने का सुयोग मिला । 
महंत न होकर भी गम्भी रनाथजी मठ के अध्यक्ष के रूप में समस्त 
कार्यो का संचालन करने लगे। मठ के प्रतिदिन के कामों में हलचल 
और व्यावहारिक झंझटें लगी ही रहती थीं। किन्तु यह निविकार महा- 
पुरुष बिल्कुल सहज भाव से सबकुछ का संचालन करते थे। सम्प्रदाय 
का नेतृत्व, गृहस्थजनों को उपदेश दान, साधु-महात्माओं की सेवा आदि 
कत्तेव्यों का पालन जिस निष्ठा के साथ वह करते थे उसी निष्ठा के साथ 


अब सारे काम 


ररर) भारत के महान साधक 


प्रजागण के दुःख-कष्ट और अभाव-अभियोगों के निवारणार्थ भी तत्पर 
रहा करते थे। किन्तु इस प्रकार कर्म-व्यस्त रहते हुए भी उनके 
निर्विकार एवं सदा प्रसन्न रूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। 
महायोगी की द्वत-सत्ता क इस रूप का अक्षय ब्न्योपाध्याय ने 
बड़े ही सुन्दर रूप में चित्रण किया हैं। उन्होंने लिखा है, “जिनके 
नेतृत्व में इतन। बड़ा एक आश्रम सुव्यवस्थित रूप में संचालित हो रहा 
था, उनकी ओर जभो दृष्टि जाती तभी उन्हें आत्मस्थ देखा जाता था। 
वाह्य जगत्‌ की ओर उनकी दृष्टि बिल्कुल नहीं थी। वह मानों एक 
निर्विकार-शांत-तरंगहीन परिपूर्ण आनन्द की प्रविमृत्ति के रूप में इस 
विकारमय संसार में विराजमात्र हो रहे थे। कमंचारीगण लौकिक 
काये के सम्बन्ध में निवेदन कर रहे हैं-ऐसा लगता था मानों भक्त 
अपने उपास्य देवता के समीप अपनी मनोकामता व्यक्त कर रहे हों। 
उनका कथन समाप्त होने पर वह 'हाँ' या "नहीं या अच्छा” इतना 
कहकर अथवा आवश्यक होने पर संक्षेप में दो-चार शब्द बोलकर 8नको 
कत्तंव्य का निर्देश कर दिया करते थे । 
इसी प्रकार कभी कोई नौक र-चाकर आदेश की प्रतीक्षा कर रहा 
है, कभी कोई दरिद्र भिक्षुक सहायता की याचना कर रहा है, कभी 
कोई क्लागन्तुक आश्रम का अतिथि हुआ है, कभी साधुगण किसी विषय 
को लेकर विवाद कर रहे हैं और विवाद की मीमांसा के लिए उनसे 
अनुरोध कर रहे हैं; इस प्रकार एक ही समय में विभिन्‍न श्रेणी के 
लोग अपने-अपने अनुरोध को लेकर उनके सामने उपस्थित हैं। वह 
अद्ध वाह्य अवस्था में ही मृदु स्वर में जिसे जो कुछ कहना होता, दो 
एक वाक्य कहकर, जिसे कुछ देना होता उसे देकर, अतिथि-अमभ्यागतों 
के लिये यथोचित सेवा की व्यवस्था करके पुनः आत्मस्थ हो जाते, किन्तु 
इतने से ही सब विषयों का सुप्रबन्ध हो जाता। वह आश्रम-वासियों 
को जो कुछ आदेश या उपदेश देते उनसे पता चलता कि आश्रम-सम्बन्धी 


कोई भी विषय ऐसा नहीं था जिस पर उनकी दृष्टि नहीं थी । 


योगीवर गम्भोरनाथजी र्र३े 


सबलोगों के प्रति, समस्त कत्तंव्यों के प्रति वह सदा सजग रहते थे, 
यद्यपि उनकी ओर देखने से प्रायः सवंदा ऐसा लगता था कि उनके नेत्र 
या तो बन्द अथवा अधखुले हैं । 

मठाध्यक्ष के रूप में गम्भीरनाथजी का जीवन अत्यन्त सहज और 
आइडम्बरहीन था। उनका पहनावा था-एक कौपीन और उसके ऊपर 
एक शुप्न-वस्त्र । शरीर के ऊपर भी एक खण्ड-वस्त्र डाले रहते थे। 
पादुका के रूप में सदा खड़ाऊँ का व्यवहार करते थे। गौर वर्ण, 
लावण्य-मंडित शरीर सुडौल और समुन्तत था। बड़े-बड़े सफेद बाल 
कन्धों तक लटके हुए थे। प्रशांत-दिव्योज्ज्वल मुखमण्डल मू छ और 
दाढ़ी से शोभित था। उन्हें देखकर सहसा कोई अनुमान नहीं कर 
सकता था कि यह ही महाशक्तिघर योगी बाबा गम्भीरनाथ हैं। नये 
दर्शनार्थियों को वह किसी कुलीन गृहस्थ घर के प्राचीन भद्र पुरुष जैसे 
प्रतीत होते थे। 

महंत जिस दो-मंजिला मकान में रहते थे उसीके नीचे के तल्ले में 
एक छोटी-सी कोठरी में बाबा गम्भी रनाथ रहा करते थे। एक चौकी के 
ऊपर कम्बल बिछा हुआ था। यही उनकी हय्या थी। इस कोठरी में 
वह समाधि अथवा अ्द्ध वाह्य अवस्था में घण्टों व्यतीत कर देते थे । 
यही कोठरी मठ के प्रबन्ध के लिए समय-समय पर कार्यालय भी बन 
जाती थी । यहाँ देश के विभिन्‍न स्थानों से आये हुए भक्तों और योगियों 
को वह दर्शन और उपदेश दिया करते थे । 


आश्रम के अन्य लोग जो भोजन करते थे वही उनका भी भोजन 
था। अपने भोजन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेषता उन्हें पसन्द 
नहीं थी। नाथजी का भण्डारा प्रस्तुत हो जाने पर साधु-संन्यासियों के 
लिए जो भोजन परोसा जाता था, वही भोजन वह नित्य किया करते 
थे। सन्ध्या की आरती हो जाने पर वह मन्दिर की प्र्दाल्णा करते 
और इसके बाद गुरु गोपालनाथजी के समाधि-मन्दिर के बरामदे पर 
आकर बैठ जाते। भक्त और मुमुक्षुजनों को प्रायः इसी समब उनका 


र्र२४ भारत के महान साधक 


सत्संग-लाभ होता था। घण्टों वहाँ चुपचाप बैठे रहकर वह उस 
भावाविष्ट महापुरुष के मुख से दो-चार वाक्य श्रवण कर अपने को 
धन्य समझते । 
मठ की ओर से अतिथि सेवा के लिए गम्भीरनाथजी ने जो 
व्यवस्था कर रखी थी उसमें किसी प्रकार त्रुटि न थोी। साधु तथा 
गृहस्थ अभ्यागतों के आगमन का सिलसिला सदा लगा ही रहता था। 
इनके भोजन और शयन आदि की देख-भाल में उनकी ओर से कभी 
कोई भूल-चूक नहीं देखी गई। आश्रम के किसी एक कोने में कोई 
नवागत भक्त या अतिथि सूखी लकड़ी के अभाव में भोजन वनाने में 
असमथे है, सवज्ञ वाबा से इस तरह की साधारण बात भी छिपी नहीं 
रहतो थी । देखा जाता था, सेवक्‌-शिष्य के द्वारा वह तुरत ई घन भेज 
देते थे। अतिथि या आश्रितों को जब जिस वस्तु की जरूरत होती, 
बद्धं वाह्म ज्ञान की अवस्था में भी यह जान लेने में उन्हें देर नहीं 
लगती । ऐसी थी उनको सर्वात्मक दृष्टि । 
अतिथि सेवा के मामले में कभी-कभी गम्भोरनाथजी को अलौ- 
किक शक्ति का व्यवहार करते देखा जाता था। विभिन्‍न ऋतुओं में 
तथा मठ के उत्सवों के अवसर पर साधु-सन्‍्तों और ब्राह्मणों को भोजन 
कराने की प्रथा थी। इस समय में निमंत्रित अतिथियों की परितृष्ति 
के लिए गम्भीरनाथजी का उत्साह देखते वतता था। भोज के समय 
प्राय: ऐसा देखा जाता कि दोगुनी संख्या में लोग आ गये हैं। आश्रम 
के कार्यकर्त्ता ऐसे अवसर पर किकत्तेव्यविभूढ़ बन जाते थे, और कोई 
उपाय न देखकर वह वावा के शरणापन्‍्न होते थे । 
गुरुषाम और गोरखनाथरजी के मठ की मर्यादा का “इन इसके 
साथ जड़ित था। इसलिए गम्भीरनाथजो के ध्यान निमीलित नयन 
तत्काल सजग हो जाते थे। अपना आसन छोड़कर वह धीरे-धीरे पेटी 
के पास गये। उसमें से एक नई चादर निकालकर सेवक के हाथ में 


दे दी और प्रशांत कण्ठ से बोले, “भोजन की जो कुछ सामग्री है उसे 
इस चादर से ढक दो। इसके बाद भोजन सामग्री को एक ओर 


योभीवर गम्भी रनाथजी २२५ 
से परोसना शुरु कर दो । भय मत करो, नाथजी की कृपा से किसी 
वस्तु का अभाव नहीं होगा।” निर्देशानुसार भोजन परोसा गया। 
अब लोगों ने साइचर्य देखा, दुगुनी संख्या में अतिथियों के पूर्ण तृप्ति 
के साथ भोजन-कर लेने पर भी यथेष्ट मात्रा में भोज्य सामग्री बच 
गई थी। 

आश्रम के वगीचे में ज्यों ही आम पकना शुरु होता, गम्भीर- 
नाथजी प्रतिवर्ष भोज का आयोजन करते थे। इस अवसर पर अति- 
थियों को भरपेट आम खिलाये जाते थे। एक बार के आमंत्रण में 
अप्रत्याशित रूप में बहुत से अभ्यागत आ गये। सहसा इतने लोगों 
के आ जाने से आश्रमवासी हतबुद्धि हो गये। बाजार से आम खरीद 
कर लाने 5 समय भी नहीं वच गया था। कार्यकर्त्तागण बाबा के 
निकट गये और अथनी परेशानो उन्हें कह सुनाई। उन्होंने आदेश 
दिय्रा आम को सारी टोकरियों को लाकर मेरी चौकी के नीचे रख 
दो। ऐसा ही किया गया। फिर उन्होने एक सफेद चादर से उन 
टोकरियों को ढेंक दिया। इसके बाद सेवकों ने एक तरफ की टो- 
रियों से एक-एक आम निकालकर परोसना शुरू किया। आइचर्य 
की वात; महापुरुष की योग-विभूति के प्रभाव से फलों को समाष्त 
होते नहीं देखा गया। बहुसंख्यक लोगों ने उस्त दिन छककर 
भोजन क्रिया । 

गोरखनाथजी की दोहाई देकर किसी किसी समय आतत्त भक्तगण 
वाबा गम्भीरनाथजी को अपने योगरवर्य की महिमा प्रदर्शित करने 
के लिए विवश कर देते थे। अतुलबिहारी गुप्त ने 'मृत्यु के वाद 
और पुनज्जन्मवाद' नामक पुस्तक में इस सम्बन्ध में एक प्रत्यक्ष 
घटना का विवरण दिया है। 

अतुल बाबू गोरखपुर में सरकारी स्कूछ के एक शिक्षक थे। एक 
दिन विद्यालय के प्रधान शिक्षक, गम्भीरनाथजी के अन्यतम भक्त 
अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के साथ गोरखनाथ-सठ में गये। वहाँ पहुँचते 
ही उन्होंने एक करुण दृश्य देखा। शहर के एक विशिष्ट धनी एवं 
२९/१ 


२२६ भारत के महान साधक 


कुलीन परिवार की वृद्धा महिला गम्भीरनाथजी के दोनों पाँव पकड़ 
कर आकुल क्रन्दन कर रही है। महिला का पुत्र बारिष्टरी पढ़ने 
विलायत गया हुआ था। गत चार महीनों से उसका कोई कुशल पत्र 
नहीं मिला था। उसका एक मित्र विलायत में ही रहता था। उसके 
पास भी पत्र भेजा गया कितु वह भी कोई पता नदे सका। इस 
प्रकार उक्त महिला के पुत्र का इस समय कोई पता ही नहीं चलता था। 

महिला को किसी प्रकार टालने के उद्दं ब्य से गम्भीरनाथजी शांत 
स्वर में कहने लगे, “माई, मैं एक गरीब, संसार-त्यागी व्यक्ति हूँ। 
विलायत की खबर मैं किस प्रकार जान सकता हूँ, कहो तो ?” 

कितु पुत्र-विरह-सन्तप्ता माता किसी प्रकार भी उन्हें छोड़ना नहीं 
चाहती थी। बहुत अनुनय-विनय करती हुई बोली, “वबावा, मैं 
जानती हूँ, आप इच्छा करते ही मेरे पुत्र का संवाद मंगा सकते हैं। 


दोहाई भगवान गोरखनाथजी की, आप मुझ पर दया कीजिए, और 
इस महासंकट से मेरा उद्धार कीजिए ।” 

सौम्य-दर्शन योगीवर के मुखमण्डल पर इषत्‌ हास्य की रेखा 
खेल गई। उन्होंने कहा, “अच्छा माई देखता हूँ, इस विषय में मैं 
तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ ।” 

इसके बाद गम्भी रनाथजी अपने कमरे में गये और उसका द्वार 
बंद कर दिया। लगभग चालीस मिनट वहाँ रहकर फिर लौट आये। 
इस बार महिला को आश्वासन देते हुए कहा, "माई आगामी सोम- 
वार को तुम्हारा पुत्र गोरखपुर में ठीक भा जायेगा। इस समय 
वह जहाज पर है। तुम उसके लिए कोई दुश्चिता न करो ।” योगी- 
वर के ऊपर वृद्धा महिला को बड़ा विश्वास था और उनके प्रति 
उसके हृदय में श्रद्धा भी कम नहीं थी। पुत्र के आगमन का संवाद 
तथा वाबा द्वारा आश्वासन पाकर वह वहाँ से चली गई। 

बॉवि की घटना के सम्बन्ध में अतुल गुप्त ने लिखा है, “परवर्तो 
बुधवार को अपराक्त में लगभग चार वजे अघोर बाबू ने मुझे बुला 
भेजा। उनके वंगला पर उपस्थित होकर देखा कि साहवी पोशाक 


योगीवर गम्भी रनाथजी न 


पहने हुए एक युवक उनके साथ बात-चीत कर रहे हैं। मुझे देखकर 
अघोर वाबू बोले, 'यह उस वृद्धा के वही पुत्र हैं जिनका कोई पता 
नहीं चलता था। जैसा बाबा ने कद्ठा था, सोमत्रार को यह यहाँ 
पहुँचे हैं। बाबा के साथ इनकी माता का जो साक्षात्कार हुआ था 
उस संबंध में यह कुछ नहीं जानते। मैं अभी ही इन्हें और तुमको 
वाबा के समीप ले जाऊँगा । बावा को मैं एक महामानव मानता हूँ। 
““आघ तुम्हारा बहुत दिनों का एक कुसंस्कार समूल नष्ट हो जायगा। 
बाबा अकेले कुटिया के सामने दालान में बेठे हुए हैं। तरुण 
बारिस्टर बाबा को देखते ही विस्मित होकर बोले-- हेलो बाबा ! यू 
आर हियर ।' अघोर बाबू विरक्त भावले बोले, 'बाबा अंगरेजी 
नहीं जानते ।” हम सबलोगों के जेठने पर बारिस्टर साहब इस बार 
हिन्दी में बोले, आप यहाँ कब आये ? मैं जहाज से उतर कर इंपीरि- 
यल मेल ट्रेन से रवाना हुआ। कितु उस गाड़ी में आप भी थे ऐसा 
तो नहीं लगता ।* 

अधोर बाबू ने बारिस्टर साहब से कहा, आपकी बात से ऐसा 
लगता है कि आपने वावा को किसी अन्य स्थान में देखा है। क्‍या 
यह ठीक है? बारिस्टर--'बिलकुल ठीक. हमारे जहाज को जब 
बंबई पहुँचने में एक दिन की देर थी, उस समय मैंने बाबा को ठीक 
अपबने केबिन के सामने देखा था। एक साधु को प्रथम श्रेणी के 
निकट च+कर लगाते देखकर मैं अपने केबिन से निकला और लगभग 
पाँच मिनटों तक उनके साथ बात-चौत की। इसके बाद बाबा 
दूसरी ओर चले गये ।” 

मैं “आपको याद है कि आपने कब और किस समय में जहाज 
पर बावा के साथ बात चीत की थी ?” 

“पाठकों को ज्ञात होगा कि उक्त बुधवार को संख्या से पहले 
बाबा अपने कमरे में चले गये थे और लगभग चालीस प्रिनटों तक 
वहीं रहे। और इधर प्ताहब कह रहे हैं कि इसी समय उन्होंने 
वावा को जहाज के ऊपर देखा था। इस समस्या का उत्तर यही है 
कि वावा सूक्ष्म छरोर धारण कर उस जहाज के ऊपर पहुँच गये थे ।” 


२२८ भारत के महान सावक 


महायोगी की योग-विभूति का यह चमत्कार अन्यान्य अवसरों 
पर भो देखा गया था। इसके सिवा एक साथ ही विभिन्‍न स्थानों में 
स्थूल शरीर से उपस्थित रहने की बात भी उनके कुछ घनिष्ठ शिष्यों 
को मालूम थी । 
गम्भी रनाथजी उस समय योग-सिरद्धि के उच्चतम शिखर पर 
पहुँचे हुए ये। उस समय समाधि एवं ब्रह्मा-ध्यान में ही उनका अधि- 
कांश समय व्यतीत होता था। कितु इस प्रकार सूक्ष्म-लोक में विच- 
रण करते हुए भी वह स्थूलजगत के साधारण से साधारण मनुष्य 
की इच्छा या अभाव-अभियोग की कभी उपेक्षा नहीं कस्ते थे। 
गम्भी रनाथजी के शिष्य विनोद बिहारी दत्त गुप्त ने अपने संस्मरण में 
इसका कुछ उल्लेख किया है-- 

“मठ में रामेश्वर नाम का एक किशोर-वयस्क सेवक था जो 
वाब्रा की सेवा किया करता था। एक दिन -दोपहर में नायजी का 
प्रसाद पा लेने के बाद गम्भीरनाथजी अपने कमरे में विधाम कर रहे 
थे। इसी समय विनोद बाबू ने चुपके से उस कमरे में प्रवेश किया । 
बाबा की सेवा करने का अब तक उन्हें कोई सुयोग नहीं मिला था। 
आज उनकी प्रवल इच्छा हुई कि रामेश्वर के हाथ से पंखे की डोरी 
लेकर कुछ समय तक सोये हुए वाबा की सेवा करें। 

कमरें में प्रवेश करते ही विनोद वाबू ठमक गये। गम्भीरनाथजी 
पलंग पर बेठे हुए थे और बालक भृत्य उनके समोप खड़ा था। 
बावा को प्रात: काल सेव, बेदाना आदि फल प्रचुर मात्रा में भेंट 
स्वरुप प्राप्त होते । उन्हीं फलों में से दो-चार फलों को वह हाथ में 
लिए हुए थे। उनका मतलब था उस नौकर को खाने के लिए. दो-- 
चार फल देना। उस दिन वालक को इस प्रकार आदर 
करके फल देने वाला और दूसरा कौन था? इसलिए वह 
इस समय उसे चुपचाप फल निकाल कर दे रहे थे। ठीक इसी समय 
एक तीसरे व्यक्ति के आकस्मिक आगमन से दाता और गृहीता दोनों 
ठिठक गये। बिनोद बाबू उसी क्षण कमरे से बाहर हो गये । 

मठ की जमींदारी का कोई कर्मचारी यदि अपराधमूलक कार्य 


योगीवर गम्भीरनाथ्जी २२६ 


करता तो गंभीरनाथजी उसकी कठोर भत्सेना करते थे। कभी-कभी 
उसे दूसरे काम में लगा देते। कितु किसी अपराधी को काम से हटा 
देने के लिए यदि शिष्यगण जोर देते तो वह किसी प्रकार भी राजी 
नहीं होते । व्यथित होकर कहा करते थे, “ वेचारा बिना खाये मर 
जायगा। तुमलोग क्या उसे और भी पाप के गड्ढे में ढकेल देना 
चाहते हो ?” 

दीन-दरिद्र, पड़ोसी और प्रजा के वह पिता एवं प्रतिपालक थे । 
कोई यदि एक बार उनकी सहायता अथवा आश्रय की याचना करता 
तो उसे कभी निराश नहीं करते । यही कारण है कि उनके देहावसान 
के वाद उनके समाधि-मंदिर - के सामने प्रायः दीन-दरिद्र जनों को 
आँसू बहाते देखा जाता था । उनकी आत्तंवाणी सुनाई पड़ती “बुड्ढे 
महाराज ! आप आज कहाँ छिपे हुए हैं? आप जहाँ भी हों-आपकी 
कृपा-दृष्टि हमलोगों के ऊपर बनी रहे। हमारे दुःख-कष्ट को सुनने 
वाला, हमारे अभावों को दूर करने वाला, अब कौन रह गया है ?” 

केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणी भी महायोगी के स्नेह-स्पर्श से 
वड्चित नहीं थे। गम्भीरनाथजी जभी मठ के बरामदा या आँगन में 
आकर बंठते ये कुत्ते वहाँ आकर उनके चरण-तल के पास लेट जाते 
थे। चाहे वह कितने ही गंदे क्‍यों न हों, बाबा के पास से उन्हें हटा 
देना संभव नहीं था। यदि उनके शिष्य कुत्तों को वहाँ से मार भगाने 
की कोशिश करते तो वह स्वयं उन्हें मना करते । 

बिनोद बाबू ने एक रात की चमत्कारपूर्ण घटना का यों वर्णन 
किया है:- “एक दिन रात के अंतिम पहर में बाबा के घर में खट- 
खट शब्द सुने जाने पर किवाड़ खोलकर उसके अदर प्रवेश किया; 
देखा, बाबा पलंग के नीचे रोटी को टुकड़े-टुकड़े करके चूहों को दे रहे 
हैं। मुझे देखकर वह कुछ लज्जित जैसे होकर १लंग पर जा बेठे और 
मेरा ध्यान दूसरी ओर फेरने के लिए मुझे चिलम भरने का आदेश 
दिया। वाबा की आँखों में कभी एक बूंद भी आँसू नहीं देखा गया, 
कितु उनका अंत:करण बड़ा कोमल था, जिसका प्रमाण उनकी दृष्टि 


एवं व्यवहार से पग पग पर मिलता था।” 


र्इ० भारत के महान साधक 


रेशमी वस्त्र पहनना गम्भीरनाथजी पसंद नहीं करते थे। कोई 
भक्त या शिष्य यदि इस प्रकार की पोशाक उन्हें भेंट करता तो वह 
उस्ते प्रत्यक्ष रूप में अस्वीकार न करके अपने किसी शिष्य-सेवक से 
उसे उठा कर दूसरी जगह रख देने के लिए कहते । एक बार उतसे 
जब रेशमी वस्त्र घारण करने के लिए बहुत अनुरोध किया गया तो 
उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, “जो लोग रेशम का सूत तैयार 
करते हैं वे रेशम के कीड़ों के साथ कोओं को गरम जल में रख देते 
हैं। कीड़ें कोओं के अंदर का रेशम काट ब दें इसलिए ऐसा किया 
जाता है। इससे बहुत से कीड़े मर जाते हैं।” आ+4 सब लोगों को 
मालूम हुआ क्रि गम्भीरनाथजी रेशमी वस्त्र पहनना क्‍यों नापसंद 
करते थे । 

१६०६ ई० से गम्भोरताथजी ने लोक गुरु के रूप में अने को 
प्रकट किया। योगी-जीवन के एक करुणाघन-अध्याय का इस समय्र 
से आरम्भ हुआ। बहुत से मुमुक्षुजत एवं भक्त उनके समीप आया- 
करते थे और उनमें कुछ लोग उनका शिष्यत्व प्राप्त करके अपने को 
धन्य समझते थे। ऐसे शिष्यों में बंगा लियों की संख्या ही अधिक थी । 


महायोगी गम्भीरन/थजी के अ्रति प्रभुपाद विजयक्ृष्ण गोस्वामी 
की वड़ी श्रद्धा थी। वह स्वयं जिस प्रकार अपनी साधना के सम्बन्ध 
में गम्भीरनाथजी से निर्देशादि ग्रहण करते थे उसी प्रकार अपने भक्तों 
के बीच शक्तिघर महापुरुष का ग्रुण-क्रीर्त्तन करने में भी थकते नहीं 
थे। ईइ्वर-प्राप्ति के मार्ग में गोस्वामीजी सद्गुरुलाभ पर अत्यधिक 


जोर दिया करतेथे और इस दिल्ञा में जिज्ञासुओं को बावा का 
आश्रय ग्रहण करने के लिए उत्साहित करते थे। उस समय के 
बंगाली शिक्षित सथाज में बाबा गम्भीरनाथ की बात गोस्वामीजी के 
उत्साह से हो विशेष रूप में प्रचारित हुई थी जिससे इस महायोगी 
के आश्रय में क्रमशः भक्तों की संख्या में वृद्धि होने लगी थी । 


लोगों के मुह से गम्भीरनाथजी के अलौकिक जीवन की महिमा 
' सुनकर बहुत से भक्त दर्शनार्थी उनके समीप आने लगे थे। उनमें 
कितनों ने उनके निकट अथने आपको सम्पूर्णतः समर्पित कर 
दिया था। 


योगोवर गम्भी रनाथजी २३१ 


कुमिल्ला के एक डाक्टर भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने एक 
वदेन स्वप्न देखा कि किसी अपरिचित स्थान में वह पहुँच गये हैं। 
वहाँ एक सौम्यदिव्य-दर्शन योगी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की है। इस 
अद्भुत ध््वप्त का गूढ़ार्थ डाक्टर समझ नहीं सक्े। कितु इस 
सम्बन्ध में उतकी व्याकुलता क्रमश: बढ़ने लगी। विजयक्ृष्ण 
गोस्वामी उनके मित्र थे। संयोग से एक दिन गोस्वामीजी के साथ 
डाक्टर की भेंट हो गई और उन्होंने अपने स्वप्त की बात कह 
सुनाई। गोस्वामोजी ने अपने मित्र के मुह से सारी वात सुनकर 
आइचर्य प्रकट करते हुए कहा, “तुमने स्वप्न में जिस महात्मा को देखा 
है मालूम होता है बह गोरखपुर के गम्भीरनाथजी हैं। तुम तुरत 
उनकी शरण में जाओ” 

कई दिनों के अंदर ही डाक्टर को आकस्मिक रूप में यात्रो- 
व्यय का प्रबंध हो गया। इसके बाद जब वह गोरखपुर पहुँचे, उनके 
आइचर्य की सीमा नहीं रही। उन्हें ऐसा लगा कि स्वप्न में उन्होंने 
इस मठका ही दृश्य देखा था; और बाबा गम्भीरनाथ ही उनके 
स्वप्न-दृष्ट गुरुदेव थे। दीक्षा-दान के बाद उन्होंने गम्भी रनाथजी से 
अपने स्वप्न के सम्बन्ध में प्रन्त किया। उत्तर में बाबा ने कहा “बेटा 
तुम्हारा संस्कार था, और तुम्हारे साथ मेरा पूर्व सम्बन्ध भी था 7 

नोआखाली के सुदूर अंचछ के एक बालक को भी इसी प्रकार 
स्वप्न में गम्भीरनाथ जी की दिव्य मूत्ति का दर्दत हुआ था। सह 
महात्मा कौन हैं, बालक बिलकुल नहीं जानता था । फिर भी उनके 
चरणों में पहुंचने के लिए वह उत्कंठित हो उठा। एक दिन फनी झहव 
में पहुँचकर किसी परिचित व्यक्ति के घर में उसने गम्भीरनाथजी क 
एक आलोक चित्र (फोटो) का दर्शन किया। यही उसके स्वप्न-दुस्ट 
महापुरुष की प्रतिक्ृ है इसमें उसे तनिक भी संदेह नहीं रह गया। 

इस बालक भक्त की व्याकुलता क्रमश: बढ़ने लगी । किसी प्रकार 
यात्रा-व्यय का प्रबंध कर वह शौघ्न गोरखपुर आ पहुँचा। रात में 


त के महान सावक 
श्३२ भारत क मह 


तीन बजे गोरखपुर पहुँच कर उसने देखा-वाबा गम्भी रताथजी एक 
जलती हुई लालठेन के सामने खाट पर बेठे हुए हैं। हे दूर देश से 
आये हुए उस बालक की प्रतीक्षा में ही म नो वह बेठे हुए हों। प्रणाम 
करते ही योगीवर ने स्नेहपूर्ण शब्दों में उसते कुशल-समाचार पूछा 
और कह कि तुम्हारे विश्राम के लिए बिछावन का प्रवंच पहले से ही 
ठीक हो चुका है। रे ढ़ 

मेमनर्सिह के एक भक्त वालक का अनुभव भी कम वचित्र नह 
है। अल्प वयस में ही वह एक योग-साधक के निर्देशानुत्तार योगा।- 
मयास करने लगा था। एक दिन जब वह ध्यान मग्त हो रहा था; 
गम्भीरनायजी की दिव्य मूत्ति उसके मानस-पटल पर प्रतिभासित 
हो उठी । आइचर्य-मिश्वित आनन्द से वह बालक अधीर हो उठा। 
इससे पहले इस प्रकार के किसी महापुरुष का चित्र या उनके सम्बन्ध 
में कोई वार्ता नतो उद्नने देखी थी और न घुनी थी। कुछ दिलों के 
बाद बावा गम्भीरनाथ जी के एक शिष्य के साथ बालक का सम्पर्क 
स्थायित हुआ और शीघ्र हो वह योगीवर के आश्रम में पहुँच गया । 

ऐसे भक्तों को संख्या भी कम नहीं है जिनके साथ अलौकिक 
रूप में गम्भोरनाथजो का सम्बन्ध स्थापित हुआ था। इस सम्बन्ध में 
कार्य-कारण पर विचार करते हुए ऐसा लगता है कि ईइवर-निदिष्ट 
किसो विशेष विधान के अनुसार ही योगीवर अपने संभाव्य शिष्य 
को अंतर-सत्ता में अपने को प्रतिफलित करते थे। एक अमोघ आक- 
पण के फलस्वरूप वह एक-एक कर उनके पास आ जुटते थे। 

गम्भोरताथजी के अन्यतम शिष्य अध्यापक अक्षय कुमार 
बन्द्योपाध्याय ने लिखा है, “स्वभावतः ऐपा लगता था कि बाबाजी 
ने अपनी शिष्यमंडली का आवाहन तथा अपनी ओर आकर्षण कर 
अपनो कृपा से उनके जीवन को साथंक कर दिया है। कितु साक्षात्‌ 
दर्शन के समय में उन्होंने कभी इसका परिचय किसी को होने नहीं 
दिया। अलौकिक दर्शन के सम्बन्ध में यदि कोई साहस करके कुछ 


योगीवर गम्भी रनाथजी २३३ 


कहता तो वह बहुधा यही उत्तर दिया करते थे क्रि- “स्वप्न स्वप्न ही है, 
उसके प्रति मनौयोग देने को आवश्यकता क्या है ?” यदि कभी कोई 
अत्यन्त व्यग्न होकर प्रश्न करता तो सान्‍्त्वना देते हुए कहते, 
“तुम्हारे साथ सम्बन्ध था,! अथवा "तुम्हारा संस्कार था|! 


योगीगुरु गम्भीरनाथजी की अलौकिक शक्ति से न मालूम कितने 
मुम्ुक्ष॒षतत॒ उनके पाप्त खिंच कर चजे आते थे, और उनकी करुणा का 
स्पर्श पाकर उनका जीवन रूपांतरित हो जाता था। इन सब जोवंत 
मनुष्यों के साथ-साथ अशरीरी आत्मा भी कभी-कभी इन महापुरुष 
की कृपा से वड्चित नहीं होता था। 

एक बार एक भक्त ने गम्भीरनाथजी से सपत्नीक दीक्षा-ग्रहण 
करने का निश्चय किया। इस विषय में उनकी पत्नी का विशेष 
आग्रह था। किंतु उक्त महिला के दुर्भाग्य से यह संभव नहीं हो सका । 
कुछ दिनों के बाद ही अकस्मात्‌ उसका देहांत हो गया। बाद में 
भक्त को स्वामीजी से दीक्षा लेने की बात निश्चित हुई। उस समय 
उन्होंने हाथ जोड़ कर गम्भी रनाथजी से कहा, बाबा, मेरी पत्नी की 
बड़ी अभिलाषा थी कि वह मेरे साथ मिलकर दीक्षा ले। आज के इस 
शुभ अनुष्ठान के अवसर पर उसकी अपूर्ण अभिलाषा चरिताथ हो 
और उसके ऊपर ग्रुर की कृपा हो-यही हमारी एकांत प्रार्थना है।” 
गम्भीरनाथजी के समीप वह बार बार कातर भाव से यह प्रार्थना 
दोहराने लगे । 

अक्षय बाबू ने इस घटना का एक मनोज्ञ विवरण दिया: “योगी- 
राज ने पहले तो धीर भाव से उत्तर दिया, प्रेतात्मा को दीक्षा-दान 
किस प्रकार संभव हो सकता है ? किन्तु भक्त को यह विश्वास था 
कि योगीराज के लिए यह असंभव नहीं है। पति की व्याकुलता देख- 
कर योगी-प्रवर ने दो आसन रखवाये। दीक्षार्थी पति एक आसन 
पर स्वामीजी के सम्मुख बैठे । स्वामीजी ने उन्हें आँख मूद कर बैठने 
का आदेश दिया। 

“दीक्षा-लाभ करने के साथ-साथ शिष्य को अनुभव हुआ कि 
उनको पत्नी भी दीक्षा प्राप्त कर इतार्थ हुई है। गुरुदेव की असाधारण 
३०१ 


श्३४ भारत के महान साधक 


करुणा देखकर उनका हृदय आनन्द से भर गया। अपनी अनुभूति 
को विश्वास से सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने विनीत भाव से प्रइन 
किया-' मेरी पत्नी को दीक्षा श्राप्त हुई या नही ?” ग्रुरुदेव ने मृदु- 
स्वर में उत्तर दिया-हाँ।” अहेतुक क्ृपा-सागर गुरुदेव ने दया कर 
प्रेतात्मा को भी आवाहन कर अपने चरणों में स्थान दिया, यह सोच 
कर उनका हृदय विस्मय, भक्ति एवं कृतज्ञता से विह्लल हो उठा।? 
अपने शिष्यों को गम्भीरनाथजी मुख्य रूप से दो उपदेश दिया 
करते थे-'विश्वास रखना--विचार करना'। उनके प्रथम वाक्य का 
गूढ़ार्थ था, गुरु एवं ईइ्वर के प्रति विश्वास तथा आत्म-समर्पण की 
भावना। दूसरे वाक्य का अर्थ था-'इस सतत परिवत्तंनशील माया- 
मय संसार के सम्बन्ध में विचार करते रहना। इस प्रकार विचार 
करते रहने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, यही उनका निर्देश था। 
कितु इस समय उपदेशादि देना गंभीरनाथजी के लिए बाहरी 
वात थी। अंतरंग क्षेत्र में उनके द्वारा प्रदत्त दीक्षा एवं साधन के फल- 
स्वरूप न मालूम कितने साधु-संन्यासियों एवं शिष्यों के जीवन ऋतार्थ 
हो रहे थे। उनके क्ृपापात्र शिष्यों की अध्यात्म-अभिज्ञता एवं अतों- 
द्विय अनुभूतियों कीजो सव वाते सुनी जाती हैं वे कम आइचये- 
जनक नहीं हैं। 
शिष्यों एवं भक्तों के दिन-प्रतिदिन के जीवन पर योगीवर की 
सदा सतंक दृष्टि रहा करती थी। उनके मन की साधारण से साधा- 
रण तरंग भी उनके मानस के ऊपर श्रतिफल्त हुए बिना नहीं रहती 
थी। ऐसा लगता था कि वह अपनी समग्र सत्ता द्वारा अपने अश्रितों 
के जीवन को घेरे रहते थे। लौकिक एवं आध्यात्मिक किसी भी आव- 
इयकता की पूत्ति के लिए वहू वावा' के ऊपर निर्भर कर सकते थे। 
एक दिन योंगीवर के बहुत से दर्शनार्थियों के बीच उनके एक 
विशेष भक्त उनके सम्मुख बेठे हुए थे। चाय-पान के वे अभ्यासी थे 


कितु संकोच वश वहाँ अपनी इच्छा को दबाये हुए थे। गम्भीरनाथजी 


ग्रोगीवर गम्भी रनाथजी २३५ 


एकाएक अद्ध वाह्य अवस्था से जाग्रत हुए और उक्त भक्त के प्रति 


दृष्टि क्षेप करते हुए बोले, * अरे, जाओ, जाओ, जल्दी से चाय तो 
पीलो।! 


मठ से सटा हुआ जो उद्यान-गृह था उसमें शिष्यगण कभी कभी 
सपरिवार आकर ठहरा करते थे। महिलाओं में कोई कोई जेवर भी 
अपने साथ लाया करती थीं। अंधेरी रात में उस सुनसान बगीचे 
में उन्हें भय भी लगता था। अंतर्थामी गम्भीरनाथजी से ये सब वातें 
छिप्री नहीं थीं। एक सतर्क अभिभावक की तरह वह उन्हें बुला 
भेजते और उनके जेवर के बकस को अपने कमरे में सुरक्षित रख 
देते ताकी वह निश्चिन्त होकर सो सकें । 
एक दिन गम्भीरनाथजी ध्यानाविष्ट अवस्था में अपने असन पर 
बेठे हुए थे। चारों ओर भक्तों ओर शिष्यों की भीड़ लगी हुई थी। 
ध्यान में मुंदी हुई आँखें खोलकर बाबा ने सहसा कमरे के एक 
कोने की तरफ अंगुली से इशारा किया। देखा गया वहाँ एकघी 
का टीन रखा हुआ है। उसे धूप में रखने का इशारा करके वाबा 
फिर पूर्ववत्‌ ध्यान-मग्न हो गये। किंतु बात यहाँ खतम नहीं हो 
गई | कुछ क्षणों के वाद उन्होंने फिर आँखें खोलीं। इस बार घी के 
वरतन की ओर इश्चारा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया, उसमें से 
कुछ घी निकाल कर एक दूसरे बतंन में रखा जाय और उसे तुरंत 
हाथी शाला के दोमंजिले पर पहुँचा दिया जाय । 
बाद में चलकर लोगों को इसका रहस्य मालूम हुआ। इस दोम॑- 
जिले के एक कमरे में एक भक्त उस समय सपत्नीक रह रहे थे। इस 
दम्पति का प्रधान कार्य था एकनिष्ठ भाव से योगोवर की सेवा- 
परिचर्या करना । घी के बने हुए भाँति-भाँति के खाद्य प्रस्तुत कर प्रति- 
दिन बाबा के भोजन के लिए वह भेजा करते। आज यह घी भेज- 
कर गम्भीरनाथजी ने उनकी सेवा-निष्ठा को सस्नेह स्वीकृति प्रदान 
की। जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्हें यह देखकर आइचये हुआ कि 
आत्म-समाहित महायोगी के निकट भक्त-हृदय की एक साधारण से 
साधारण भावना का मूल्य भी तुच्छ नहीं था। 


२३६ भारत के महान साधक 


कांतिचंद्र सेन गोरखपुर के एक नामी डाक्टर थे। वाबा के प्रति 
उनकी असीम भक्ति थी। स्वयं एक यशस्वी चिकित्सक होने पर भी 
उनके परिवार का यदि कोई व्यक्ति कठिन रोग से ग्रस्त होता तो 
वह वराबर बावा गम्भीरनाथ जी कृपा की यचना करते । उनके 
पास से धनी की किचित विभूति अथवा धूप लेकर परम निर्भरता 
के साथ रोगी को व्यवहार करने के लिए देते। इससे रोगी शीक्र 
चंगा हो जा जाता । 

डा० सेन का बालक-पुत्र एक बार मरणासन्‍्न हो गयाथा। 
बचने की जब कोई आज्ञा नहीं रह गई तब वह बाबा का शरणापन्‍्न 
हुआ। बावा द्वारा प्रदत्त धूप का धुआँ उसकी नाक के अन्दर कई बार 
प्रवेश कराने पर रोग का उपशम हुआ और वह भला-चंगा हो गया 

अपने शिष्यों के साथ गम्भीरनाथजी एक वार हरिद्वार पहुँचे । 
उस समय वहां हैजा फैला हुआ था। भक्त उमेश बाबू के साथ 
उनके मुशी का वालक-पुत्र भी घूमने आया था। सहसा वह हेजे से 
आक्रांत हो गया। उमेश बाबू दूसरे के वालक को लेकर बड़े संकट 
में पड़े । उमेश बाबू बाबा गम्भीरनाथजी के चरणों में गिर कर बालक 
की प्राण रक्षा के लिए कातर प्रार्थना करने लगे, बालक अपने गरीब 
पिता का एकमात्र पुत्र है-यदि मेरे अपने परिवार के कसी के 
जीवन के बदले इसकी प्राण-रक्षा हो जाय तो इसे भी मैं वांछुनीय 
समझू गा । 

गम्भी रनाथजी कुछ क्षणों तक मौन रहे । उमेश बाबू के मन में 
इस प्रकार की विचार को उदित होते जानकर उन्होंने एक गहरी 
दृष्टि डाली ओर हुँकार-सूचक ध्वनि की । उमेश बाबू को यह सम- 
झने में देर नहीं लगी कि बाबा को उनके मनोभाव के अंदर एक 
प्रच्छन्‍्न आत्माभिमान का वीज छिपा हुआ दिखाई पड़ता है। इसी 
लिए उन्होंने भर्त्सना सूचक हुँकार- ध्वनि की है। इसका तात्पर्य यह 
है-'हूं तुम अपने को इतना वीतराग और वीर समझ रहेद्दो कि 
अपने पुत्र के प्राण के बदले में दूसरे के बालक की जीवन-रक्षा के 


योगीवर गम्भौरनाथजी २३७ 


लिए तैयार हो रहे हो।। इसके बाद एक भक्त को कातर प्रार्थना से 
द्रावत होकर उस दिन योगीवर को कहना पड़ा--“अच्छा, बच 
जायगा।” बालक का संकट उस दिन ही टल गया और शीघ्र ही 
चह रोग से छुटकारा पा गया 

भक्त और शिव्यगण चाहे जितनी दूर रहते हों, योगिराज 
के वरदहस्त की छाया सदा उनके ऊपर रहती थी। एक दिन बाबा 
गोरखपुर-मठ के श्वपने कमरे में बेठे हुए थे। सामने कई अंतरंग 
भक्त थे। एकाएक व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, “उम्रेश बाबू का क्या 
समाचार है ? वह अच्छे हैंन ?” 

उमेश बाबू उस समय सपरिवार हरिद्वार में थे। सब लोगों ने 
समझा, अवश्य ही उन्ते ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ी हैं। तार द्वारा 
उनकी खोजखबर ली जाय या नहीं, यह पूछने पर गम्भीरनाथजी 
अधखुली आँखों से कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर बोले, “हाँ, कल 
देखा जायगा ।? दूसरे दिन जब उनके सामने इस विषय की पुनः 
चर्चा की गई, उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया- “इसके लिए अब व्यग्र 
होनें को आवश्यकता नहीं ।' 

कई दिनों के बाद उमेश बाबू की चिट्ठी से ही विस्तृत समाचार 
मालूम हुआ। बाबा गम्भीरनाथजी जिस समय उनकी कुशल-वार्त्ता के 
लिए व्यग्न हो रहे थे, ठीक उसी समय उमेश बाबू रेछ यात्रा कर 
रहे थे। चलती ट्रेन का हैंडिल पकड़ कर वह यात्रा कर रहे थे, 
जिससे प्राण-नाश की आशंका थी। डब्बे के अंदर से उनके परिवार 
के लोग कातर-भाव से चोत्कार कर रहे थे। उनका क्षात्तेस्वर सुदूर 
अवस्थित गम्भीरनाथजी के कानों त्तक पहुँचा। करुणाद्र योगी 
उसी क्षण उनकी प्राण-रक्षा के लिए अवहित हो गये । 

और एक दिन की घटना है। गम्भीरनाथजी अद्ध बाह्य अवस्था 
में अपने आसन पर बंठे हुए हैं। सहसा किसी अज्ञात कारण से 
उनका ध्यान टूट गया । आँख खोलकर व्यस्त भाव से उन्होंने अपने 
भक्तों और शिष्यों से पूछा, “मास्टर बाबू मठ लौट आये ? ” 

यह मास्टर बाबू उनके अन्यतम शिष्य प्रसन्‍न कुमार घोष थे । 


र्३े८ भारत के महान पावकः 


शिक्षा विभाग की नौकरी से अवकाश-ग्रहूण कर गुरु की सेवा के 
लिए उस समय गोरखपुर में रह रहे थे। उस दित्र रात्र में एक 
घोड़ा-गाड़ी पर सवार होकर मठ आ रहे थे। रास्ते में एकाएक घोड़ा 
भड़क उठा और गाड़ी गिर कर टूट गई। प्रसन्न बाबू, आइचर्यजनकः 
रूप में बच गये । उन्हें साधारण चोट लगी 

एक बार गरम्भीरनाथजी कुछ समय के लिए कलकत्ता पवारे। उस्र 
समय शहर में एक शझ्क्तिमान साधक का आगमन हुआ। अपनों 
योग-शक्ति के द्वारा वह यत्र-तत्र विचरण कर सकते थे। उनके 
सम्बन्ध में नाना अलौकिक कहानियाँ सुनी जाती थीं॥ 
योगबल से पर-काया में प्रवेश करने की चर्चा इतनी अधिक होने 
लगी थी कि कुछ लोग उन्हें 'पर-देह-प्रवेशी” नाम से अभिहित करते 
लगे थे। यह भी कहा जाता कि यदि कोई उन्हें बार बार स्मरण 
करता तो वह सूक्ष्म शरीर धारण कर उसके सामने प्रकट हो 
जाते थे। 


बाबा गम्भीरनाथ के एक शिष्य बीच बीच में इस साथक के 
समीप जाया करते थे। एक दिन इस शिष्य ने अपने घर में बैठकर 
महापुरुष के प्रति चित्त निविष्ट किया और मन ही मन उनका आवा- 
हन किया। श्षीत्र ही उक्त शक्तिधर योगी उनके सम्मुख प्रकट 
हो गये । 

इस शिष्य से उसके उस दिन के अदभुत अनुभव का विवरण 
सुनकर अक्षयकुमार वल्द्योपाध्याय महाक्षय ने लिखा है; “महा- 
पुरुष ने उन्हें ( शिष्य को ) दीक्षा देने को इच्छा प्रकट की जिसस्ते उन्हें 
भय हुआ। एक अन्य महापुरुष का श्षिष्य होकर वह क्‍या दूसरे से 
दीक्षा ग्रहण करेगे ऐ कितु बिना प्रयोजन इस महात्मा का आवाहन 
करना भी तो अनुचित हुआ है- ऐसा सोचते हुए वे किकत्तंव्य विमूढ़ 
हो गये। “पर-देह-प्रवेशी' साधक ने उन्हें समझा दिय। कि वह्‌ उनके 
पूर्व-लव्ध मंत्र कीद्ाक्ति नष्ट करके उन्हें दीक्षा दान करेंगे। इसो 
समय उन्होंने देखा कि पीछे से बावाजी की ज्योति पूर्ण मृत्ति 'पर- 
देह-प्रवेक्षीी! स्राधक की ओर तीढ्ष्ण दृष्टि से देख रही है और उस 


योशीवर गम्भीरनाथजी ३६ 


दृष्टि से अग्नि-सफुलिग विकीर्ण होकर 'पर देह-प्रवेशी' को अभिभूत 
कर रहा है। उस तेज से विह्धल होकर भीत-चकित भाव से प्रणाम 
करते हुए वह वहाँ से विदा हो गये। बाबाजी की मृत्ति भी अंतहित 


हो गई।” 

गम्भीरनाथजो के शिष्य उसी क्षण वर्षों से प्राण बचाकर भागे । 
चाबाजी की स्तेहमयी दृष्टि कवच की तरह सतत उनकी रक्षा कर 
रही है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके उन्तके नयतों से अश्रुधारा 
अवाहित होने लगी। इसके बाद वह अनुतप्त शिष्य गम्भोरनाथजी 
के निक्रट उपस्थित हुए और अपनी इस गलती के लिए बार-बार क्षमा 
माँगने लगे। बाबाजी की स्नेह-मधुर वाणी से उन्हें आइवासन मिला 
और उनका विश्लुब्ध हृदय क्रमशः शान्त हुआ । 

गम्भीरनाथजी की योग-विभूति अपरिमेय थो। कभी बाहर के 
संघात से तो कभी कृपा परवश उनकी इस अलौकिक शक्ति का प्रकाश 
देखा जाता था। साधारण जन उनकी इस शक्ति का चमत्कार देख- 


कर विस्मय विमूढ़ बच जाते थे। कितु उनके नित्य के आचरण 
अथवा व्यावहारिक जीवन में सदा उनकी लौकिक सहज मूत्ति का ही 
परिचय मिलता था। मन्दिर सम्बन्धी मामलों में गंभीरनाथजी 
वकील की राय-सलाह के ऊपर हो निर्भर करते थे। स्वयं यदि किसी 
कठिन व्याधि से ग्रस्त होते तो चिकित्सक के निर्देशानुसार ही दवा 
और पथ्य ग्रहण करते। इस स्थिति में उन्हें एक असहाय बालक के 
रूप में देखा जाता था। रोग की पीड़ा को सहज भाव से ग्रहण 
करते थे। अस्वस्थता की अवस्था में उन्हें बहुत द्विनों तक डाक्टर 
की सलाह और निर्देश के बिना किसी आपत्ति का पालन करते 


नहीं देखा जाता था। 

एक बार की बीमारी में उन्हें तीन्र पीड़ा सहन करनी पड़ी । 
उनकी इस अवस्था को देखकर उनके भक्त एवं शिष्यगण अत्यंत्त 
कातर हो उठे। उस समय उनकी सेबा-शुथूया का भार उनके एक- 
'निष्ठ सेवक-शिष्य काली नाथ ब्रह्मचारी के ऊपर था। ब्रह्मवारी नें एक 
वदिन स्पष्ट रूप में बाबा से कहा, “बाबा, आप स्वेच्छा से इतना कष्ट 


योगीक्य गम्भीरनाथजी २४० 


भोग रहे हैं। आपको देखकर हमलोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है ॥ 
अपनो इच्छा-शक्ति का प्रयोग कर आफ अभी सोग को दूर 
भगा दें ।” 

बावाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब सेवक ने वार बार उनसे 
विनती की, तब वह केवल इतना ही बोले, “क्या मैं. भगवान कीः 
करनी को पलट दूंगा ?7? 

१६१४ई० के अंतिम चरण में उनका एक नेत्र एक असाध्य 
व्याधि से आक्रांत हुआ । निश्चय हुआ कि उन्हें कलकत्ता लाकर एक 
अच्छे शल्य-च्िकित्सक से उतकी शल्य-चिकित्सा कराई जायगी। 
एक सुबोध कालक की तरह उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार कर 
लिया । वाद में समझा गया कि यह रोग-भोग वस्तुतः इन महा- 
पुरुष को एक छलना है--अपनी नेत्र-चिकित्सा के बहाने वह उस 
समय ज्ञानांजन-शलाका द्वारा बहुत से मुमुक्षुजनों के नेत्रोन्मीलन 
को व्यवस्था कर रहे थे। अपनी चिकित्सा की अपेक्षा बंगाल के कुछ 
भाग्यवानों के बीच कृपा-वितरण करना ही महायोगी का मुख्य 
उद्येश्य था, यह वात उस दिन अनेक लोगों को समझने में देर 
नहीं लगी । 

आरम्भ से ही यह देखा जाता था कि गम्भी रनाथजी दीक्षा-दान 
या शिष्य बनाने के विषय में विशेष उत्साही नहीं थे। १९ १४ तक 
उन्होंने कुछ ही लोगों को शिष्य बनाया था। उस समय उनके 
दीक्षित शिष्यों की संख्या एक सौ से अधिक नहीं होगी । कितु नेत्र 
चिकित्सा और इस बार की कलकत्तायात्रा ने महापुरुष के लोक- 
गुरु जीवन के एक नूतन अध्याय का उद्घाटन कर दिया। कल- 
कत्ता-अवस्थान-काल में उन्होंने बहुत से मुक्तिकामी नर-नारियों को 
शिष्य रूप में ग्रहण किया। इसके बाद भी कितने ही लोग गोरख- 
पुर गये और उनका आश्रय प्राप्त कर धन्य हुए। नह्वर शरीर का 
त्याग करने से पूर्व तक गम्भीरनाथजी के बंगाली शिष्यों की 
संख्या लगभग छह सौ तक पहुँच चुकी थी । दीक्षा-दान के संबंध में 


योगीवर गम्भी रनाथजी २४१ 


बाबा गम्भीरनाथजी की इस समय की उदारता को देखकर 
उनके पुराने शिष्यों का बड़ा आइचर्य होता था। वे सानंद कहा 
करते थे, “बाबा बंगाल में आकर मानो कल्पतरु हो गये हैं ।” 
जिस समय बाबा कलकत्ते में थे, कुलदानन्द ब्रह्मचारी एक दिन 
अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शनार्थ आये। उस समय योगीराज 
भोजन करके विश्राम कर रहे थे। विजयक्ृष्ण गोस्वामीजो के प्रति 
गम्भीरनाथजी का बराबर निविड़ स्नेह रहा। इसलिए उनके शिष्य 
कुलदानंदजी के आगमन से वह हर्षोत्फुल्ल हो उठे और बड़े आग्रह 
के साथ उन्हें अपने शयनकक्ष में बुला भेजा । 
साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए कुलदानंदजी ने कहा, 
“बाबा गोस्वामी के प्रति आपकी जैसी कृपा थी, वेसो ही कृपा इस 
दास के प्रति भी बनी रहे।” गम्भीरनाथ के ग्रुगल नथन आनंदो- 
ज्वल हो उठे। सस्नेंह गोस्वामीजी के शिष्यों के ऊपर दृष्टिपात करते 
हुए उन्होंने बार बार आइवासन दिया--/हाँ, हाँ ।” 
शल्य-चिकित्सा के बाद नेत्र-रोग दूर हो गया और गम्भीरनाथ 
जी गोरखपुर-मठ लौट आये। कुछ दिनों तक यहाँ रहने के बाद 
हरिद्वार-कु भ-मेला के लिए उनकी अंतिम यात्रा हुई। 
हरिद्वार में ब्रह्मकु ड के पास नाथजी का दलीचा है। यह स्थान 
उस समय नाथपंथो साधु-संतों के आगमन से भर गया था। इसके 
समीप ही गम्भीरनाथजी के लिए एक मकान भाड़े पर लिया गया। 
उनके साथ बहुत से भक्त-शिष्य थे । भक्त-शिष्यों के साथ वह इस 
मकान में ठहरेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। के 
कितु बाबा ने सारी व्यवस्था ही उलट दी । पहले वह 32808 
दलीचे में हो उपस्थित हुए । उनकी उपस्थिति से समागत वाइुने 
सियों में मानो आनंदसागर लहराने लगा। 
देव को कष्ट होगा, ऐसा सोचकर उनके शिष्यों १ 
वह भाड़े के मकान में रहें। दलीचे में जो सब १राने 
३१/१ 


किंतु इस दलीचे में गुरु- 
की इच्छा थी कि 
साधु थे वे इसमें 


रडर भारत के महान साधक 


आपत्ति करने लगे। वे आग्रह पूर्वक कहने लगे, “ हमारे बाबा यहीं 
ठहरेंगे। वही हमारे सर्वस्व हैं। हम कभी उन्हें छोड़ नहीं सकते ।” 
इन साधुओं के आग्रह को देखकर बाबा अपने कतिपय शिष्यों के 
साथ दलीचे में ही ठहर गये । साथ में जो दूसरे शिष्य आये थे वे 
अन्यत्र अवस्थान करने लगे। 

जिस समय बाबा नाथजी के दलीचे में अवस्थान कर रहे थे, 
हजारों मनुष्य उनके दर्शन के लिए आते थे। केवल नाथपंथी साधु- 
संन्यासी और महंथ ही नहीं, सब श्रेणी के स्त्री-पुरुष इन महायोगी 
के दर्शन के लिए आकुल हो रहे थे। अपने अंतर की श्रद्धा निवेदित 
कर अपने को कृतकृत्य समझते थे । 

हरिद्वार-कुम्भ से लौटने पर योगीवर केवल दो वर्षों तक अपने 
नश्वर शरीर से जीवित रहे । उनके अंतरंग शिष्यों में जो लोग इस 
समय उन्हें ध्यान से देखते थे, उनकी दृष्टि में महायोगी का नूतन 
रुप छिपा नहीं था। एक ओर जहाँ उनमें लौकिक वस्तुओं के प्रति 
उदासोनता बढ़ती जाती थी वहाँ दूसरी ओर एक रहस्य घन अंतमु खीता 
में वे निमज्जित होते चले जाते थे। शिष्यगण उद्विग्न होकर 
सब उनसे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करते, वह केवल इतना 
ही उत्तर देते, “मच्छा है ।” 

गोरखपुर के सन्निकट योगी चौक है। जाग्रत शिर्वाह्ग का यह 
एक सिद्धपीठ है। इस बार शिवरात्रि के अवसर पर जब गम्भीर- 
नाथजी यहाँ गये तो तीन दिन रहकर लौटे। उनका शरीर बड़ा 
दुबंल हो गया था। कई दिनों के बाद योगीवर ने सब लोगों को 
सूचित कर दिया कि वह देहात जायेंगे। 

उनकी बात को सुनकर सब लोगों ने समझा कि बाबा मठ की 
जमींदारी के अंतर्गत किसी विशेष स्थान में जाना चाहते हैं। उत्कंठित 
होकर शिष्यों ने प्रशन किया. दुबंल शरीर लेकर बाबा के लिए कहीं 
अन्यत्र जाना क्‍या अच्छा होगा ? योगीवर ने हँसते हुए उत्तर दिया, 


योगीवर गम्भी रनाथजी २४३ 


चिता न करो जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वह स्थान परम निर्जन है। 
हाँ की ज्ांति एवं पवित्रता अपूर्व है। इसलिए वहाँ स्वास्थ्य अच्छा 
होने की ही संभावना है।” 
देहात जाने का दिन निरिचित हुआ। पत्रा देखकर यात्रा का शुभ 
दिन निश्चित हुआ-चैत्र वारुणी, त्रयोदशी। इस देहात-यात्रा का 
विशेष उद्य इय कया है- गंतव्य स्थान कहाँ है, इस रहस्य का उद्घा- 
टन उस दिन कोई शिष्य नहीं कर सका। 
शरीर क्रमश: और भी खराब होने लगा। इस अवस्था में बाबा 
किस तरह देहात जायेगे ? शिष्यों के अनुनय-पूर्ण प्रइन के उत्तर में 
गम्भीरनाथजी ने जो कुछ उत्तर दिया वह और श्रांतिकारक तथा रह- 
स्पपूर्ण था। उन्होंने उदास भाव से कहा, ' वहाँ तो विषद का कोई 
कारण ही नहीं है। वहाँ एक बार जाने से स्वास्थ्य अच्छा होगा ही 
वह स्थान शुभाशुभ से परे है- चिर शान्ति-धाम !” 
उसी पूर्व निदिष्ट महावारुणो तिथि--१६१७ ई० की २१ मार्चे-को 
महायोगी ने अपने स्थूल नइवर शरीर का सदा के लिए परित्याग 
कर दिया । अब सब लोगों की समझ में यह बात आई कि रहस्‍थ- 
मय "देहात का गूढ़ निहित अर्थ क्या था ! 


कै 


हे हडफ-# 


वामाक्षेपा 


निःशव्द आधी रात का समय । नाटोर के राज--महल में रानी 
गाढ़ी निद्रा में सोई हुई हैं। सहसा उन्होंने एक दु.स्वप्न देखा और 
उनकी नींद टूट गईं। भय-विह्चल होकर 5ह पलंग पर बैठ गईं और 
सोचने लगीं-यह कंसी भयंकर बात है। तारा-पीठ की अधिष्ठात्री 
देवी--माँ तारा आज चार दिनों से उपवास कर रही हैं ? 

देवी अभी स्वप्न में उनके सामने आविभूत हुई थीं। दीन वेश 
में शोकात्ते- स्वर में वह कहने लगीं --'श्रुगांतर से मैं इस सिद्ध-पीठ में 
विराज रही हूँ। कितु अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से बिंद। 
लेनी पड़ेगी। मंदिर के पुरोहित और तुम्हारे दरवान ने मेरे प्रिय पुत्र 
क्षेपा को बुरी तरह पीटा है और उसकी चोट मेरे शरीर पर लगी है-+ 
यह देखो, मेरी पीठ पर लू का दाम ! और इसका कारण भी बहुत॑ 
तुच्छ है। मंदिर में मेरी मृत्ति के सामने भोग-निवेदन किया ग्यां 
था। मैंने अपने पागल बेटे को बुला कर कहा- क्षेपा आओ, मेरे 
साथ भोजन करो। वह मंदिर में प्रवेश कर खाने लगा-बस यही 
उसका अपराध है। क्षेपा को आज चार दिन हुए प्रसाद नहीं मिला 
है। बिना खाये-पीये वह इमशान में घूमता रहता है। इसलिए मैं 
भी कई दिनों से उपवासी हूँ ।” र्क 

रानी दुःख-भरे स्वर में रोने लगीं। उनकी अनुनयपूर्ण प्रार्थनों 
सुनकर देवी ने कहा, “अच्छा, मैं तारा-पीठ छोड़ कर नहीं जाउँगी' [. 
कितु, अब से ऐसी व्यवस्था करो कि प्रति दिन मुझे भोग के पूर्व ख्रेड़ 


प्रिय पुत्र क्षेष को भोग दिया जाय । म्फि 


२४६ भारत के महान साधक 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रानी ने फौरन यह स्वीकार 
कर लिया। अवसे तारा-पोठ में देवी के निर्देशानुसार ही भोगान्न 
निवेदित किया जायगा। इसके सिवा, क्षेपा की देख रेख में भी कोई 
त्रूटि नहीं होगी। 

भय और विस्मय के कारण रानी को उस रात फिर नींद नहीं 
आई। विछावन पर लेटी हुई वह बार बार अपने मन में स्वप्न की 
बात पर विचार करने लगीं। इसके सिवा उनके मन में यह भी प्रइन 
उठने लगा-यह क्षेपा कौन है ? कितना बड़ा भाग्यवान साधक वह 
है! ब्रह्ममयी तारामाता का वह दुलारा बन गया है। जननी तारा- 
देवी के साथ इस क्षेपा की एकात्ममा अपूर्व है! यदि ऐसा नहीं होता 
तो उसकी पीठ की चोट माँ के दिव्य अंग पर इस रूप में क्‍यों पड़ती ? 

दूसरे दिन बहुत सवेरे राजमहल में दीवानजी को बुलाया गया । 
सजल नेत्रों से रानी ने गत रात्रि के स्वप्त की बात दीवानजी को कह 
सुनाई। फिर बोलीं 'कितनी हानि उठाकर नाटोर-राज्य के अपने 
मौजे के बदले में राजा असादुल्‍ला खाँ के मौजे तारापीठ को इस 
राज-सरकार के अंतर्गत किया गया है। इस सिद्ध पीठ की अब- 
मानना नहीं हो, माँ की सेवा में विध्चन नहीं हो, इसलिए यह सब 
किया गया । और हमारी सेवा-व्यवस्था में ही रहकर मेरी माँ चार 
दिनों से उपवासी हैं ।”” 

राज-सरकार के आदेश और निर्देश के साथ दो विशिष्ट कर्म- 
चारी सुबह ही तारापीठ के लिए रवाना हो गये। साथ-साथ पूजा 
और भोग की बहुत-सी सामग्री भी चली । 

देवी के स्वप्तादेश और रानी के हुकुम की बात सुनकर तारापीठ 
के सव .लोगों को बहुत आइचर्य हुआ। पुरोहित और दरबान को 
उसी दित काम से हठा दिया गया। किंतु जिसको लेकर यह सब 
कांड घटित हुआथा वह क्षेपा कहाँ है ? बालक-तुल्य महासाधक 
राज-कर्मचारियों के आगमन की बात सुनकर भय से न मालूम कहाँ 
खिसक गया। बहुत दूँढ़-ढाँढ़ करने के बाद उसका पता चला। दोनों 
कर्मचारियों ने हाथ जोड़कर नाटोर-राज की ओर से उस महापुरुष 


चासा क्षेपा २४७ 


से क्षमा-प्राथना की। षोड़शोपचार-विधि से तारा माँ की पूजा की 
गई और भोग-निवेदन किया गया। क्षेपा प्रधान कौल के पद पर 
नियुक्त हुए और सदा के लिए यह आदेश दिया गया-अब से तारा 
माँ को भोग लगाने के पूर्व माँ के पुत्र क्षेपा को भोग देना होगा। 

दूसरी बार की एक घटना है। क्षोपा बाबा उस समय श्रायः 
आव-समाधि में मग्न रहा करते थे- कभी वाह्म-चेतना-शुल्य, कभी 
बिलकुछ बालक की तरह आचरण ! भावोन्‍्मत्त अवस्था में एक दिन 
उन्होंने मंदिर की मूर्ति के ऊपर मूत्र त्याग कर दिया। प्ररोहित और 
पंडागण चारों ओर से हाय हाय करते हुए वहाँ दौड़े आये । दीपा पर 
जव अभियोग लगाया गया तव बड़े आनंद के साथ बोल उठे, “ठीक 
किया है। अपनी माँ के शरीर पर मैंने पेशाब किया है, इससे तुम 
साला लोगों का क्‍या बिगड़ता है।” 

सब लोग बड़े संकट में पड़े । तारा देवी 
वित्न कर दिया गया है। विशेष पूजा-पद्धति 


किये बिना काम नहीं चल सकता। उसी दिन रा' हे 
खबर दी गई। इस बार भी माँ का फिर प्रत्यादेश हुआ। अल 
कारियों ने तारा-पीठ में आदमी भेजकर सूचित कर दिया--' माँ 
की पूजा पहले की तरह चलती रहेगी। क्षोपा बाबा स्वेच्छाचारी स्वतंत्र 
पुरुष हैं। माँ का दुलारा पुत्र ! उनके किसी भी कार्य में दोष ढूढ़ने 
की आवश्यकता नहीं। देवी-मूत्ति को अपवित्र करने का भ्रदन ही 
नहीं उठता। माँ-बेटे के मामले में दूसरों को माया-वच्ची करने की 


जरूरत नहीं ।” 


वी की पवित्र मूत्ति को अप- 
द्वारा उनकी पुनः प्रतिष्ठा 
ज-सरकार को यह 


तारा माँकी यह प्रिय संतान ही विख्यात 20 महापुरुष 
वामाक्षेपा हैं। उन्‍नीसवीं शताब्दी के बंगाल में शक्ति-साधना की 
एक अस्निशिखा के रूप में कोपा का महाजीवन प्रज्वलित हुआ. गा, 
और उसके दिव्य आलोक से बहुत से भाग्यवान साधकों के जीवन 
उद्भासित्त हो उठे थे। 

तारा-मंदिर की एक ओर विस्तीर्ण बालुका-तट 
शेमशान था। प्रवाहमयी द्वारक नदी अर्धचंद्राक 


पर तारा-पीठ का 
९ उस इमशान को 


२४८ भारत के महान साधक 


चेरकर बह रही ,थी। यह इमशान ही शिवकल्प महासाधक बाबा 
की विचरण-भूमिं आ-८छन्तका तपस्या&क्षेत्र॥ इस पदभूमि में ही 
तारा-पीठ और महाकौल का वास्तविक रूप प्रस्फुटित हुआ था । 

इारक नदी के तट पर अमावस्या की रात घनोभूत हो रही थी । 
घनांधकार को छाती चोरकर 'बीच-बीच में तियार और गीधों को 
ककंश आवाज सुनाई पड़ती थी। चिताधूम और मुर्दा जलने की गंध 
चारों ओर फैल रही थी। लोगों का ऐश्ा विश्वास था कि तारा-पीठ- 
इमशान में मृतक की अस्थि रघने से मुक्ति निश्चित है। इसलिए 
इ्मशान में. जैसी कि प्रथा थी, शव को प्राय: अर्धदग्ध अवस्था में 
चिता पर छोड़ दिया जाता था। उसके बचे-खुचे अंश को चीर-फाड़- 
कर सियार, गीघ और कुत्ते अपना आहार बनाते थे। अर्थदग्ध 
सड़े-गले शव के अंश और कंकाल इधर-उबर बिखरे पड़े रहते थे । 
इन्हीं के बीच सेमल-वुक्ष के नीचे वशिष्ठदेव के पंचमु डो आसन से 
सटकर वामाक्षेपा साये रहते थे-इस शरक्ति-पीठ के जाग्रत भैरव 
के रूप में। 

क्षेपा बिलकुल दिगम्बर थे। लबे कृष्णवर्ण-शरीर में भीम-भैरव 
कांति फूट रही थी। मदिरा और गांजा-सेवन के फलस्व॒रुप दोनों 
बड़ी-बड़ी आँखें जवा पुष्प की तरह लाल रहती थी । कितु जिज्ञासु 
साधकों की दृष्टि में छिपा नहीं था कि इस भीम-कांति शरीर के 


अंदर से एक आत्मभोला देव्रशिशु झाँंक रहा है जिसके नयमनों में 
स्वर्गीय आनन्द को द्यूति है। 


क्षेपा जागा के शरीर से सटकर खेलते रहते थे उनके प्रिय सह- 
चर इवानदल जिनके नाम थे-केलो, भूलो, लाली और इवेत फूली । 
इमशान में परित्यक्त खाद्य को लेकर ये चीखते और दौड़-धूप करते 
रहते थे। मृतक की हड्डी और मांस के भी ये कम लोभी नहीं थे। 
खीचतान में कभी-कभी-क्षेपा के आसन के पास भी हड्डी और मांस 
के दो-एक टुकड़े छिटक्‌. करआ जाते थे। महापुरुष कभी लाड़- 
प्यार कर उन कुत्तों को अपनी गोद में बैठाते और कभी उन्हें दूर 


वामाक्षेपा २४६ 


हटा देते। ये कुत्तो कभी-कभी विगड़ कर क्षेग के शरीर को काट 
खाने से भी वाज नहीं आते । जब उनके शरीर से बहुत रक्त-पात 
होने लगता तभी उतर कुतों को डांटते हुए वह कहते,-- साले, 
देखता हूँ तुम वहुत बढ़ते जा रहे हो । 

भक्त और दर्शनार्थी आसपास में खड़े हैं। इस पिसाच-वालक- 
तुल्य त्रह्मज्ष महापुर्ष की ओर जब उनकी दृष्टि जाती है, उनके आइचर्य 
की सीमा नहीं रहती। किसी के प्रति प्रसन्‍त होने पर क्षेपा 
उससे कहने लगते, “रे साला, कुछ माल-ताल लाया है तो वाहर 
निकाल ।?! मदिरा यागाँजा कुछ मिल जाने पर उन्हें बेहद खुशी 
होती थी। कितु इस मनमौजी महापुरुष का सब कुछ दुर्जेय था । 
उम्मी समय यदि कोई अन्य व्यक्ति मद्य या गाँजा भेंट देने के लिए 
तेग्रार होता तो व: उसे बिना कारण गालियाँ देकर भगा देने से भी 
बाज नहीं आते । 

तारा मंदिर की आरती समाप्त हो जाती। मंदिर का पुजारी 
क्षेपा वाबा के लिए इमज्ञान की बालू पर पत्ते में भोग-प्रसाद रख 
जाता। वावा के भोजन के संगी थे उन 6 प्रिय सहचर इवान दल । 
एक ओर ये इवान छींट-छाट कर खा रहे हैं दूसरी ओर महामानव क्षेपा 
भी उनके साथ सानन्द भोजन कर रहे हैं। यह एक अदुभुत दृष्प 
था। 
शव, शिव और व्वान से घिरे हुए इमशानचारी क्षेपा बाबा के 
महाजीवन में अतेक विपरीत भावों का समावेश देखा जाता था। 
वह कभी उन्मत्त, कभी बालक पिशाचवत्‌ दिखाई पड़ते थे। और 
इसके साथ द्वी इस दाक्तिधर महापुरुष के अंतस्थल में प्रज्ञा एवं प्रेम 
की अंत:सलिला फल्गुधारा भी प्रवाहित हो रही थी। इस रस- 
विभूति का पता केवल उन साधकों को ही लगता जिनकी दृष्टि क्षपा 
की कृपा से खुल गई थी। मद्गातांत्रिक के बहिर्जीवन का यह आव- 
रण लोगों को भुलावे में डाल देता था; कभी कभी क्षणभर में यह 
आवरण हटता हुआ दिखाई पड़ता। इस समय जो सच्चे अधिकारी 
साधक थे, दल के दल तारा-पीठ में उपस्थित होते । शक्तिधर महापुरुष 
क्षेपा की कृपा प्राप्त कर वे धन्य हो जाते । 
३२/१ 


२५० भारत के महान साधक 


क्षेपा की जन्मभूमि वीरभूम की आध्यात्मिक परंपरा बहुत दिनों 
से चली आ रही थी। तंत्र-साधना की धारा जिस प्रकार यहाँ प्रव- 
हमान थी-उसी प्रकार वैष्णव साधना के भावोच्छवास भी कम 
नही देखे जाते थे। कवि जयदेव और चंडीदास इस वीरभूम की 
ही संतान थे। यहीं एक चौका गाँव में अवधूत श्रीनित्यानंद ने जन्म 
ग्रहण किया था। शाक्‍त एवं वेष्णव दोनों का साधन क्षेत्र यह वीर- 
भूम है, कितु युग युग से तंत्र साधना के नीच ही यहाँ की अध्यात्म- 
साधना को वास्तविक परिणति प्राप्त हुई है। 


पुराणों में जिन इकावन शक्ति पीठों का उल्लेख किया गया है 
उनमें पाँच इस वीरभूम में हैं। इनके सिवा सिद्ध-पीठ और उपपीठ 
भो इधर-उधर विखरे हुए कम नहीं हैं। वशिष्ठदेव से आरम्भ होकर 
वामाक्षेपा तक कौलाचार्यों की एक अविच्छन्न धारा यहाँ के तारापीठ 
में प्रबहम।न रही है। तंत्र-साधना के एक श्रेष्ठ केन्द्र के रूप में 
चिरकाल से इसकी ख्याति रही है । 

पुरान-शास्त्र के अनुसार वशिष्ठ, भृगु, दत्तात्रेय, दुर्वासा-ये 
सभी तारा सिद्ध थे। सारे भारत में महाविद्या तारादेवी के सिद्ध- 
पीठों की संख्या आठ है। शक्ति-साधकों की तपश्चर्या के फलस्वरूप 
युग-युग सेये सब पुण्य स्थान आज भो जाग्रत बने हुए हैं। कहा 
यया है ब्रह्मा के मानस-पुत्र वशिष्ठ देव ने स्वय' तारा सिद्ध होकर 
कौलसाधकों की भाराध्या इस देवी की शिल/मयी प्रतिमा की यहाँ 
प्रतिष्ठा की थी । 

तारा-पीठ, किंतु पुराणोक्त इकावन पीठ' के अंतर्गत नहीं है । 
सिद्ध-पीठ रूप में ही इसकी गणना की जातों है। कौलवरिष्ठ वशिष्ठ 
देव ने इसकी प्राण-प्रतिष्ठा कीथी। इसके बादसे तारा-पीठ के 
इमशान में युग-परपरा सेन मालूम कितने समर्थ शक्ति-साधक 
दल उपस्थित हुए। इनमें कितनों ही को लोग आज प्राय: भूल बैठे 
हैं। कितु आज भी कौल साधना की अंतः सलिला धारा इस तपः 
क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। 

लगभग दो सौ वर्ष पूर्व की बात है। उस समय तारापीठ में 
विशेक्षेषा नामक एक महान्‌ शक्ति-साधक का आविर्भाव हुआ था। 


वामाक्षेपा सर 


इसके बाद कौछाचार्य आनन्दनाथ आये। यह राजा रामक्ृष्ण के 
सम-सामयिक थे। घटनाचक्र के प्रभाव से तारा-पीठ की सेवा एवं 
संचाठन का भार नाटोर राज्य के ऊपर आ' पड़ा और राजा राम< 
कृष्ण ने उस दिन बड़े आग्रह के साथ इस सिद्ध-पीठ का समस्त 
दायित्व-भार ग्रहण किया । सुना जाता है, तारा सिद्ध महापुरुष आनं- 
दनाथ से राजा रामक्ृष्ण ने अनेक साधन-निर्देश प्राप्त किये ये। 
कुछ समय तऊ यहाँ वह तपस्या में भी रत थे। 
आनन्दनाथ के प्रशिष्य मोक्षदानन्द थे। उनके समय में ही तारा 

पीठ में कैलासपति बाबा का आविर्भाव हुआ। इस द्ञक्तिमान महा- 
पुरुष की साधना की ज्योति से ही मह्ासाधक वामा क्षेपा का जीवन 
उद्भाषित हो उठा था। कैलासपत्नि बाबा ने अपने साधन-ऐह्वर्य 
का दान अक्ृपण भाव से क्षेत्रा जेसे शुद्ध-सत्व पात्र को कर दिया 
था। वामा तारा-सिद्ध हुए और तंत्र-साधना के एक श्रेष्ठ घारा एवं 
वाहक के रूप में उतका अभ्युदय हुआ | 

. तारा पीठ के निकट अलटा प्राम में वामाक्षेपा का जन्म हुआ 
था। इस छोटे से गाँव में ब्राह्मणों के बहुत से घर थे। पुरोहित-वृत्ति 
और खेतो की आमदनी से उनकी जीविका चलती थी। क्षेपा के 
पिता सर्वानन्द चट्टोपाष्याय एक साधारण गृहस्थ ब्राह्मण थे। यद्यपि 
घन-वित्त से खुशहाल नहीं थे- फिर भी विशेष अभाव नहीं था। 
सर्वानिन्द धर्म-भीरु, पवित्रचेता एवं सरल-प्रकृति मनुष्य ये। अल्प 


वयस में अपने कुल गुरु से दीक्षा ग्रहण कर वह माँ की उपासना में 
लग गये। धम्मंप्राणा पत्नी राजकुमारी और कई संतान को लेकर उनका 


परिवार था। सर्वानन्द के द्वितीय पुत्र ही हमारे वामक्षेपा न | 

का १२ फाग्रुत । इस शुभ दिन को ही क्षेपा 
प्रकृति ये। इतने सीधे थे कि पड़ोस के लोग उन्हें हाउड़े' कहकर 
पुकारा करते थे, जिसका अर्थ होता है कर द्धि। मिल का जिसे 
लेशमात्र भी ज्ञान न हो, संसारी लोगों की दृष्टि में वह मूढ़ पागल के 
सिवा और क्या हो सकता है? जस्मांतर की तपस्या के फलस्वरूप 


२५२ भारत के महान साधक 


उसका जन्म हुआ था, यह बात उस दिन कौन समझ सकता था। 
बचपन से ही वामा-चरण स्वभाव-भकत थे। पड़ौसियों की ठाकुरब्रारी 
में जितने देवमूत्तियाँ थीं उन सबको चुपचाप उठाकर नदी तट परु 
ले आते और पूजाका नाटक रचते। खेल समाप्त होते पर कौन 
मूत्ति कहाँ खो जाती, कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए किसी के घर से 
जब कोई देव-मूर्ति गायब हो जाती तो फौरन वामाचरण की खोज 
होने लगती। वही पकड़े जाते और उन्हें हो डांट .फटकार सहन 
करनी पड़ती। 

बचपन में वामा की अन्यमनस्कता की अनेक अद्भुत कहानियाँ 
सुनी जाती हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि वह आग में जलकर मर 
ही जाते। गाँव के एक छोर पर पुआल के ढेर के ऊपर भाव-तन्मय 
अवस्था में वह बेठें हुए थे। सहसा उसढेर के नीचे से आग 
घधक उठी । पड़ोस के लोग आग के फंलने के भय से त्रस्त हो उठे । 
चारों ओर हो-हल्ला मचने लगा । नीचे से पुआल जलता जा रहा 
है, कितु वामाचरण को जरा भी होश नहीं। आग बुझाने केलिए 
जब सब लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि वामा ढेर के ऊपर आनंद-मग्न 
से बैठे हुए हैं। सौभाग्यवश उस दिन इस अग्नि कांड से वह वाल- 
बाल बच गये। 

पाठशाला में पाठ्य - क्रम समाप्त हो जाने पर उच्चतर विद्यालय में 
प्रवेश करने का सुयोग उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कारण था अर्थामाव। 
पिता सर्वानेंद की गृहस्थी अब बढ चली थी अभाव भी बढ़ गये थे। 
अर्थोपाज॑ न के लिए उन्होंने एक नया उपाय ढूँढ निकाला। संगीत- 
विद्या पर उनका अच्छा अधिकार था। मधुरगान गाने के साथ-साथ 
बेहाला बजाने में भी निपुण थे। उनके दो पुत्र वामा और राम को 
संगीत का अच्छा अभ्यास था। इनको लेकर सर्वानंद ने कृष्ण 
यात्रा दल का गठन किया। वाम]चरण कभी राम, कभी कृष्ण का 
अभिनय किया करते थे। देवता का वेश धारण कर वह॒ रामायण, 
क्ृष्ण-कीर्त्तन और चंडी की कथा का गान करते थे। इस प्रकार अभि- 
नय करते हुए स्वभाव-भक्त वामा में आनंदावेश जाग्रत होता। भाव- 
तन्‍्मय बालक किसी किसी दिन अपने वाह्म ज्ञान को खो बैठता । 


चामाक्षेपा रद 


विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला, ग्र थ-पाठ का अम्यास 
भा कम ही था। कितु अभिनय करके और अभिनय देखकर क्रमशः 
वामा व्यास, वाल्मीकि और पुराण की बहुत सी कथाएँ अच्छी त्तरह 
जान गये थे। काशीराम, क्ृत्तिवास का काव्य, पाँचाली आदि के 
चाठ से उनका दष्टिकोण स्वच्छु बन गया था। कवि कंकण, रामप्रसाद 


और कमलाकांत के संगीत की झंकार से बालक का हंदय भर उठा 
था। बाद में चलकर इन सब संगीत और छीला-आख्यानों का क्षेपा 


अपने भक्तों के समीप सरस वर्णन किया करते ये । 
वामा की बड़ी बहन जयकाली देवी बड़ी भक्तिमति थी। इसका 


अभाव भी बालक के ऊपर कुछ न कुछ भवश्य पड़ा था। बहन सच्चे 
अर्थ में साधिका थी । अल्थ वयस में विधवा होकर वह सनन्‍्यासिनी 


जन गई थी । 

युवावस्था में तारा-पीठ जाकर कुछ समय के लिए साधना भो 
की थी। इसके बाद अटला--ग्राम में माँ के साथ रहने लगी। सुना 
जाता है कि तारा-साधिका इस नारी ने एक निर्दिष्ट दिन को शरीर-- 
त्याग की इच्छा प्रकट की । उसे ढोकर जब तारा-पीठझ लाया गया ठो 
उसने मत्यं शरीर का त्याग किया। परवर्त्ती काल में जब इसका उल्लेख 
किया जाता, वामा के दोनों बढ़े बड़े नेत्र उज्जवलतर हो उठते। वह 
कहने लगते, “मेरी दीदी एक आइचरयमयी स्त्री थी, उसकी मृत्यु भी 
आइचये-रूप में हुई।” दीदी के धर्मं-जीवन का स्पर्श वालक वामा- 
चरण के जीवन को प्रभावित किये बिना नहीं रहा | 

पड़ोसी दुर्गादास सरकार नाटोर-राज्य के कर्मचारी थे। तारा- 
मंदिर की देख-रेख का भार उस समय उनके ऊँपर थी। तारा-पीठ 
के तंत्र साधक कैलासपति बाबा प्रायः अपनी चरण-एग से उनके घर 
को पवित्र किया करते थे। सिद्धमहापरल्पे के रूप में उस समय 
कैलासपति की बड़ी ख्याति थी। सरकार महाशय के घर में जभी 
वह पधारते, न मालूम किस अज्ञात आकर्षण से वामा भी वहाँ 
दौड़कर आ जाते। कैलासपति की छे टी-मोटी सेवा का या जब 
उन्हें दिया जाता, वह आनंद से फूले नहीं समाते। गाबा भी बालक 


र्श्४ड भारत के महान साधक 


को प्रायः अपने पास बुलाकर उसके साथ ससस्‍्तेह संभाषण करते। 
शक्तिसाधना काजों अंकुर बालक वामाचरण में निहित था वह 
कैलासपति बाबा की दृष्टि से उस समय छिपा नहीं रहा । 

बामाचरण जिस समय १८ वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो 
गया। छुछ्ण-व्यात्रा-दल भंग होने के साथ-साथ माता राजदुमारी 
के सिर पर भी आसमान दूट कर गिर पड़ा। सर्वानंद के प्रयत्न से 
अब तक किसी प्रकार निर्वाह हो रहा था, अब उनके अभाव में इतने 
बाल-बच्चों का लेकर वह विषम विपद में पड़ गईं। जो कुछ थोड़ी- 


सी खेती लायक जमीन थी उससे ग्रुजर चलंना मुश्किल था। इसके 
सिवा वामा में व्यावहारिक बुद्धि का अभाव होने से उसको विपद 
और भी बढ़ चली थी । 

मजदूर खेत में काम करने आते, माँ वामा को खेत पर भेज 
देतीं। वह मजदूरों के लिए खाना दे आयेगा, देख--रेख करेगा। 
वामा काम पर जाता अंवश्य था, कितु उसकी दृष्टि कहीं और ही 
निबद्ध रहतो । बालक के दिन आकास-तारा की खोज में चक्‍क्ररू 
लगाते हुए व्यतीत होते । खेत का काम खेत में ही पड़ा रह जाता, 
मजदूरों को ठीक समय पर खाना नहीं मिलता, रुष्ट होकर वे रोज 
माँ से शिकायत करने लगे। माँ को भी यह समझने में देर नहीं 
लगी कि इस निबुद्धि लड़के से उतका कोई काम नहीं चलेगा। 

गृहस्थी चलाना अब सचमुच कठिन हो रहा था। राजकुमारी ने 
कोई उपाय न देखकर दोनों लड़कों को, उनके मामा के घर भेज 
दिया। मामा पक्के व्यावहारिक मनुष्य थे। दोनों भागिनेयों को 
विद्यालय में भेज कर पढ़ाना उनके विधज्वार से घन बर्बाद करना था । 
इसलिये उन्होंने दोनों लड़को को गाय चराने के काम में लागा दिया। 
मैदान में जाकर वामाचरण अपने आप में डूबकर बेठे रहते, उधर 
गायें पड़ोस के खेत में जाकर फसल चरतीं। मामा के पास रोज- 
रोज शिकायतें आने लगीं जिससे वह कुद्ध हो उठे। वामा के ऊपर 
शासन ओर निर्यातन चलने लगे। 


बामाक्षेपा २५५ 


दुःखिनी माँ ने सव कुछ सुना । अपने दोनों अभगे पुत्रों को घर 
जुला लेने के सिवा और कोई उपाय नहीं रहा। वामाचरण अपने 
भाई को साथ लेकर अटला लौट आये। कितु यहाँ आकर उनका 
भावांतर और भी व्यापक रूप में प्रकट होने लगा। सभी लौकिक 
कार्यों के प्रति उनमें विमुखता देखी जाती थी। गाय चराना, खेतो 
करना, बाजार जाकर सौदा करना-यह सब अब उनके द्वारा नहीं 
हो सक्रता था। समस्त लौकिक जीवन के प्रति क्रमश: उनमें प्रबल 
निरासक्ति देखी जा ने लगी। 

केवल इतना नहीं, मूत्ति पूजा में वामाचरण खूब उत्साह दिखाने 


लगे। मौर इसमें किसी विधि-विधान की, आचार अथवा मंत्रततत्र 
की वह परवाह नहीं करते थे। राह चलते चंपा, कवरी, धतूरा आदि 
जो भी फूल मिल जाते उन्हें ही पत्ते में रख कर वारामाई के नाम से 
अध्यं-निवेदन कर देते। माँ तारा के जय-घोष से वातावरण गूंज 
उठता। स्वभाव-सरल वामा के जीवन के साथ, उनके अस्तित्व 


के साथ, तारामाई की दिव्य सत्ता ओतनप्रोत हो गई थी। 
सब लोगों की दृष्टि से परे और स्वयं भी अज्ञात रूप में तदण वामा- 
चरण तारामय होते चले जा रहे थे । 

वामा मनमौजी बन कर गाँव में घूमते रहते थे, कभी अचानक 
तारा- पीठ की ओर त्ारामाई के मंदिर में दौड़कर चले जाते। युग- 
युग से शिलासन पर माता के युगल पादपझ्य अंकित थे। पागल 
चामा फूल और बेलपत्र की अंजलि उन पर अर्पित कर देते । 

तारापीठ के इमझान में उस समय बढ़त से साधकों का आना- 


जाना लगा रहता था। इसके सिवा वहाँ भ्रधान कौल के पद पर मोक्ष- 
दानन्दजी विराजमान थे। और सबसे बढ़कर सिंद्ध-महापुरुष कैला-* 


सपति बाबा का आविर्भाव भी उसी समय वहाँ हुआ था। तारा-- 
पीठ में जाते ही वामाचरण इन दो आचार्यों का स्नेह एवं साहचय 
प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते। कैलासपति बाबा की दृष्टि निरंतर सजग 
सतक प्रहरी की तरह मानों उन्हें घेरे रहती । स्पिग्ध एवं मधुर ममता 


२५६ भारत के महान साधक 


और आदर-यत्न द्वारा कैलासपति बावा ने वामाचरण के हृदय पर 
पूर्ण अधिकार कर लिया था। यही कारण था कि तारा-पीठ के 
इमशान में आये बिना उन्हें चेन नहीं मिलता था। एक अज्ञात अमोघ 
आकर्षण से वह बार वार तारा-पीठ के इमशान में दौड़ कर चले 
आते और कंलासपति के पास मंत्र-मुग्ध की तरह बठ कर उनका 
कथा सुनते। महापुरुष को सेवा-टहल और उनके लिए गांजा- 
तैयार कर वह अपने को घन्य समझते । 

धारे धीरे वाभमाचरण अपनी तारामाई के लिए पागल हो उठे | 
लोग अव 'हाउड़े' वामा को "क्षेपा' या पागल कहकर पुकारने लगे। 
जन्म जन्मांतर का सात्विक संस्कार धीरे धीरे सावक-चित्त में जझ 
उठा। अंतर में तीत्र व्याकुलता, महामुक्ति को खोज में उन्मत्तत्राय । 
माता राजकुमारी अत्यत सशंकित हो उठी और सावधानी के साथ 
वामा को घर के अंदर बंद करके रखने लगी। पागल वामा कब 
कहाँ भाग कर चला जायगा, यह कौन जाने ? वामा कभो अपने 
घर के एकांत में बैठे हुए तारा देवी के ध्यान में निमग्न हो जाते 
कभी जब ध्यान टूट जाता, इप्ट देवत। के वियोंग की दुःसह व्यथा 
से 'तारा-तारा' की रट लगाते हुए चेतना शून्य वन ज,ते । यह एक 
अद्भुत दिव्योन्माद की अवस्था थी। कभी-कभी वामा की दं।नों 
आँखों की पुतलियाँ ऊपर की ओर हो जाती; शरीर निस्पंद हो जाता 
और मुह से लगातार फंन निकलने लूगता। पुत्र की यह दशा देख- 
कर संत्रस्त माँ अपनो पड़ोसिनों को बुला लातीं । 

वामा जब होश में आते, माँ उन्हें अनुनय और विनय कर बहुत 
समझाती-बुझाती । इतनी बड़ी गृहस्थी का भार कौन उठायेगा ? 
अन्नभाव में मरने के सिवा और क्या उपाय है ? मातृ-भक्त वामा 
क्षणभर के लिए सजग हो कर माँ को आइवासन देते हुए कहते-- 
“ब्राह्मण का लड़का हूँ, कहों क्या पुजारी का काम भी नहीं भिलेगा ? 
घूमने से कहीं रोजगार मिल ही जाएगा-तुम विश्वास रखो ।” 

वामाचरण रोजगार की खोज में बाहर निकले। लौकिक जीवन 


वामाक्षेपा २५७ 


से वह जिस प्रकार अनभिक्ष थे, उसी प्रकार निरासक्त भी। अंतर में 
तेलघारा की तरह निरंतर माँ तारा का स्मरण, मनन एवं ध्यान चल 
रहा है। जो व्यक्ति अनने आप में खोया हुआ पागल बना रहता है, 
वह किस प्रकार पूजा-अर्चा सविधि संपन्‍न कर सकेगा ? एक स्थान 
पर दो-चार दिनों तक पुजारी का काम करने के बाद नौकरी छोड़- 


कर घर चले आये। 

इष्ट देवी का सतत्‌ स्मरण-मनन करते हुए वामा एक उन्मत्त 
साधक बन गये। जगज्जननी की अमृत सत्ता उनके समस्त अस्तित्व 
में ओत-प्रोत हो गई। इष्टदेवी तारा माई ने भी अपने इस परम 
अधिकारी साधक के प्रति आह्वान सूचित किया। वामा के पूर्व 
जन्म का साधन-संस्कार जाग्रत हो चुका है, अन्तर के साधन का 
फल भी परिपक्व है। वैराग्य की प्रचंड वायु के झोंके में गृहस्थ-जीवन 
के योग-सूत्र का जो पतला धागा था वह भी इस बार टूट कर गिर 
पड़ा। निरासक्त वामा चिर काल के लिए. गृहस्थ-जीवन का परित्याग 
कर तारा पीठ के महाश्मशान की ओर दौड़ पड़े । 

तारापीठ के इमशान को घेर कर द्वारक नदी की तेज धारा बह 
रही है। बाढ़ आ जाने से उस दिन धारा. में उत्ताल तरंगें उठ रही 
थीं। वैराग्यचंचल वामा का हृदय भी आज उसी प्रकार तरंगायित 
हो रहा था। अधीर होकर वह धारा में कूद पड़े आर तेर कर उस 
पार चले आये। बालुकाराशि पर एक टूटा-फूटा घाट था, जिसके- 
समीप कैलासपति. बाबा की कुटिया थो। वामाचरण उनके “चरणों 
पर गिर पड़े। तंत्र-सिद्ध महापुरुष मानो उस दिन उन्हीं के लिए 
प्रतीक्षा कर रहे थे। गृह॒त्यागी तरुण को आश्वासन देते हुए बोले, 
“वामाचरण घबराओ नहीं । जिस मुक्ति के लिए तुम इतने व्याकुल 
हो रहे हो, वह शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगी । ब्रह्ममयी तारा के परमपद 
के तुम उत्तम अधिकारी हो ।” 

क्षेपा अब तारा-पीठ के इमशान में ही रहने लगे। केलास- 
पति के समीप रहकर उनके दिन बड़े आनंद से बीतने लगे। इमशान 
और नदी-तट पर कुछ समय तक वह आनंद पूर्वक घूमते रहते, 
३३/१ 


र्शर८ भारत के महान साधक 


इसके बाद कैलासपति बावा का साघन-निद्देश ग्रहण कर माँ तारा 
के ध्यान में निमग्न हो जाते। उनके मातृनाम से दिग-दिगंत मुखरित 
हो उठा। 
ऋद्धि-सिद्धि-युक्त साधक कंलासपति की समय-समय पर विभिन्‍न 
चमत्कारपूर्ण शक्तियों की लीला देखकर क्षेपा विस्मय-विमूढ़ ड्रो 
जाते। एक वार वाढ़ से भरी हुई नदी के उस पार से खड़ाऊ पहने 
हुए पैदल इस पार बालू पर चले आये। दूसरी बार की एक घटना 
है। महाइमशान के समीप एक मृत तुलसी का झाड़ था। उसे दिखा 
कर कंलासपति ने क्षेपा से पूछा-'क्षेपा धोलो तो, यह मृत है या 
सजीव ?” 
* बावा, यह तो एक बारगी सूख गया है -मरा हुआ पौधा है।'? 
“जीवन और मृत्यु एक ही है बेटा-“तुलसी जीओ, तुलसी 
जीओ” यह कह कर महापुरुष ने कमण्डलु से उस पर जल ढाल 
दिया। कहते हैं, यह निर्जीव सूखी हुई तुलसी सिद्ध -तंत्र--साधक के 
मुख से वाणी निकलते ही उस दिन हरी-भरी हो उठी थी। बाद में 
इस घटना का उल्लेख करते हुए क्षेपा अपने गुरुदेव की अलौकिक 
शक्ति कौ कहानी सब लोगों को सुनाया करते थे । उस समय उनके 
दोनों नेत्र आनंदाश्र्‌ से भर उठते थे । 
साधक के रूप में वामाचरण अत्यन्त साधारण थे- एक परम शुद्ध 
आधार । यही कारण है कि कैलासपत्ति बाबा ने परम स्नेह से उन्हें 
अपने हृदय में स्थान दिया। कौल-मार्ग के नाना निगृढ़ मंत्र एवं 
क्रियादि के द्वारा उन्होंने वामाचरण की तांत्रिक साधना का 
भारंभ किया। 
इधर पुत्र के लिए माता राजकुमारी की दुश्चिता का कोई अंत 
नहीं- आहार-निद्रा प्राय: छोड़ बैठी थी | क्षेपा-ने तारा पीठ में जाकर 
संन्यास ग्रहण किया है, यह संवाद मिलते ही घबड़ा कर वहाँ दोड़ी 
हुई पहुँची और बार बार पुत्र को समझाने लगी--“अभो तुम्हारी 
उम्र बहुत कच्ची है। क्‍यों इस कठिन तपश्या के मार्ग में आये हो ? 
भूत-प्रेत, शव-सियार से भरे हुए इस इमश्ान में कौन तुम्हारी देख- 
रेख करेगा, कौन भोजन का जोगाड़ करेगा, अस्वस्थ होने पर कौन 


वामा क्षेपा र्प्९ 


सेवा करेगा ? इधर अभावग्रस्त होने के कारण माँ और भाई-बहन 
अधघपेट रहकर दिन बिता रहे हैं, उनका भार अब कौन अपने 
ऊपर लेगा ?? 

इमशान में आसन जमाये हुए क्षेपा उस समय तारा के ध्यान में 
सदा तन्‍्मय; उनका शरीर, मन और प्राण साधना की गहराई में 
निमज्जित ! माता का उस दिन का क्रंदन कुछ उनके कानों तक 
पहुँचा, कुछ नहीं । 

कैलासपति बाबा इस बार क्षोपा का पक्ष लेकर आगे आये। समग्र 
वीरभूम में उस समय इस महापुरुष की बड़ी प्रतिष्ठा और का प्रभाव 
था। क्षेपा की माता राजकुमारी भी उनका कम सम्मान न करती 
थी। कैलासपति बाबा दृढ़ स्वर में बोले--'माँ: वुम्हारा यह लड़का 
नित्यमुक्त परम वैराग्यवान पुरुष है। अब तक तुम्हारे 200९ 
में यह किसी काम के योग्य सिद्ध नहीं हुआ । वहीं अब घर 'त्तौट जो 
पर भी यह तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं होगा न्‍ गगाीट 
साधना के मार्ग में जो विराट संभावनाएँ उतके लिए हैं, हा 3 
प्राप्त करना होगा। असंख्य मुमुक्षुजनों को तुम्हारा लड़का 0 
करेगा, मृत को प्राण देगा ! उसके परम कल्याण का प्र आई हु 
जनों का मंगल उसके जीवन में ही निहित है। इसे के की साधना 
एवं सिद्धि से तुम्हारा कुल पवित्र होगा. धन्य होगा ! आम भय 
मत करो. तुम्हारे लड़के का भार आज से मैंने अपने ऊपर 
जननी साश्र्‌ नयन स्वगृह लौट गई। हु 

क्षेपा ने तो गृह-संसार सब कुछ छोड़ दिया, कस ४4 ० 
और भाई-बहन के लिए क्‍या उपाय होगा, उनकी भरण-' के बार 
प्रकार चलेगा ? पड़ोस के दुर्गादास सरकार तारा लिए व 
ये। निःसहाया राजकुमारी की घर-गृहस्थी च के ञाके लिए 
उद्योगी हुए। निवचय हुआ, वामाचरण तारा पा कक व् हि 
रोज फूल-संग्रह करेंगे। इसके लिए उन्हें प्रति मास डे कि 
जायेंगे। इससे कम से कम उनकी माँ को ऊँ तों सहायता मल 
जायगी। 


२६० भारत के महान साधक 


कितु क्षेपष को लेकर बखेड़ा उठ खड़ा हुआ। वाह्य जीवन के 
समस्त काम-काज से वह परे थे। फूल की डाली लेकर वह्‌ रोज उद्यान 
में जाते। किसी-किसी दिन फूल तोड़ने का काम पूरा होता, कितु प्राय 
ऐसा देखा जाता कि रक्तजवा की डाली पकड़ कर वहं घंटों बेहोश 
खड़े रह जाते। जवा फूल को देखकर तारा . माई का रक्तचरण 
स्मरण होता और वह विह्नल.एवं वाह्मज्ञान-शुन्य वन जाते। मंदिर 
का पुजारी करुद्ध होकर उन्हें गालियाँ बकता, ओर फिर स्वयं फूल 
तोड़कर अपना काम चलाता । 
दुर्गादास नें सोचा, हो सकता है क्षेपा को यह काम अच्छा नहीं 
लग रहा है; तारा माई के मंदिर के काम में उसे अधिक आनंद 
मिलेगा, उसमें मन भी लगेगा। नया काम शुरू हुआ। अब उसे 
मंदिर के काम के लिए उपचार, चन्दन नंवेद्य आदि का प्रबंध करता 
होगा। कितु आत्म-समाहित साधक के लिए यह भी कैसे संभव हो 
सकता था ? सदा तन्‍्मय वामा कोई भी काम नहीं कर सकते थे । 
पूजा की सारी सामग्री.को किसो-किसी दिन नष्ट कर डालते थे, 
जिसके लिए मंदिर के पुजारी को कड़ी डाँट-फटकार उन्हें सुननी 
पड़ती थी । 
दुर्गादास समझ गये, वाह्य बंधनों के मिट जाने के साथ-साथ 
क्षेपा के बाहरी काम-काज भी समाप्त हो चुके हैं-इस्षी कारण उनकी 
यह कर्म-विभुखता है। उन्होंने कह दिया, क्षेपा के लिए कोई निदिष्ट 
काम नहीं रहेगा। कोई किसी काम का भार उन्हें नहीं देगा, वह 
इच्छानुसार कार्य करेंगे और माँ के निकट पड़े रहेंगे। 
तारा माँ का पुत्र तारा माँ के साथ ही महाइ्मशान में सदा के 
लिए रह गया। आत्मभोला क्षेपा के साधन-जीवन में इस वेराग्य का 
चरम पवे देखा गया। शरीर की ओर जरा भी ध्यान नहीं, आहार-- 
विहार में भी यथेच्छाचार। सिर ठेकने के लिए एक कुटिया भी उन्हें 
नहीं रह गई थी। नीचे तारा माई का सिद्ध पीठ और महाइमशान, 
और ऊपर उदार आकाश का महा विस्तार। मुक्त पक्षी की तरह 
क्षेपा यहाँ स्वेच्छा-विहार करने लगे। सिर के ऊपर से होकर शीत, 


वांमाक्षेपा २६१ 


और वर्षा का प्रचंड प्रकोष आता और चला जाता, उधर कुछ भी 
व्यान नहीं। आनन्दमयी माँ के ध्यानानन्द में उनके दिन बीतते छंगे। 

इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कुछ दिनों तक रुगन 
रहकर माता राजकुमारी स्वर्ग सिघार गई । 

क्षेपर उस दिन इमशान-घाट पर स्तान करने के लिए नीचे उतरे। 
देखा, नदी के उस पार भात्मीय-जनों की भीड़ । छोटा भाई रामचरण 
माँ के मृत शरीर को लेकर उपस्थित हुआ है। वर्षा से भरी हुई नंदी 
को पार करना संभव नहीं, इसलिए नदी के उस पार ही दाहकम का 
श्रबंध किया जा रहा था। क्षण भर के लिए क्षेपा के अंतर में एक 
चविचपर आ गया। यह कैसी बात ? जननी का दाह-संस्कार तारा 
माई के सिद्ध-पीठस्थ इस इमशान में सम्पन्त नहीं होगा ? उनकी 
अस्थि इस पवित्रक्षेत्र में रक्षित नहीं होगी ? बामाचरण बहुत उत्ते- 
जित हो उठे और उन्तके भीतर का क्षेपा जाग उठा। निश्चय करने में 
देर नहीं लगी । जोर से बोल उठे, “माँ तारा, मेरी जननी को तुम्हारे 
इस इमझान में स्थान मिले ।” इतना कहने के साथ-साथ वेगवती द्वारक 
नदी में कूद पड़े। जननी के शव को उन्हें इस पार सिद्ध-पीठ में 
ले आता होगा । 

अर्थी के साथ जो लोग आये थे वे उस पार चिता में अग्नि- 
संयोग के लिए उद्यत हो रहे थे, किंतु इसी समय उन्होंने क्षेपा को 
सैर कर इस पार आते देखा। उनके मन में आशंका होने लगी कि 
न मालूम क्षेपा कौन-सा कांड कर बैठे ? क्वेजी से तैरते हुए क्षेपा इस 
पारआ पहुँचे। माँ के इस मृत शरीर का चुरत चिता पर से उतार 
लिया और अविलंब उसे एक कपड़े से पीठ पर बांध कर नदी की 
घास में कूद पड़े । एमशान में जो लोग आये हुए थे वे यह दृश्य देखकर 
भय एवं विस्मय से हकका-बकक्‍्का हो गये। उस दिन नदी की उत्ताल 
त्तरंगों में तैर कर नहीं, बल्कि तारा माई के नाम की नौका पर ही 
मानो क्षेपरा उस बाढ़ से भरी हुई विक्षब्ध नदी को पार कर ग्रगे। 


रध्र भारत के महान साधक 


तारापीठ की पवित्र भूमि में माता के मृत शरीर को भस्मीभूत 
करने के बाद वह शांत हुए । 

माँ का अंतिम संस्कार समाप्त हो गया। क्षेपा पहले की तरह 
इमशान में स्वेच्छा-विचरण कर रहे हैं। आद्यश्नाद्ध के केवल दो- 
तीन दिन बाँकी हैं। छोटे भाई रामचरण को उन्होंने आदेश देते हुए 
कहा, “देखो, माँ का श्राद्ध जैसे-तैसे नहीं कर लेना। कई गाँवों को 
निमंत्रण देकर खिलाना ।” रामचरण चकित हो उठे। यह क्‍या कह 
रहे हैं? अर्थाभाव में बहुत कष्ट से उनके दिन बीत रहे हैं। ऐसी 
दुरवस्था में इतने लोगों को भोज खिलाने का तो प्रश्न नहीं उठता ! 

बड़े भाई की यह निरर्थक्ष बकबास है। रामचरण मौन रहे । 
पड़ोस के लोगों में कुछ ने तों इसे निरा पागल पन समझा और कुछ ने 
हँसी में उड़ा दिया । कितु क्षेपा तो एक बारगी धनुष-मंग की प्रतिज्ञा 
कर बैठे थे। माताके श्राद्ध में समारोह के साथ बहुत से लोगों को 
भोंजन कराना ही होगा। अटला के घर से सटी हुई एक टुकड़ों 
परती जमीन थी। क्षेपा एक दिन अपने हाथ से उस जमीन को साफ 
सुथरा करआये। अर्थात्‌ दयाद तथा अन्य लोगों को खिलाने का 
संकल्प उन्होंने अपने मन में स्थिर कर लिया था। 

क्षेपा का यह संकल्प अलौकिक रूप में पूरा हो गया । श्राद्ध-कार्य 
के दिन एक अद्भुत घटना हो गई। वह पहले की तरह इमशान में 
बैठे हुए हैं, और इधर अटला में रामचरण के निकट खाद्य तथा 
अन्य बहुत सी सामग्री भारों में लद कर पहुँच रही है। क्षेपा के जो 
बहुत से अज्ञात सुहृदय और भक्त थे उन्होंने अपनी इच्छा से सहा- 
यता के रूप में नाना प्रकार की भोज्य-सामग्री भेज दी थी। इन सब 
भोज्य पदार्थों से शामचरण का घर भर गया। यह एक प्रकार का 
इन्द्रजाल था। 

श्राद्ध के दिन रामचरण के घर सैकड़ों अतिथियों का समागम 
हुआ । उन्होंने श्राद्ध के समस्त कृत्य समाप्त किये, अब ब्राह्मण-भोजन 


वामाक्षेपा २६३ 


को वारी थी। ऐसे समय में ही वर्षा के बादल आकाश में 
भर आये और किसी भी क्षण मेघ के फूट पड़ने की आशंका होने 
लगी। झड़-वर्षा के कारण ब्राह्म ण-भोजन पूरा नहीं हो सकेगा, माता 
की सद्गति में विध्च होगा, इस अशंका से समचरण व्याकुल हो उठे। 

उधर तारापीठ के महाइमझान में वामाक्षेपा ध्यानाविष्ट बैठे हुए 
हैं। आकाज्न में सहसा घन-घटा देखकर वह चकित हो गये। माता 
का पारलौकिक काय॑ सुसंपन्‍न नहीं होगा, यह किस तरह हो सकता 
है? तेजी से चलकर वह माता के श्राद्ध-दिवस पर उपस्थित हुए। 
केपा को देखते ही रामचरण रोने लगे, बोले- दादा, भ्राद्ध का यह 
विपुल आयोजन तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। किंतु झड़-वृष्टि 
जो भा रही है। माँ का श्राद्ध-कार्य गुड़-गोबर हो जायगा !” 

भाई को सांत्वना देते हुए क्षेपा ने कहा, “तुम घबराओ नहीं, 
मेरी तारामाई के प्रसाद से ब्राह्मण-भोजन में विष्न नहीं होगा ।” 
उच्च-स्वर में तारा-मंत्र का उच्चारण कर क्षेपा ध्यावस्थ हो गये। 
सब लोगों के सामने ही तरुष स्राधक की एक अलौकिक विभूति 
उस दिन प्रकट होती हुई देखी गई। पर्स में ही चारों ओर प्रचंड 
झड़-वर्षा, कितु श्राद्ध-श्थल में एक बूंद भी जब नहीं । कई ग्रामा 
क अभ्यायतों को भरपूर भोजन कराकर क्षेपा की मात्ता का श्राद्ध- 
कार्य सुसपन्‍न हुआ। उस दिल क्षेपा की अलौकिक सिद्धि का यह 
दृश्य देखकर लोग दंय रह गये ! 

संन्यास- ग्रहण के बाद से महावमक्षान में पंचमु डी के आसन पर 
बैठकर वामा तंत्र के विविध अभिचार एवं क्रिया-अ्रणाली का अभ्यास 
करने लगे। तंत्रसिद्ध शक्तिमान महापुर्ष कैलासपति बाबा और 
मंदिर के प्रधान कौलाचार्य मोक्षदानन्द के आश्रम में रहकर साधना 
के मार्य में अग्रसर होने लगे। क्रम-क्रम से तंत्रोक्त समस्त क्रिया 
ओर अभिचारादि उन्होंने समाप्त कर डाले। शक्ति के एक-एक स्तर 
को वह सहज ही पार करते मये। उनकी साधना की इस प्रगति को 
देखकर कैलासपति बाबा और मोक्षदानन्द के विश्मय की बीमा 
नहीं थी 4 


र्ह४ भारत के महान साधक 


क्षेपा शुद्ध संत्व एवं जीवन्मुक्त महापुरुष थे। हाक्ति साधना के 
मार्ग में वह अग्रसर होते गये, कितु वाह्ममंथुनादि का प्रयोजन इन' 
दिव्यांचरी साधक को कभी नहीं पड़ा । सिद्ध शरीर के अभ्यंतर में 
जो अमृतमय रस-धारा संचारित हो रही थी, उससे ही उनको क्रिया 
अनुष्ठान में सहायता प्राप्त होतो थी । क्षेपा को कहते हुए सुना जाता 
था, तारा-माई आइचय्य भैरवी हैं। लोगों की भीड़ से बचने के लिए 
क्षेपा ने एक अदभुत परिवेश की सृष्टि कर रखी थी। उनके आचार 
विचारहीन भीमभैरव आचरण के अंतराल में'सदा छिपां रहता था 
एक परम दिव्य भाव एवं दिव्याचार। तारा ब्रह्ममयी का आसन 
उतके हृदय में चिरध्यायो था।. जन्म-जन्मांतर के सात्त्विक संस्कार 
के कारण महास्ताधक्र का जीवन एक अयूर्व महिमा से मंडित हो 
रहा था । 

हे वामा का कारण पान था, मानो कुल-कुण्डलिनी में कारण हो । 

क्रतु कारण के दास बह कभी नहीं हुए। भक्तों के सामने उपस्थित 
होने पर उसे लादेने के लिए वह कहते, इसके लिए-कभी कभी 
व्यग्रता भी दिखलाते, क़ितु श्रचुर मात्रा में पानकरने पर भो कभी 
उनमें अणुभात्र भी भाव विकार नहीं देखा गया । 

वामाक्षेपा चिरकुमार ब्रह्मचारी थे | कभो वाह्म भैरवी ग्रहण करने 
की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ो। एक बार तारा-पीठ में एक मैरवी 
आ पहुँची । भैरवी तरुणो एवं रूपसी थी। क्षेपा के प्रति वह विशेष 
रूप से आक्ृष्ट . हो गई और उन्हें वश में लाने के लिए नाना छत्त- 
पूर्ण उपायों का अवलंबन करने छगी ! एक दिन आधी रात में रमणी 
उनके कुटीर में एकांत में उपस्थित हुई और उनकी चरण सेवा करने 
लगी। क्षेपरा चौंक उठे। इसके बाद दृढ़ स्वर में बोले, माँ मुझे 
भेरवी की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तुम्हारी वासना पूर्ण नहीं 
होगी। तुम यहाँ से चली जाओ।” 


साधिका रमणी पूर्वत्रत्‌ वहां मौन बैठी रही। वहाँसे वह हटना 
नहीं चाहतो थी। अब क्षोपा ने उम्र-मूत्ति घारण को । रोष भरे हुए 


वामाक्षपा २६५ 


स्वर में चिल्ला कर बोले, “ठहरो वेटी, मैं चिमटा लेकर आताहेँ।” 
- रमणी उनकी इस रुद्र-मूत्ति को देशकर भयभीत हो गई और उनके 
चरणों पर गिर पड़ी । कृपालु वामा के आशोर्वाद से इसके बाद 
उसके जोवन में रूपांतर हो गया । 
वामाक्षेपा सचमुच कामजयी पुरुष हैं या नहीं, इसकी परीक्षा 
लेने के लिए तारा पीठ के तहसीलदार ने एक सुन्दरी वेश्या को 
नियोजित किया । कितु साधक को प्रलोभित करने की जितनी चेष्टाएँ 
की गईं, सव व्यर्थ सिद्ध हुई । एक दिन अधिक रात बीते जब अपने 
आसन पर वह सोये हुए थे हठात्‌ उस रमणी ने उन्हें अपने आलि- 
गन-पाश में आबद्ध कर लिया। निलेज्जा नारी इस समय सोये हुए 
क्षेपा की पुरुषेन्द्रिय को ढू ढ़नो लगी जबकि उसने साइचर्य देखा कि क्षेपा 
के शरीर से उसका समस्त चिह्न मानों किसो जादू से गायब हो गया है। 
क्षेपा अबतक नोंद का बहाना करके सोये हुए थे। अव उन्होंने 
आँखें खोलीं। 'मेरी माँ आई है, मेरी माँ आई है-यह कह 
वामा बच्चे को तरह बड़ो ललक से उस नारी का स्तन्यपान करने 
लगे। तीत्र आकषंण के फल-स्वरूप उसके स्तनों से केवल रक्त ही 
स्रवित होने लगा । “मरी, मरी” कहकर वह रमणी मूच्छित हो गई। 
कुछ क्षणों के बाद जब होश हुआ तब क्षेपा ने कहा, 'नहीं माँ, 
इस समय जाओ, बच्चे के साथ फिर कभो ऐसा नहीं करना। क्षेपा 
के चरणों में गिरकर भयात्ता रमणी कहने लगी- “बाबा मेरे पाप 
अनं.। हैं। मेरी क्‍या गति होगी ? आप कृपा कर मेरा उद्धार करें।” 
करुणामय क्षेपा ते कहा, “अच्छा, अभो जाओ माँ, तारा माई 


तुम पर कृपा करेंगी।” महापुरुष के अंग-स्पर्श के बाद यह नारी 


पबित्र जीवन व्यतीत करने छगी । 

सेमल वक्ष के नीचे पचमु डी-आसन पर क्षेपा प्रायः ध्यान-मग्न 
रहा करते थे। दो श्क्तिमान तत्त्व-साधकों के निर्देश से अब उन्हें 
तारा-मंत्र सिद्ध हो चुका था। इष्ट देवी के साथ अब क्षेपा का अंत- 
रंग सम्बन्ध हो गया था। 
३४/१ 


२६६ भारत के महान साधक 


इसी बीच एक दिन वहाँ एक तात्पयँवूर्ण घटना घटित हो गयी । 
गुरु केलासपति को क्षोपा प्रायः चिलम पर गांजा चढ़ा देते थे । प्रति 
दिन के अभ्यासानुसार कैलासपति बाबा पहले अपनी इष्टदेवी को 
गाँजा निवेदित करते थे इसके वाद स्वयं उसे ग्रहण करते थे । फिर 
उनका प्रसाद पीते ये। उस दिन आदेशानुसार धोपा चिलम में गाँजा 
भर ले आये। कैलासपति आँखें मूँद कर इष्टदेवी का ध्यान करते हुए 
उसे निवेदित कर रहे हैं। इसी समय द्षोपा निश्चित भाव से चिलम 
लेकर स्वयं पीने लगे । 

यह कैसी बात ! कैलासपति चकित हो उठं। एकनिष्ठ शिष्य 
क्षोपा इस प्रकार मर्यादा का उल्लघन करेगा, यह सर्वथा असंभव है। 
उसके इस विपरीत आचरण का कारण क्या है, यह जानने के लिए 
वह उसी समय ध्यानस्थ हो गये । ध्यान-दृष्टि के सामने दे संकेत 
प्रतिभासित हो उठे । गुरु को यह समझने में देर नहीं लगी कि जो 
बोजारोपण उन्होंने किया था आज उसने वनस्पति के रूप में पूर्ण 
परिणति प्राप्त की है। इसके बाद मन ही मन क्षण भर विचार किया- 
यह बात सोचने की है। सिद्ध, कौल-साधक दो महापुरुषों के एक 
शक्तिपीठ में रहने का प्रयोजन क्या है ? इसके सिवा शक्तिघर क्षेपा 
की साधना अब उसके अपने मार्ग से ही चले, गुरु-शिष्य अब एक 
स्थान पर क्यों रहेंगे ? अपने चेहरे पर आत्म-संतोष का हास्यभाव 
प्रकट करते हुए कंलासपति ने केवल इतना ही कहा. “भाई, अब तुम्हें 
ही यहाँ का भार अपने ऊपर लेकर रहना होगा । मैं अब यहाँ से चला ।” 

बाद में क्षेष कहा कहते थे - “मेरे गुरु मानों पक्षी की तरह 
आकाश में उड़कर चले गये ।/”” उस समय महाकाश में संध्या की 
लाली चारों ओर फंछ रही थी। महासाधक कैलाशपति बाबा तारा 
पीठ से अन्तहित हो गये। कई लोगों का कहना था कि वह कैलास के 
मार्ग से चले गये; कितु इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला । 

इसके बाद मोक्षादानंदनी भी वहाँ से चले गये। अब क्षोपा ही 
तारा-पीठ के प्रधान कौल-पद पर प्रतिष्ठित हुए। पीठ-स्थल का 


चामाक्षेपा २६5 


अविनायकत्व वह अवश्य कर रहे थे, कितु इस ब्रह्मज्ञ महापुरष को 
जुद्धान्शुद्ध, खाद्याखाद,, जात-पांत आदि का कोई विचार नहीं था। 
देवता और मनुष्य में, मनुष्य और कुत्ता में जिस प्रकार उन्हें भेद-ज्ञान 
नहीं था, उसी प्रकार देवता के भोग प्रसाद और पशु के खाद्य उनके 
लिए एक समान थे। उप्त समय तक उतकी समस्त सत्ता एक परम 
अखंड चेतना में एकाकार हो गई थी । 

भावाविष्ट क्षेपा को कभी कुत्ते के साथ उसके खाद्य को छीनकर 
खाते देखा जाव्वा था और कभी उनके लिए जो रक्षित प्रसादान्न रहता 
था उसे अपने परम मित्र और सहचर कुत्तों के साथ मिलकण खाने 
में भी उन्हें किसी प्रकार की द्विधा नहीं थी । भोजन के बाद आचमन 
करने की आवश्यकता नहीं, स्वान-शुद्धि भी उनके लिए निरथ्थंक थी। 


तारा-मंदिर के भीतर बैठकर क्षोपा सारी रात्त 'तारा-तारा' की 
रट जोर-जोर से लगाया करते ये। और बीच-बीच में देवी की मूर्त्ति 
के सामने समाधि-लीन हो जाया करते थे। समाधि-मग्न हो जाने 
यूर बहुत देर तक अवसनन्‍्न-शरीर जड़वत बेठे रहते । उस अवस्था 
में उन्हें शुचि-अशुचि का कुछ भी भेद-ज्ञान नहीं रहता । किसी किसी 
दिन क्षेपा की इस अवस्था के बाद मंदिर का प्रकोष्ठ उनके मल-मृत्र 
और थक से अपवित्र और गंदा हो जाता, दुगेन्ध के कारण कोई 
वहाँ नहीं जा सकता था। खंड-अखंड को सोमा-रेखा उनकी दृष्टि में 
लुप्त हो चुकी थी। भेद-बुद्धि से परे उनका निरंतर वास रहता था। 
तारामाई की वह लाइली संतान थे-तभी तो वाह्य आचार, आचरण 
के प्रति उनका कुछ भी ध्यान नहीं था। 

कितु महापुद्ष का यह बालक पिशाचवत्‌ भाव संसार के साधा- 
रण मनुष्यों के लिए किस प्रकार बुद्धि-ग्राह्म हो सकता था ! मंदिर 
के दो एक कमंचारियों ने उस दिल क्षेपा को भद्दी गालियाँदी। 
तारा-पीठ के कुछ लोगों ने घोर आंदोलन शुरू कर दिया, क्षेपा ने 
तारामाई के मंदिर को जघन्य रूप में अपवित्र कर दिया है। नाटोर 


२६८ भारत के महान साधक 


राज के कर्मचारियों के मन में इसी प्रकार की घटना की स्मृति आज 
भी बनी हुई है। इसलिए आंदोलनकारियों के उत्साह को उन्होंने 
बढ़ावा नहीं दिया। कितु आत्मभोला क्षेपा को भय कहाँ ! परम 
आनन्द के साथ स्वेच्छानुसार वह इमशान में विहार कर रहे हैं। 


तारामाई के सिद्ध साघक वामा की शक्ति-विभूतियों की चर्चा 
क्रमशः जनसाधारण में फैलने लगी। इसके फलस्वरूप तारा-पीठ के 
इमशान में रोग-पीड़तों और मुमुक्ष जनों की संख्या दिनानुदिन बढ़ने 
लगी। शक्तिधर साधक मन की मौज में आकर स्वाभाविक आनन्दो- 
च्छुवास में मुक्तहस्त कल्याण दान करते थे। जो हतभाग्य स्त्री-पुरुष 
उनके आश्रय-पार्थी होते, उनपर कृपा कर उनके दुःख का वह निवा- 
रण करते थे । वचन सिद्ध महापुरुष के चरणों में बैठकर न मालूम 
कितनी माताओं ने अपने मृतवत्‌ पुत्रों को पुनः प्राप्त किया और 
कितनी नारियाँ वेधव्य के दुःख-कष्ट से अपने को बचा सकी । 


ब्रह्मज्षाना महापुरुष क्षोपा के बालकवत्‌ आचरण की कितनी ही 
चमत्कार पूर्ण कहानियाँ सुनी जाती हैं, क्षेपा बाबा के निकट दूर-दूर 
से बहुत से भक्त और दर्शनार्थी आया करते थे। श्रद्धा-भाव से कुछ 
लोग नकद रुपया भी चढ़ाते थे। भक्तों द्वारा भेंट में प्राप्त इस घन को 
संचित कर रखने के लिए उन्होंने अपने एक नित्यसंगी भक्त को 
आदेश दिया था। उनकी इच्छा थी, इस संचित धन से तारामाई के 
पीठ-स्थान की कुछ उन्नति की जायगी । कितु भक्त ने लोभ के वशी : 
भूत होकर अमानत की रकम को हड़प लिया। क्षोपा बाबा के भक्तों 
में एक स्थानीय वकील थे। उनके प्रयत्न से दोषी व्यक्ति न्यायालय 
में अभियुक्त हुआ । 

न्यायालय पदाधिकारी क्षोपा बाबा के प्रति श्रद्धालु बे। वह 
कड़ाई के साथ मामले की जाँच करने लगे। एक दिन हठात्‌ क्षेपा 
स्वयं हाकिम के सामने आ उपस्थित हुए। करुण-स्वर में कहने लगे, 
“भाई, तुम इसे इस वार छोड़ दो ।” हाकिम तथा अदालत में और 


वामाक्षेपा रद 


जो लोग उपस्थित थे उन्हें क्षेपा वात्रा के इस अनुरोध को सुनकर 
अत्यन्त आश्चय हुआ। बाबा को ओर से जो भक्त वकील पैरवी 
कर रहे थे, उनको समझ में भी यह बात नहीं आई। अदालत की 
ओर से क्षेपा से प्रश्न किया गया कि वह अभियुक्त की रिहाई क्‍यों 
चाहते हैं। क्षोपा ने उत्तर दिया, “यदि कैद को सजा मिलेगी तो 
मेरे लिए सिद्धि और कारण कौन तेपार करके देगा ?” यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि क्षेपा के अति आग्रह और भक्त वकील-मोख- 
तारों के प्रयत्त से अभियुक्त रिहा हो गया। क्षोपा के कोलो भूलो 
कुत्तों के साथ उनका चोर सहचर भी पहले की तरह रहने छगा । 

रामपुर-हाट के डा० हरिचरण बनर्जी क्षेपा के भक्त थे। एक 
दिन वह व्यग्न होकर घर लौट रहे थे। उनकी पालकी जब तारा पीठ 
के निकट पहुँची, उससे उतर कर वह बाबा को प्रणाम करने गये। 
क्षेपा उनसे बार-बार कहने लगे, “तारा-पीठ में विश्राम करके घर जाना, 
रास्ते में बहुत कड़ी धूप है, अन्यथा बहुत कष्ट होगा ! आगंतुक के 
प्रति उस दिन बाबा का स्नेह मानों उमड़ पड़ा था। डाक्टर बाबू को 
आव-भगत में उस दिन बाबा ने कोई कोर-कसर नहीं होने दी । 

क्षेपा के जो संगी भक्त वहाँ थे उन्हें उनके इस आचरण पर बड़ा 
आइचर्य हुआ। जो सब प्रकार के सांसारिक विषयों के प्रति अना- 
सक्त हैं उनके द्वारा इस प्रकार का लौकिक अनुरोध सचमुच 
आइचयंजनक प्रतीत होता धा। डाक्टर बाबू भी कुछ चौंक उठे थे। 
घर पर उनकी कन्या डिपथेरिया रोग से बीमार थी। देरी नहीं कर 
सकते थे, शी त्र घर लौट चलना आवश्यक था। कोपा उनकी पालकी 


के पीछे-पीछे चल रहे हैं और उनसे बार-बार भोजन करके जाने का 
आग्रह कर रहे हैं। अपने भक्त को उस दिन वह भोजन के लिए रोक 


कर नहीं रख सके, इसका क्षेपा को बड़ा दुःख था। 
घर लौट कर डाक्टर ने सुना कि उनकी कन्या की मृत्यु हो गयी 
है। अब उन्हें यह बात समझ में भाई कि उनके पारिवारिक दुर्देव 


रछ० भारत के महान साधक 


की बात अंतर्यामी क्षेपा को मालूम हो गई थी। इसीलिए उनको 
इस प्रकार व्याकुल देखा गया था । 

स्वेच्छामय क्षोपा बावा के दुर्वचन या उनके द्वारा प्रदत्त तारामाई 
के चरणामृत और इमशान की रज से कितने द्ुस्साध्य रोगों से पीड़ित 
रोगी भले-चंगे हो गये, यह कौन बता सकता है। मंदिर की सीढ़ियों 
पर बैठा हुआ एक मरणासन्‍्न व्यक्ति जोर-जोर से हाँफ रहा है और 
रो रहा है। क्षेपा उसके पाससे गुजर रहे हैं। पूछा, “क्यों जी, 
आनंदमयी के दार पर आकर इस प्रकार निरानन्द क्‍यों ?” रोगी देवी 
का प्रसाद ग्रहण करने के लिए व्याकुल हो रहा था, कितु पीड़ा स 
वह कातर था। प्रसाद ग्रहण करने में वह असमर्थ था। क्षेपा का 
हृदय द्रवित हो उठा। उस दिन उनके कर-स्पर्श से मृत्यु-पथ-यात्री 
वह रोगी बिल्कुल चंगा हो गया और तारामाई का प्रसाद उसने 
भरपेट ग्रहण किया। 

स्वस्थ होने पर उसने बाबा से कहा, “बाबा, तुम क्यों साक्षात्‌ 
भगवान हो ? तुम्हारी छाया पड़ते ही मेरी मृत्यु यन्त्रणा न मालूम 
कहाँ गायब हो गई !”” 

भगवान के छूने पर तुम साला खाने के लिए क्‍या इतना छटपट 
करता रे? तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया होता ! मैं तो तारामाई 
के चरणों की धूल हूँ ।” 

नन्‍्द डोम क्षेपा का एक अनुगत भक्त था। उसके हाथ में 
घिनौना कुष्ट-रोग था, किन्तु फिर भी वह॒ बाबा की सेवा में छगा 
रहता था। बाबा के लिए पोने का जल लाने से लेकर उनके कुत्तों 
तक की देख-भाल करना उसका काम था। 

एक बार एक भक्त ने प्रइन किया, “यह नन्‍्द जाति का डोम है 
और इसके सिवा कोढ़ी भी है। आप उसके हाथ का जल क्यों 
ग्रहण करते हैं ?” 

क्षेपा ने कहा, £मैं उसके हाथ का जल ग्रहण करता हूँ, यह मेरी 
इच्छा। इससे तुम सालों का क्या बिगड़ता है?” 


वामाक्षेपा २७१ 


आश्चर्य की बात तो यह कि नंद के ऊपर यद्यपि बावा का इतना 
स्नेह था फिर भो वह उसे रोग-मुक्त नहीं कर रहे थे। नंद ने भी इस 
सम्बन्ध में उन्हें कभी कुछ नहीं कहा । 
एक बार नंद डोम का कुष्ट-रोग बहुत बढ़ गया। लगभग एक 
सप्ताह से वह तारा-पीठ के इमशान में नहीं आ रहा है। क्षेपा बाबा 
उप्के लिए बहुत उद्विग्न हों उठे। कतिपय भक्तोंने बाबा से 
आग्रह किया, “बाबा नंद आपका इतना बड़ा अनुगत भक्त है। 
इस समय वह बड़ा कष्ट भोग रहा है। आपको उसे रोग-मुक्त करना 
होगा ।” बावा की अनुमति मिलने पर सब लोग नंद को ले आये। 
उसके सामने आते हो क्षेपा बाबा तीज्र स्वर में उसे फटकारने 
लो “साला, पाप करते समय तो सब कुछ भूल जाता है। जैसा 
कर्म वैसा फल तुम्हारा यह हाथ गलकर धीरे-धीरे गिर जायगा।” 
कहणामय क्षेपा बाबा का यह कैसा कठोर व्यवहार ! नंद डोम 
फफक-फफक कर रोने लगा। कुछ क्षणों के बाद ही महाएुष्ष का 
एक दूसरा ही रूप देखा गया। नंद को पास बुलाकर उस्ते अपनी 
छाती से छगा लिया। उसे सांत्वना देते हुए स्नेह कहने लगे, “अब 
से पाप-पथ पर पाँव नहीं रखना, केवल तारा माई का नाम लेते रहना 
जाओ , तुम्हारा रोग दूर हो जायगा। इस इमशान की धूल को रोज 
अपने दोनों हाथों में लगाता।” नंद का कुष्ठ-रोग एक महीने के 
दर ही अच्छा हो गया । 
वेल-ग्राम का निमाई बहुत दिनों से हरिया-रोग से पीड़ित था। 
एक ओर रोग की पीड़ा, दूसरी ओर भीषण दरिद्रता। जो किसी 
प्रकार का रोजगार नहीं कर सकता था, वह अपने परिवार के का 
भरण-पोषण कैसे करता ? अंत में जब जीने की कोई आशा नहीं रह 
गईं, उसने गले में फाँसी लगाकर आत्म-ह॒त्या करने का निश्चय किया । 
घोर अँधियारी रात ! निमाई उस रात को तारा-पीठ इमशान 
के पास एक जंगल में आ पहुँचा। उसके हाथ में एक रस्सी थी। वहां 


२७२ भारत के महान साधक 


बिलकुल सुनसान था। एक पेड़ की डाल में रस्सी की फाँसी लगा- 
कर वह उससे झूल पड़ेगा, बिना ऐसा किये इस रोग की दुःख-पीड़ा 
से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं । 

गले में फाँसी लगाने ही जा रहा था कि उसी समय एक हृदय 
को कँपा देने वाली आवाज सुनाई पड़ी “तारा-तारा !” निमाई के 
हाथ से उसी क्षण फाँसी की रस्सी गिर पड़ी । उसने देखा सामने 
में क्षेपा बाबा खड़े हैं। गम्भीर कंठ से महापुरुष बोल उठे ' अरे 
साला, आत्मघाती होना महापाष है ! तुरत यहाँ से भाग जाओ ।” 

निमाई मर नहीं सका। कितु उसी दिन उसने निश्चय कर लिया 
कि वह अब घर लौट कर नहीं जायगा। तारामाई के मंदिर के 
आँगन में रह कर दर्शनार्थियों से भिक्षा माँगेगा और इस प्रकार 
गुजर करते हुए उसके दिन बीत जायँगे। 

एक दिन क्षेपा बाबा पास के किसी स्थान में गये हुए थे। उनके 
आसन के सामने की धुनी जल ही रही थी। निमाई ने सोचा--इस 
बीच में धुनी से गांजा की चिलम के लिए आग ले ली जाय। एक 
टुकड़ा जलता अंगार वह ले ही रहा था जबकि भीम-मभैरव मूत्ति क्षेपा 
वहाँ आ पहुँचे और जोर से एक लात उसके पेट पय जमा दी। 
तत्क्षण वह मुच्छित हो गया । 

होश होने पर निमाई ने आइचर्य के साथ देखा कि उसका 
घातक रोग हनिया अब नहीं रह गया है। इसके बाद बहुत दिनों 
तक रहकर वह लौकिक काम-काज करता रहा । 

सेमल के पेड़ के नीचे क्षेपा सोये हुए हैं। एक खाट को कंधों पर 
रखे हुए कई आदमी वहाँ आ पहुँचे। खाट को नीचे करने पर देखा 
गया कि एक यक्ष्मा--रोगी मृतवत्‌ अवस्था में हांफ रहा है । 

क्षेपा बाबा कहने लगे, “क्योंजी, इसे इस अवस्था में इमशान में 
क्यों ले आये ? जीते ही जला दोगे क्‍या ? साले ने पाप बहुत किया 
है, जीते ही घुल-घुलकर मरेगा ।”” 


जामाक्षेपा २७३ 


रोगी का एक आत्मीय जन सामने आकर कहने छगा, “ऐसा 
क्यों वाबा ! इसे त्रो आपके चरणों में रखने के लिए ही यहाँ ले 
आया हूँ। बहुत दवा कराई, कोई फल नहीं निकला। अपनी माँ 
की एक मात्र सन्‍्तान है। दया करके इसे बचा लें, बाबा !” ह॒ 

“दूर हो साले! मैं क्या डाक्टर या वेच् हूँ! मेरे पास क्‍यों 
लाया ?!” 
कितु भक्तमण भला छोड़ने वाले कब थे ? खौझकर क्षेपा बावा 
आसन छोड़कर वहाँ आ यये ! सहसा रोगी के शरीर के ऊपर झुक- 
कर दोनों हाथों से उसका गला दबा रखा। क्रुद्ध स्वर में कहने लगे, 
“बोल साला फिर कभी पाप करेगा ?”' 

इधर रोगी का दम घुटने के कारण उसक्रे प्राण निकल 
लने पर हो रहे थे । सब्र लोग अ,तंकित होकर खाट के समीप दौड़ 
आये। अंत काल में क्‍या क्षेपा बाबा पर खून करने का अभियोग 
लगेगा ? इस वीच रोगी बेहोश होकर पड़ा हुआ है। उसे मिट्टी 
पर रखकर महापुरुष बोल उठे --“जा, साला बच गया है थ 

कुछ क्षणों के बाद ही उसकी वेहोशी दूर हो गई। वह उठ बा 
और सब लोगों से कहने लगा, “मुझे वड़े जोर की भूल लगी है, इसी 
समय यदि कुछ खाने को नहीं मित्रेगा तो मैं वहीं बचूगा। नंद 
दिनों से जो रोगी बिछावन पर करवटें भी नहीं बदल सकता ॥» 
आज उसे इस तरह उठकर बैठते देख सब लोग आइ्चर्थ से अवा 
हो गये। क्षेपा बाबा ने कहा, “साले को पेठ भरकर माँ ह असाद 
खाने के लिए दो। तारामाई की दया से अच्छा हो जायेगा। 

इसके बाद वह आदमी पूर्णतः नीरोग हो गया। छः ड्नि 3 
अपने भक्त-दल से घिरे हुए सेमल वृक्ष के नीचे के हुए. 
सहसा बोल उठे, “जितने दुबृक्त हैं सब साले बुरी बात को लेकर 
आते हैं।” कुछ क्षणों के बाद ही देखा गया, दो_ग्रुवक विलायती 
शराब की बोतलें, एक हँड़िया संदेश और वाद्ययंत्र लेकर वहाँ पहुंच 
३५/१ 


ने-निक- 


क्‌ 


र्ज्ड भारत के महान साधक 


गये । क्षेपा वाबा को: खिला-पिलाकर और संगीत सुनाकर प्रसन्‍्त 
करना चाहते ये | 

क्षेपा एक बास्गी कोध से जल उठे | इमशाःन से एफ जलती लकड़ी 
ले आये और उसंसे तुरंत शराक की बोतलों और हाँड़ी को फोड़ 
डाला। दोनों युवक भयभीत होकर वहाँ से भाग निकले। बाद में 
मालूम हुआं, डर्बी की घुड़दौड़ का प्रथम पुरस्कार फ्राप्त करने की 
आशा में वे क्षेपा को प्रसन्‍न करने लिए आए हुए थे । 

अपने अलौकिक योग-बल से क्षेपा बाबा फ्रायः दूसरों को सचे- 
तन कर देने में सहायता करते थें। एक बार एक जमींदार तारा- 
पीठ में पूजा करने आये । पूजा खूब-धूम घामसे हो रही थी! 
द्वारक नदी में स्तान करके तट पर खड़े रहकर जप कर रहे थे! क्षोपा 
उस समय जल में प्रवेश कर रहे ये। जप में निरत उक्त सज्जन पर 
जब उनकी दृष्टि गई वह अपनी हँसी रोक नहीं सके । ठंग करने के 
लिए बार-बार नदी का जल उनके ऊपर छिड़कने लगे। 

जमींदार सज्जन ऋरेधित होकर चिल्ला उठे, “कौन यह असम्फ 
पागल है! जप कर रहा हूँ, मुझे अपवित्र कर दिया ।” 

दोपा ने उत्तर दिया, 'तारामाई के यहाँ आये हो । उनका नाम 
जप कर रहे हो और मन ही मन म्यूर कंपनी के जूते की बात 
सोच रहे हो ।” 

जमींदार सज्जन चौंक उठे। सचमुच बात ऐसी ही थी। कल- 
कत्ता जाकर उक्त कंपनी का एक जोड़ा जूता खरीदने की बात उनके 
मन में उठी थी। कौंन यह अंतर्यामी पुरुष है जिसकी दिव्य दृष्टि 
से वह अपने मन की एक अत्यंत साधारण बात को भी नहीं छिपा 
सके ! मंदिर लौट कर जब उन्होंने पंडों से यह बात कही तब उन्होंने 
कहा, "यह साधारण पागल नहीं है। तारा-पीठ के शिवकल्प महा- 
पुरुष वामाक्षेपा, हैं।” जमींदार सज्जन व्याकुल भाव से पुन: क्षेपा 


जामाक्षेप्र २७५ 


के दर्शन के लिए दौड़-घूप करने लगे, कितु उस दिल क्षेपा का कहीं 
प्रता नहीं चला । खिन्‍न मन से वह कलकत्ता लोट आये। 


एक दिन क्षोप्रा त्वास मंदिर के आँगन में बेठे हुए थे। सामने 
कत्िपय दर्शनार्थी शिक्षित सज्जन थे । उनके साथ क्षेपा कुछ-कुछ बातें 
कर रहे थे। पास में ही एक पत्तल पर तारामाई का प्रसाद रखा 
हुआ था। क्षेपा बीच-बीच में उस प्रसाद से थोड़ा-थोड़ा लेकर खा रहे 
थे। उनके प्रिय संगी दो-तीन कुत्ते भी उस पत्तल पर खाद्य लेकर 
खा रहे थे। उपस्थित व्यक्तियों में सांइथिया के कतिपय ग्रुवक 
थे जिन्हें कुत्तों के साथ क्षेपरा बाबा को भोजन करते देख कर बड़ी 
घृणा हो रही थी । अत्तर्यामी क्षोपा बाबा की दृष्टि से यह बात छिपी 
नहीं रही । उन युवकों को उन्होंने अपने पास बुलाकर बेठाया। 
अपने हाथ से उनकी प्रीढठों का स्पर्श कर कहने लगे, “बाबू लोग, 
अब क्या देख रहे हो ?” 

युवक दल विस्मय से अवाक्‌ हो गया। क्षेपा बाबा ने मानों 
सहसा एक जादू कर डाला। उन युवकों ने देखा, तारामाई का 
असाद भोजी क्षेपा और उनके सहचर कुत्तों का ही केवल मानव रूप 
रह गया था, और सब जित्तने दर्शनार्थी सज्जन थे वे सव भिन्‍न भिन्न 
आकार में दीख पड़ने लगे-साँप, कुत्ता, बिल्लो इत्यादि नाना 
विचित्र जीवों के रूप में मानों वे क्षण भर में परिवर्तित हो गये थे । 
प्रत्येक को जो अपनी स्वाभाविक वृत्ति थी उसे झ्षक्तिधर महापुरुष ने 
जंतु और सरीसृप (रेंगकर चलते वाले जंतु) के रूप में परिणत कर 
दिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ग्रुवकों की स्व।भाविक 
दृष्टि क्षण भर में ही फिए लौट आई। कितु क्षेप्रा ने उस दिन उन्हें 
जो अलौकिक शिक्षा दी उससे उन्हें चेतन्योदय हुए बिना नहीं 
रहा । 
क्षेपा बाबा वाकूसिद्ध पुरुष थे। एक बार भी यदि उनके मुह 
किसी रोगी के सम्बन्ध में कोई बात निकल जाती तो वह रोगी चाहे 


२७६ भारत के महान साधक 


कैसा भी मरणासन्त क्‍यों न हो उसके सम्बन्ध में चिता करने की 
कोई बात नहीं रह जाती। और फिर इस रोगी के आरोम्य को लेकर 
क्षेपा बाबा को कम परेशानी नहीं उठानी पड़ती । 

एक बार तारा पीठ का नगेंद्र पंडा क्षेपा से हुठ कर बैठा कि उन्हें: 
एक रोगी को नीरोग करना ही होगा। रोगी थे एक स्थानीय जमीं- 
दार-पूर्णदद्र सरकार। क्षेपा को .पालकी पर चढ़ाकर वहां ले जाया 
गया। 

मार्ग में पंडा उन्हें समज्ञा कर कहने लगे “बाबा, आप 
रोगी के पास पहुँच कर केवल इतना कहेंगे--' अरे साला उठ बेठों, 
तुम्हारा रोग दूर हो गया ।' आपको और कुछ नहीं करना होगा। 


क्षेपा बच्चे की तरह कहने लगे “अच्छा नगेन काका ऐसा ही 
कहूँगा। बीच बीच में मुझे सिखाते रहना, जिससे मैं भूल न जाऊँ। 


कितु जब वह रोगी के घर पहुँचे, वहाँ उन्होंने बिलकुल उल्टा 
काम कर डाला। बोले, “नगेन काका, यह साला तो अभी ही फट--- 


अर्थात्‌ इकके बचने की कोई आशा नहीं, अभी-अभी इसका देहांत हो 
जायगा। 


इतना कहने के साथ क्षपा पालकी पर आकर बेठ गये । रोगी ने 
भी अपनी अ तिम सांस छोड़ दी । 


नगेन पंडा बहुत हताश हो गये ! रोगी के आत्मीयजन उनके 
अपने आदमी थे और उन्होंने पंडा से बहुत आग्रह किया था। पंडा 
ने भी बाबा पर भरोसा करके ही उन्हें आइ्वासन दिया था। रास्ते 
में चलते-चलते खिन्‍न मन से वह क्षेपरा बाबा को कहने लगे. “बाबा, 
छीछी। यहाँ अब मेरी मान मर्यादा कुछ भी नहीं रह गई। यदि 
मैं ऐसा जानता तो आपको यहाँ नहीं लाता ।” 


क्षेपा करण स्वर में कहने लगे, “नगेन काका, रोष नहीं करना । 
सचमुच मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो आपकी सिखाई हुई बात को 
हो कहना चाहा था, कितु तारामाई आकर मेरे कानों में मानों कहने 


वामाक्षेया ३७६ 


लगी -क्षेपा यह बात तुम बिलकुल नहीं बोलना । बोल देना-फट । 
मैंने भी ऐसा ही कह दिया।” 

हुसरी ओर इस वाक्‌-सिद्ध महापुरुष का एक-एक अहेतुक 
आशीर्वाद भी भक्तों को कम आइचर्य-चकित नहीं करता था। एक 
वार एक युत्रतों अपने पिता के साथ तारा पीठ और तारा-पीठ के 
भैरव क्षेपा बाबा का दर्शन करने आईं। उनका घर रामपुर हाट में था। 
शुद्ध मन एवं पवित्र भाव से वह कुछ खीर तैयार करके लाई थी। 
प्रणाम करके भक्ति-भाव से उ्नने बावा को खीर भेंट की। क्षेपा ने 
अत्यंत प्रसन्‍न होकर आशोर्वाद देते हुए कहा, /बहुत अच्छा माँ, 
वहुत अच्छा । तुम्हें धन और पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होगा।”? 

उनके वचन को सुनते हो युवती रोने लगी, युगल नेत्रों से अवि- 
रल अश्रु धारा बहने लगी। क्षेपा ने घबड़ा कर भक्तों से पूछा, * अरे 
यह रोतो क्‍यों है ?” 

“वावा ! आपने उसे धन-पुत्र से लक्ष्मीवान होने का आशीर्वाद 
दिया है; कितु वह विधवा है। उसे पुत्र होने की अब आशा कहाँ रह 
गई ?” 

“माँ रोओ मत। मैंने जो कुछ कहा है सब होगा। तारामाई 
ने मुझसे कहा है--तुम्हें पुत्र होगा, एक नहीं अनेक ।” 

क्षेप का वचन सफल हुए बिनां रहा। कई वर्षों के बाद 
एक धनवान वणिक न वेष्णव मतानुसार उस युवती से विवाह कर 
लिया। संतान एवं धन-वैभव सब कुछ से वह सौभाग्यवतो हुई। 

दरभंगा के महाराजा एक बार तारा पीठ आकर बाबा के शरणा- 
पन्‍त हुए। महाराज को कोई पुत्र नहीं था। इसलिए महापुरुष का 
आशीर्वाद लेने आये ये। महाराज के साथ सिपाही, पंडित और 
ठाटबाट देखकर क्षेपा ने कहा, “नगेन काका. ये सब कौन हैं ?” 
“ये दरभंगा के महराज हैं। आपके प्रति इनकी बड़ी भक्ति है। 
इसलिए दर्शनार्थ भाये हैं।” “यह कंसो बात ? मैं श्मशान का 


र७८ भारत के महान साधक 


भिक्षुक, साधारग मनुष्य । मेरे यहाँ राजा-महाराजों का क्या काम ? 
तब तो मुझे यहाँ से हट जाना पड़ेगा ।” 


सब लोगों की सलाह हुई कि महाराजा साधारण वेश में अकेले 
क्षेपा का दर्शन करने आवें। महाराज ने ऐसा ही किया। वाबा के 
आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। बाद में चलकर उन्हें पुत्र- 
लाभ हुआ। 


क्षेपा कहा करते, “बाबू, मैं शास्त्र-पुराण कुछ नहीं जानता-केवल 
तारामाई के भरोसे ही मेरा सारा कारबार चलता है।” सचमुच 
बात ऐसी ही थी। क्षेपा की समस्त सत्ता के साथ उनकी तारामाई, 


आद्या शक्ति मानो ओत प्रोत हो गई। उनका सब कुछ उस समय 
एक अखंड चेतन्य से युक्त हो गया था। 


एक दिन अपने मन की मौज में आकर क्षेपा तारामाई की पूजा 
के लिए आ बेठे । कितु पूजा के लिए उनका उपचार-उपकरण कहाँ ? 
शास्त्र-सम्मत रीति से पूजा होनी चाहिए, यह तो उन्होंने किसी दिन 
माना ही नहीं। एक-एक दिन भावोन्मत अवस्था में वह मंदिर में 
तारामाई के विग्रह के समीप पूजा के लिए जाकर बेठते। उनके अगल 
बगल उत्कंठित भक्त ओर दर्शनार्थी खड़े रहते, और खड़े रहते 
प्रसाद-लोभी अनुचर कुत्ते | क्षेपा की पूजा में आसन-शुद्धि एवं 
शरीर-शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, मंत्र-पाठ एवं उत्सगें भी निर- 
थंक। असल उपचार उनके मुख से बार-बार “तारा” नाम का उच्चा- 
रण और भाव-विह्नल प्रार्थना । काँपते हुए हाथों से वह बेलपत्र और 
फूल लेकर अज्जलि देते और कहते-“यह बेलपत्र लो माँ, यह अन्न 
लो, यह जल लो, यह फूल-चंदन और बलि लो ।” अपनी मर्जी के 
अनुसार मनमाने ढंग से पूजा समाप्त करते। यह देवी की पूजा नहीं 


थी, यह मानों माँ के ऊपर उसकी संतान के सहज अधिकार की एक 
बाल्यलीला थी । 


बाहर की वस्तु-अवस्तु, क्रिया-प्रतिक्रिया की ओर दृष्टि देना इन 


वामा क्षेपा न 


आत्मसमाहित ब्रह्मज्ञ पुरुष के लिए किसी दिन भी संभव नहीं 
हुआ। इसकी आवश्यकता भी नहीं होती। मंदिर में, वृक्ष के नीचे 
और इमशान में सर्वबंधन-मुक्त क्षेपा दिगम्बर के रूप में सब लोगों 
के सामने पड़े रहते । कोई व्यक्ति इस संबन्ध में यदि कुछ कहता तो 
उत्तर देते, 'मेरा पिता नंगा, माँ नंगी, मुझे भी तो वेसा ही अम्यास 
करना चाहिये। इसके सिवा, मैं तो लोगों के बीच नहीं रहता, हूँ 
अपनी माँ के साथ माँ के इमशान में, फिर मुझे किसका भय है।” 

तंत्र-सिद्ध महाशक्तिधर साधक के रूप में वामाक्षेपा का सुयश 
इस समय तक चारों ओर फैल गया था। तारा-पीठ की पुण्य-भूमि 
में असंख्य मुक्ति-कामी शक्ति-सांधक एवं दर्शनार्थी आने लग 
गये थे । इनमें बहुत लोगों को क्षोपा का वाह्मय रूप कठोर प्रतीत होता 
था। उनकी भीम-भैरव मूत्ति और आचार-विचारहीन वाह्य रूप 
स्वभावतः कुछ लोगों के लिए भीतिजनक था। कारण चक्र और गाँजा 
के धूम-मंडल के बीच से वास्तविक ब्रह्मज्ञानी वामा क्षेपा को पहचान 
लेने की शक्ति या सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता था। 

अपने चतुदिक के दुर्भेद्य आवरण द्वारा क्षेपा अवांछित आगंतुकों 
से आत्मरक्षा करने में समर्थ होते थे। अपनी अंतर-सत्ता की गंभी- 
रता में, एकांत आनंद में वह भरपूर रहा करते थे। सम्पूर्ण रूप में, 
आत्म-समपंण करके जो साधक उनके चरणों में पड़े रहते थे, 
केवल उन्हीं को शक्ति -साधन का गूढ़तम पथ-निर्देश मिलने का 
सौभाग्य प्राप्त होता था। समसामयिक बंगाल के विशिष्ट शक्तिः 
साधकों में ऐसे लोग विरक थे जिन्होंने तारा पीठ के पंचमुंडी आसन 
पर बैठकर सिद्धि-मार्ग के लिए पाथेय संचय न किया हो और 
उदार-हृदय क्षेपा का आश्रय ग्रहण कश्के अपने को कृतार्थ न किया 
हो। तंत्र-सिद्ध महापुरुष स्वामी निगमानंद नें इस तारा-पीठ के 
इमशान में आकर क्षेपा की शरण छो थी और उनकी हृपा से ही वह 
इष्ट देवी का साक्षात्‌ लाभ करने में समर्थ हुए थे। ज्ञात एवं भज्ञात 


र्‌८० भारत के महान साधक 


और भी वहुत से तंत्र-साधकों ने क्षेपा के निर्देशन में महाश्शाक्ति की 
आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी । 

कौलमार्ग की दुःसाध्य तपस्या में उत्तीर्ण होकर क्षेपा एक महान्‌ 
ब्रह्मज्ञाना बन गये थे। उन्होंने .जेसी विपुल योग-विभूति एवं 
अध्यात्म-शक्ति प्राप्त की थी उसकी तुलना क्वचित ही देखी जाती 
है। कितु इस अमित अध्यात्म-शक्ति को क्षेपा अति सहज एवं 
स्वाभाविक रूप में चिरकाल धारण किये हुए घूमते रहे । 

१६११ ई० का महीना। चारों ओर अविराम वर्षा हो 
रही है। इन दिनों क्षेपा रह-रह कर सम्राधिस्थ हो जाते हैं। एक 
दिन बहोरात्रि समाधि से जाग्रत होकर उन्होंने अपने भत्तोंक: 
बुलाकर कहा, “देखो भाई, मोक्षदानंद बाबा की जहाँ समा है 
वहीं मेरी देह की भी समाधि देना ।'” भक्तगण उनके आसन्‍्न वियोग 
से कातर हो उठे। 

क्षेपा वावा की शारीरिक अवस्था क्रमश: खराब हो रही है। 
इसके बाद श्रावण की दूसरी तारोख की रात में धब लोग अत्यंत 
उद्विग्न हो उठे। बाबा के भक्त सेवक एवं सहचर इवानदल, सब के 
चेहरे पर विषाद की मलिन छाया। क्षेपा अंतिम वार 'तारा-तारा' 
की ध्वनि हरा सबको चकित करते हुए समाविस्थ हो गये। यह्‌ 
समाधि ही उनकी महासमाधि थी । 

आधी शताब्दी से अधिक तक शक्ति--साधना की शिखा को 
वशिष्ठदेव के आसन पर भ्रज्वलित रखने के बाद वामाक्षेपा की 
मर्त्यलीला उस दिन समाप्त हो गई। 


